ध [ संक्षिप्त इतिहास 
( आदि युग से वर्धभान युग तक ) 
भागम-१ 


लेखक 
डॉ. तेजलिह गोड़, एम.,ए. पो-एच-डो, 


प्रकाशक 
जयध्वज प्रकाशत समिति, 
-  'मद्रास-१ ० ये 


[) जयध्वज प्रकाशन समिति ग्रंथमाला : पुष्पांक-दे 
(0 जैनधर्म का संक्षिप्त इतिहास, भाग - १ 


(]) लेखक: डॉ. तेजसिह गौड़ 


(] अवतरण : सन्‌ १६८० 
वि. सं. २०३७ 
वीर से. २५०६ 


() प्रथम संस्करण ५०० प्रत्तियां 
[] मुल्य: १५) रुपये 
[] सर्वाधिकार : प्रकाशकाघोन 


[) प्रकाशक : 
जयध्वज प्रकाशन समित्ति, 
मद्रास-१ 


[] प्राप्ति स्थान : 


() पृज्य श्री जयमल जैन ज्ञात भेण्डार 
पीपाड़ शहर (राजस्थान) 


() श्री अम्बालाल नाबरिया 
मु. पो. जवाजा 
व्हाया : व्यावर 
जिला-अजमेर (राजस्थान) 


[ै मुद्रक :-- 


सकेत फाइन श्रार्ट प्रिंटिंग प्रेस 
२४, नमक मंडी, उज्ज॑न-४५६००६ 


समर्पण... 


परम शाज्तसूर्ति, 

आगम म्मेन् 

फाव्य न्याय तीर्थ, 

तकमनीपी, 

परम श्रद्घेय,, 

भाचाय॑ प्रवर श्री भी १००८ भी जोतमलजी म. सा. 
एवं 

भआगम व्यास्याता, 
पंडितरत्न, 

काव्यतीर्य, 

साहित्य सूरी, 

परसपुज्य 

उपाध्याय मुनिश्री लालचंदजी म. सा. 
जिनके 

पुनीत 

आशोर्बाद 

और 

मार्गदर्शन 

से 

यह कृति 

एतद आकार ग्रहरा कर सको. 
उन्हीं के 

पावन कर-कमलों में 

सादर समपित... 


“ तेजसिह गौड़ 


उत्थानिका 


डॉ. तेजसिह गौड़ द्वारा लिखित 'जैन घ्मे का संक्षिप्त इतिहास' छीर्पक 
प्रंथ को मैंने अवधानपूवेक आद्योपान्त देखा है। यह एक वृहृत्‌ संकत्प का 
प्रथम भाग है | भारतीय मेघा के अनुरूप डॉ. गौड़ ने ग्रंथ की संज्ञा उपयुकत दी 
है । तीर्थकारों का इतिहास धर्म का ही इतिहास है। उनके व्याज से उस 
ध्मे' का ही इतिहास प्रस्तुत किया जाता है --जो समय समय पर गिरते हुए 
समाज की धारण करने के लिये प्रादुभूत होता है| इसीलिये इनका इतिहास 
उन देश्ष-काल-घदित व्यक्तियों का इतिहास नहीं है जो अतीत या विस्मृति के 
गते में काल की काली चादर से मुंह ढंक कर सदा सद। के लिये सो जाते हैं) 
इसीलिये ये तीर्थंकर व्यक्ति के रूप में नहीं, विश्वसत्ता के शाइवत प्रतिमान के 
रुप में पूजे जाते हैं! व्यक्ति तो एक मौलिक घटना है --जो जन्म लेता है और 
मर जाता है --तीर्थकर जन्म लेता है, पर नष्ट नहीं होता - परम्परा” में चह 
विरत्तर स्पष्ट होता रहता है - रचा जाता है--इसो लिये बह 'भूत' नहीं होता 
“निरन्तर वर्तमान रहता है, 'सिद्ध' नहीं 'साध्य' रहता है) ऋपभनाथ और 
महावीर कोरे देश काल की सीमा में घटित एक व्यक्ति होते -- तो जाने कब 
नाम शेष हो गए होते | धर्म वाम शेष हो जाय तो विश्व को धारण कौन 
करे ? देश-काल की सीमा में घटित इनका व्यक्ति रूप आकार वह॒माध्यम है 
जिससे विश्व को घारण करने बाला 'धर्म' काल की कठोर आवश्यकतावश 
प्रकेद होता है। इंसलिग्रे धर्म का इतिहास तीर्थकारों का इतिहास है । 


एक बांत ओर--इतिहास को भारतीय मेंधा ने तिथिबद्ध विदेशी इतिहास 
पद्धति के रूप में कदाचित कभी नहीं लिया। “राजतरंगिणी” विदेशी इतिहास 
पद्धत्ति के-आलोक में लिखी गई। वैसे कुछ विद्वान वेद में भी इस पद्धत्ति का 
बीज 'नाराशंसी' और गाथाजं में देखते हैं। लेकिन क्या 'महाप्राग्त' इसी 
पद्धत्ति पर लिखा गया इतिहास है ? निश्चय ही वह भूतकाल की घटनाओं 
का विवरण मात्र नहीं है, प्रत्युत विवरण के ब्याज से मानवधर्म शाश्वत व्यंजना 
। 'इतिहात' शब्द की अंतरात्मा भी इस तथ्य की पुष्टि करती है । 'इतिहांस' 
उल्द का व्युलत्ति सभ्य अथे है -- इति |- ह-[- भास-- ऐसा रहा है” त्‌ कि 


[६] 


ऐसा हुआ था ।' आस (असू-लिट) पूर्ण वर्तमान का द्योतत करता है । कहते 
हैं कि भाषा चिन्तन का मूतंरूप है--भारतीय चितन में असू यानि सत्ता कभी 
भूत या भविष्य नहीं होती --वह निरन्तर वर्तमान रहती है--इसीलिये 'अस! 
घातु का भूत या भविष्य में कोई रूप नहीं होता--'भू” को आदेश रूप में रख- 
कर रूप रचना की प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है -- यह दूसरी वात है। अभि- 
प्राय यह कि “इतिहास हमारे यहां घटना और व्यक्ति की अपेक्षा उनकी 
तह में विद्यमान शाइवत मानव धर्म का होता है --तीथंकर इसी का प्रतिनि- 
घित्व करते हैं । 


भारतीय परम्परा में 'धर्म' को व्यक्ति से जोड़ना उसकी सदातनता, सववे- 
कालिकता और सा्वभौमता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अहिंसा धर्म का 
स्त्रोत है --वह्‌ अतेक रूपों में प्रवाहित होता आया है और रहेगा। मुनि - 
नथमलजी ठीक कहते हैं कि वह अनादि है, ध्र,व है, नित्य है । यह बात दूसरी 
है कि सबको धारण करने वाले घर्मं का आलोक जब क्षीण होने लगता है, तब 
कोई विशिष्ट महापुरुष उसको फिर प्रज्वलित करता है और इस प्रकार वह 
“व्यक्ति! रूप से न रहकर सदातन वर्तमान 'परम्परा' का अंग बनकर उसी से 
एकाकार हो जाता है | इतिहास इसी 'परम्परा' का पुनराख्यान है। परम्परा” 
विचार से मनुष्य को नहीं बाँधती, विचार को मनुष्य से बांधती है-- इसी लिये 
वह “परम्परा” है --परातु परम्‌ है--पर से भी पर है--श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर 
है --अविच्छिन्न और निरन्तर वर्तमान है --गतिशील है --जड़ और रूढ़ि 
नहीं । मिलिद ने कहा कि बुद्ध ने प्राचीन मार्ग को ही खोला है --जो बीच में 
लुप्त हो गया था । गीताकार क्ृष्ण ने अपने धर्मोपदेश के विषय में कहा है-- 
“एवम्‌ परम्परा प्राप्तं योगं राजपषेयी: विदु:ः मर्थात्‌ जिस धर्म का वे आख्यान 
कर रहे हैं --उसके भआाद्य उद्गाता वे नहीं हैं --अपितु वह “परम्परा” से चला 
श्रा रहा है। जैन परम्परा भी मानती है कि तीर्थंकर किसी एक देश या काल 
में नहीं होते | वे समय समय पर आते हैं और आवृत्त होते हुए “सत्य! का. 
युगोपयोगी आख्यान कर जनमानस को उस ओर प्रेरित करते हैं। 'परम्परा' 
में एक ही 'सत्य' --जो अनन्त सम्भावनाओं से संवलित है--शब्दभेद से व्यक्त 
होता रहता है - पर म्मज्ञ के लिये उसमें अर्थ-भेद नहीं होता । 


[७] 


निष्कर्ष यह कि प्रस्तुत कृति धर्म के इतिहास के माध्यम से तीर्थंकर का 
इतिहास भारतीय सांस्कृतिक परम्परा में अत्यन्त सटीक रूप में प्रस्तुत करती 
है । ऐसे उत्तम संकल्प से प्रेरित ग्रंथकार भ्रौर उसकी कृति --दोनों ही एला- 
चास्पद है। साधुवाद । 


मातृ तवमी डॉ. राममूर्ति त्रिपाठी 


२०१०-८० कोठी रोड़, उज्जैन 


आत्म-कथ्प 


सुख भौर दु:ख दो श्रवस्थाएँ हैं। सुख की अवस्था में मानव प्रसन्‍्तता का 
प्रनुभव करते हुए विकास की शोर अग्रसर होता है । दुःखावस्था में वह-हताश 
होता जाता है और अपने आपको अवनति की जोर जाता हुआ अनुभव करता 
है | सुख-दु ख का यह चक़ अनवरत रूप से चलता रहता है | इसे हम कांल- 
चक्र की संज्ञा भी दे सकते हैं । काल-चक्र को मुख्यतः दो भागों में विभाजित 
किया गया है -- () उत्सपिणीकाल एवं (7) अवसरपिणी काल | इत दोनों 
काल-चक्रों को पुत: छः छः भागों में विभकक्‍त किया गया है जो 'आरा' कह* 
लाता है। उत्सपिणीकाल में दु:ख से सुख की ओर गति बढ़ती रहती है तथा 
अवसर्पिणीकाल में यह गति उलठी होकर सुख से दुःख की ओर अपने कदम 
बढ़ाती है। 


काल-चक्र के इन दोनों कालों में से प्रत्येक के तीसरे और चौथे आरे में 
२४-२४ तीर्थंकर होते हैं। इस समय अवसपिणी काल का पाँचवां आरा चल 
रहा है। इसके पूर्वा के तीसरे और चौथे आरे में चौबीस तीथीकरों की परंपरा 
उपलब्ध होती है । तीर्थंकरों की इस परम्परा के आदि तीर्थंकर भगवात्‌ श्री 
ऋषभदेव थे जिन्हें भगवान्‌ आदिताथ के रूप में भी जाना जाता है। इसी 
प्रम्परा में प्रंतिम चौबीसवें तीर्थंकर विश्ववंद्य भगवान्‌ श्री महावीर हुए । 


अब थोड़ा सा विचार 'तीर्थकर' दाव्द पर भी कर लेना उचित होगा। 
तीथंकर शब्द जन शास्त्रीय और पारिभाषिक भी है। तीर्थंकर का गौरव 
अतिविशाल और उसकी महिमा शब्दातीत है। इस शब्द की रचना तीथे कर 
दो पदों के योग से हुई है । यहां 'तीर्थ' शब्द का श्र्थं विशिष्ठ एवं तकनीकी 
रूप में प्राह्म है । 'तीथे” शब्द का अर्थ संघ के रूप में लिया जाता हैं --संघ 
जिसे 'धर्म-संघ' कहा जाता है। 'धर्म-संघ' के चार विभाग होते हैं । यथा-साधु, 
साध्वी, क्रावक और श्राविका । जो इन चारों विभागों का संगठव कर इनका 
संचालन करता है, वह चतुविध संघ की स्थापना करने वाला संस्थापक ही 
तीथेकर है । 


[६] 


प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम अध्याय में जैनमान्यतानुस्तार कालचफ़ का पंक्षिप्त 
वर्णत क्रिया गया है। उसके बाद भगवान्‌ श्री ऋषभदेव से लेकर 'धगवान्‌ श्री 
महावीर स्वामी तक हुए २४ तीर्थकरों का विवरण लिपिवद्ध किया गया है। 
इस पुस्तक के लेखन के समय मेरे सामने कुछ विर्दु थे जैसे पुस्तक की भाषा 
सरल हो जिसे सामान्य जन भी सरलता से ग्रहण फर सके, पुस्तक संक्षिप्त 
ओर शोधपरक हो, तीर्थकरों से सम्बन्धित विशिष्ट घटनाएं छूटने भी न पाये 
और उनका इस पुस्तक में समुचित रुप से उपयोग हो । इस़ प्रकार के प्रति- 
वंधित घेरे में वेठकर पुस्तक की रचना करना प्रारम्भ में मुझे तो बहुत ही 
वाठित लगा। किन्तु जब लेखन काय॑ प्रारस्ण किया तो सामने आने वाली कठि- 
नाइयां हटती गई भर लेखन की गति बढ़ती गई एवं अब परिणामस्वरूप 
फुस्तक आपके सामने है । पुस्तक कीसी है ? इसका निर्णय विद्वान पाठकों के 
हाथों में है। 
पुस्तक के लेखन में आगम मम्मज्ञ, काव्य, न्यायत्तर्थ, तकमनीषी, परम- 
श्रद्धेय आचाय॑ प्रवर श्री श्री १००५ श्रो जीतमल जी म० सा० का आशीर्वाद 
एवं परम पूज्य आगमव्यास्पाता, काच्यतीये, सा हित्पसूरी, पंडितरत्न, उपाध्याय 
मुनिश्री लालचंद जी म० सा० का मार्यदर्शन पृ० श्री शुभचन्द्र मुनिजी म० सा०, 
ह० श्री पाइवेचनद्र जी भ० सा० का प्रोत्साहन, पृ० श्री नृतनचद्ध मुनि जी 
म० सा० का पांडुलिपि में संशोधन-परिवर््धध करने का अ्रमूल्य सहयोग, पृ० 


भी गुणवंत मुनिजी म० सा० तथा पू० श्री भद्रेशकुमार मुनिजी म० सा० की 
और से प्रेरणा मिली है, जिसके लिये मं हादिक क्ृतज्ञता ज्ञापित करता हुं । 


हिन्दी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान, प्रख्यात समीक्षक, प्रखर चितक, राष्ट्रीय 
माध्यापक श्रीयुत डॉ. राममूत्ति जी त्रिपाठी, एम. ए., पी-एच. डी., डी. लिट,, 
आचाये एवं अध्यक्ष, हिन्दी अध्ययत शाला, विक्वम विश्वविद्यालय, उज्जन 
का भी इतश्ञ हूं कि उन्होंने अत्य आवश्यक कार्यों में व्यस्त होते हुए भी पुस्तक 
की भूमिका (उत्थानिका) लिखने की कृपा की । 


यदि जयघ्वज प्रकाशन समिति, मद्रास का सहयोग नहों मिला होता तो 
इस्तक का प्रकाशन सम्भव नहीं था, समिति के प्रति मैं हृदय से आभारी हूं । 


श्री रामरत्त जैन गअ्ंथालय, उज्जैन के व्यवस्थापक मे 


होदय से संदके ग्रंथों 
के रूप में पर्याप्त सहयोग 


गे मिला है। इसलिए उनके प्रति आभार प्रकट करना 


[१०] 


मैं अपना कत्तं व्य समभता हूं | इसके अतिरिकत इस पुस्तक के लेखन में श्रनेक 
विद्वान लेखकों के ग्रंथों का उपयोग हुआ है, उन सभी ज्ञात एवं बज्ञात विद्वान 
लेखकों का भी मैं आभारी हूँ । 


आवरण पृष्ठ के कलाकार श्री प्रकाश आटटिस्ट, केसरगंज, अजमेर ने जिस 
लगन, निष्ठा एवं स्वेह से डिफ्ाइन बनाई है उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र 


हैं । 


श्री साकेत फाइन आटे प्रिंटिंग प्रेस उज्जैन के श्री माहेश्वरी बंधु एवं अन्य 
कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कठित परिश्रम करके विषम 
परिस्थितियों में पुस्तक का मुद्रण यथासमय करने में अपना पूरा-पुरा सहयोग 
प्रदान किया । 


अंत में यही निवेदन है कि जिस प्रकार मुझे इस पुस्तक में आशीर्वाद, 
मार्गदर्शन, सहयोग, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिला, यदि इसी प्रकार भविष्य में 
भी मिलता रहा तो मैं साहित्य सेवा करने में पीछे नहीं रहूंगा । 


., पुस्तक में रही कमियों की ओर घ्यान आकपित कराने वाले विद्वानों का 
स्वागत किया जावेगा । 


पुस्तक की समस्त अच्छाइयों का श्रेय परमपूज्य श्री आचार्यंत्रवरश्री, 
उपाध्यायमुनिश्री अन्य भुनिगण तथा प्रकाशन समिति को है और पुस्तक में 
रही प्रूफ सम्बन्धी घरुटियों एव' अन्य कमियों के लिये मैं स्वयं उत्तरदायी हूं । 


मंगलकामनाओं एव' सहयोग की अपेक्षा के साथ- 


विनम्र निवेदक 
छोटा बाजार, उन्हेल >-तेजप्िह गौड़ 
जिला उज्जन (मण०प्र०) 
३० अक्टूबर १६८० 


प्रकाशकीय 


साहित्य का लेखन-कार्य दुप्कर है, उसमें भी इतिहास का लेखन-कार्य तो 
सर्वाधिक कठिन है । इतिहास का विपय ने केवल कहानी-किस्सों की तरह 
रोचक ही है अपितु श्रतीत के शाश्वतिक तथ्यों का उद्घाटक होने के कारश 
भहृत्त्वपूणे भी है | इसमें त केवल सब्‌-संबर्तों एवं तात्कालिक दासनाधीशों के 
उत्थान-पतन का संकलन-मात्र होता है अपितु तात्तालिक राजनेतिक-सामा- 
जिक स्थितियों एवं सांस्कृतिक परिवेश का विस्तृत दिग्दर्शन भी होता है । 
जैनधर्म के इतिहास की धारा का उद्गम शास्त्रीय हृष्टि से अनादि है और 
अनंत चौवीसियाँ उसमें समाहित हैं । 


फिर भी आज जब हम जैत इतिहास के लेखन की बात करते हैं तो हमारा 
तालये वर्तमान चौबीसी (२४ दीर्थंकरों) के जीवन-वृत्तात को एवं शासनपरतति 
वर्धमान (श्री महावीर भगवान्‌) के उत्तरकालीन इतिहास के आकलन से रहता 
है। भव तक जैतधर्म के इतिहास से संबंधित अनेक ग्रंथों व पुस्तकीं का प्रका- 
शन हो चुका है, पर देखने में यह आया है कि भरा तो उतका कलेवर इतना 
बड़ा है कि उससे जनसाधारण लाभान्वित वहीं हो सका या फिर इतना छोटा 
कि वह बच्चों की कहानियां मात्र वत कर रह गया । 


इन्हीं बातों को इृष्टिकोश में रख कर “जयध्वज प्रकाशन समिति” ने यह्‌ 
विशय लिया कि जैन धर्म के इतिहास से संबंधित एक ऐस्ली पृस्तक का खंडशः 
प्रकाशव किया जाये जिससे सर्वेसाधा रण लाभ उठा सके । उसी योजना के 
क्रियान्वयन में समिति के प्रकाशन का यह नवम ग्रंथ-रत्त 'जैनधर्म का संक्षिप्त 


इतिहास भाग-- १ (आ्रादि युग से वर्धमान युग तकजिज्ञासु) पाठ को के कर- 
कमलों में है । 


प्रंथ-प्रंथन व प्रकाशन का समस्त कार्य स्वल्प समय में संपत्त किया है 
“डॉ. तेजसिह गौड़ (उन्हेल) ने, जो कि इतिहास विषय के अच्छे ज्ञाता हैं। 


जेँत ज्योतिष एवं जैन आयुर्वेद के परंपरात्मक इतिहास का आकलन आपने 
बड़ी ही संक्षिप्त एवं सारपूर्णी रोति से किया है। इसके अतिरिक्त आपने 


[१२] 


अपना शोध-प्रदंध भी जैन इतिहास के विषय पर ही लिखा है । समिति पृर्ण- 
रूपेण विश्वस्त है कि डॉ. गौड़ प्रस्तुत इतिहास की अधूरी कड़ियों को संभनिकट 
भविष्य में ही पूरा करने में सक्षम होंगे । 


ग्रथ की उपयोगिता का निशुय सुयोग्य पाठक ही करेंगे और उन्हीं के 
निशोय से समिति इस ग्रंथ के प्रकाशन की सफलता का मूल्यांकन कर सकेगी। 


निवेदक 
१५१, द्विप्लिकेन हाई रोड सुगालचंद सिंधी 
मद्रास-६००००४५: मंत्री : 


दिनांक: २६' अक्टूंबर १६८० जयध्वज प्रकाशत समिति, 


जैस धर्म का संक्षिप्त इतिहास भाग-१ 


विषयातुक्षमाशिका 


() समर्पण 

(॥) उत्यानिका 
(#)भत्मकंथ्य 
(५) प्रकाशकीय 


१. काल-चक 


प्रबर्साषणी काल १, उत्तपिणी काल २, शुषमा-मुषमा का ३, छुपी: 


काल ६, सुपमा-दुःपमाकाल ७, दुःपमा-सुपम्राकाल ह।, दुःप्मा काले १०, 
दुःपमा-सुषमाकाल १४, हुण्डावसपिणी १७. 


२. भगवात्‌ श्री ऋषभदेव रैंप 


जन्म से पूर्वकालीन परिस्थिति १६, शातन-व्यवस्था- २०, दण्डनीति २०, 
हाकार नीति २१, माकार नीति २१, धिवकार तोति २१, कुलकरनाभि- 
राय २२, जन्म २४, नामकरण २४, वेश और गोत्र २६, अकाल मृत्यु २६, 
विवाह संस्कार २७, संतान २७, भरत कर बाहुबक्ली का विवाह २७ 
राज्याभिषेक २५०, शासत-व्यवस्था २४, दण्डनीति ३०, परिभाष ३०: 
मण्ब्लयंध ३०, घारक ३०, घेविच्छेद २०, खाध्-समस्था ३१, पोके- 
व्यवस्था ३२, कलाविज्ञान ३३, वर्ण-व्यवस्था ३४, साधना के पथ पर २४, 
दाव ३६, महाशिनिः्क्रमण ३६, साधुत्र्या ३६, प्रथम पारणा ३७, केवल- 
ज्ञान को प्राप्ति ३६, माता मरुदेवी की मुक्ति ४०, देशना 'एवं तीर्थ 
स्थापना ४०, भरीचि : प्रथम परित्राजक ४२, बद्टठानवे पुत्नों की दीक्षा ४२, 
भरत और बाहुबली ४४, बाहुबली को कैवलज्ञाव की प्राप्ति ४५, भरते 


को केकलज्ञान की प्राप्ति एवं निवोण ४६, धर्म-परिषार ४६, परि- 
निर्वास ४७, विशेष ४७ 


११. भगवान्‌ श्री शीतल कट 


पूरवेभव ८०, जन्म एवं माता-पिता ८०, नामकरण ८१, शृहस्थांवस्था ५१, 
दीक्षा एवं पारणा ८१, केवलज्ञान ८२, धर्म-परिवार ८२, परिनिर्षाण ८२, 
विशेष ८३, 


अपन है. 
१२. भगवान श्री श्रेयांस 5; 


पूवंभव ८७, जन्म एवं माता-पिता ८९, नामकरण प४, ग्रहस्थावस्था ८५, 


दीक्षा एवं पारणा ८५५, केवलज्ञान ८५, धर्मंप्रभाव ८६, धर्मं-परिवार ८७, 
परिनिर्वाण ८७. 


१३. भगवान्‌ श्री वासुपुज्य द् 
पूर्वभव ८८, जन्म एवं माता-पिता ८८, नामकरण ८८, ग्ृहस्थावस्था पड, 


दीक्षा एव पारणा ८५६, केवलज्ञान पदे, घमंप्रभाव ६०, धर्मेपरिवार 8०, 
परिनिर्वाण ६०, 


१४. भगवान्‌ श्री विमल ९२ 


पूवेभव &२, जन्म एवं माता-पिता ६२, नामकरण &३, गृहस्थावस्था 6३, 
दीक्षा एवं पारणा ६३, केवलज्ञान ४४, धमं-परिवार ६४, परितिर्वाण ६४, 


१५. भगवान्‌ श्षी अनंत ९द 
पूर्वेभव ६, जन्म एवं माता-पिता ६६, नामकरण ६७, गृहस्थावस्था 5७, 


दीक्षा एवं पारणा 6७, केवलज्ञान ६७, धर्म-परिवार &८, परिनिर्वाण है८ 


१६. भगवान्‌ श्री धर्म ९९ 


पूर्वेभव ४, जन्म एवं माता-पिता &8, नामकरण १० ०, ग्रहस्थावस्था१००, 


दीक्षा एवं पारणा १००, केवलज्ञान १०१, धम्मे-परिवार १०१, परि- 
निर्चाण १०२ 


१७. भगवान श्री शांति १०३ 
रिभिव १०३, जन्म एवं माता-पिता १०६, नामकरण १०६ गृहस्थावस्थ[ 
एवं चक्रवर्ती पद १०७, दीक्षा एवं पारणा १०८, केवलज्ञान १०४८, धम- 
परिवार १०५, परितिर्वाण १०८६ 


१८. भगवान्‌ श्री कुन्थु ११० 
पूर्वभव ११०, जन्म एवं माता-पिता ११०, नामकरण ११०, गृहस्थावस्था 
एवं चक्रवर्ती पद १११, दीक्षा एवं पारणा १११, केवलज्ञान ११२, धर्म- 
परिवार ११२, परिनिर्वाण ११३, 


१९. भगवान्‌ श्री अर ११४ 
पर्वेमव ११४, जन्म एवं माता-पिता ११४, नामकरण ११४५, ग्रहस्थावस्था 
एवं चक्रवर्ती पद ११५, दीक्षा एवं पारणा ११५, केवलज्ञांन ११६, धर्म- 
परिवार ११६, परिनिर्वाण ११७, 


२०. भगवती श्रीमल्‍्ली ११८ 
पूवेभव ११८, जन्म एवं माता-पिता ११६, नामकरण १२०, अलौकिक 
सौंदर्य की ख्याति १२०, विवाह प्रसंग और प्रतिबोध १२१, दीक्षा एवं 
पारणा १२३, केवलज्ञान १२४, धर्म-परिवार १२५, परिनिर्वाण १२५. 


२१. भगवान्‌ श्रीसुनिसुन्रत श्श्द 
पूर्व भव १२६, जन्म एवं माता-पिता १२६, नामकरण १२७, गृहस्था- 
वस्था १२७, दीक्षा एव' पारणा १२७, केवलज्ञान १२८, धर्म परिवार १२८ 
परिनिर्वाण १२६, विशेष१२४६. 


२२. भगवान्‌ श्रीनसि १३० 
पूर्वंभव १३०, जन्म एवं माता-पिता १३०, नामकरण १३१, गृहथा- 
वस्था १३१, दीक्षा एवं पारणा १३१, केवलज्ञान १३२, धर्मपरिवार १३२ 
परिनिर्वाण १३२, ः 


२३. भगवान अऔरीअरिष्टनेसि ३३ 
पूर्वंभव १३३, जन्म एवं माता-पित्ता १३४, नामकरण १३५, वंश, गोत्त 
एवं कुल १३५, अनुपम सौन्दर्य एवं पराक्रम १३६, विवाह प्रसंग १३७, 
बारात का लौटना १३६ , दीक्षा एवं पारणा १४०, केवलज्ञान १४१, 
राजीमत्ती की दीक्षा १४२, रथनेमि को प्रतिबोध १४२, भविष्यकथन १४४ 
धर्म -परिवार १४५, परिनिर्वाण, १४६, विज्लेष १४६. 


२४. भगवान्‌ भ्री पाश्व नाथ १४७ 
पूर्ठभव १४८, जन्म एवं माता-पिता १५०, नामकरण १५१, बाल- 
लीलाएँ १५१, श्रौयंप्रदर्शन एवं विवाह १५३, दीक्षा एवं पारणा १५५, 
अभिग्रह १५८, विहार (एवं उपसग १५८, केवलज्ञान १६०, धर्म-परि- 
वार १६१, परिनिर्वाण १६२, 


२५. विश्वज्योति भगवान्‌ महावीरस्वामी रद्द 
परवेभव १६९६, जन्म एवं माता-पिता १६८, गर्भकाल में अभिग्रह १६४६, 
नामकरण १७१, माता-पिता की ख्याति १७१, वाल्यकाल १७३, आमल 

:» की क्रीड़ा १७३, तिन्‍्दूषक १७४, विद्याम्यास १७४, गृहस्थावस्था १७६, 

हे माता-पिता का स्वर्गवास १७७, गृहस्थयोंगी : दीक्षा की तैयारी १७८, 
अभिनिष्क्मण १७६ | दीक्षा महोत्सव १८ १अभिग्रहु१८२, प्रथम पारणा १५३, 
साधना और उपसर्ग १५३, क्षमामृ्ति महावीर-गोपालक प्रसंग १८४, 
तापस के आश्रम में १८६, यक्ष का उपद्रव १८८, चण्डकौशिक को प्रति- 
वोध १६९०, नौकारोहण १६२, गौशालक प्रसंग १६३, कटपुतवा का 
उपद्व १४४, संगम देव के उपसर्ग १६५, चमरेन्द्र हरा शरण ग्रहण १४४, 
वाले द्वारा कानों में कील २००, धोर अभिग्रह २०१, संयोग २०३, 
तपश्चरण २०४, भगवान्‌ के दस स्वप्त २०५, दस स्वप्मों का फल २०६ ) 
केवलज्ञान की प्राप्लि २०६, प्रथम देशना २०७, पावा में समवसरण २०७, 
धर्मसंघ २०, धर्मप्रचार २९०, ऋषभदत्त ओर देवानंदा को प्रतिवोध २११ ४ 
मृंगावती की प्रश्नज्या २९४, केवलीचर्या का तेरह॒वां वर्ष २१४, भगवान्‌ की 
रोग मुक्ति २१५, दशार्णभद्र को प्रतिबोध २१५, श्क्क द्वारा भायू वृद्धि 
की श्रार्थना २१६, धर्म-परिवार २१६, अंतिम देशना और महा परि- 
निर्वाण २९७, गौतम को केवलज्ञान २१८, दीपोत्सव २१८, निर्वाण- 
कल्पाणक २१८, भगवाद्‌ महावीर की आयु २२०, भगवात्‌ महावीर के 
चातुर्मास २२०, विशेष २२२, गर्भहरण २२२, चमर का उत्पात २२२, 
अभाविता-परिषद्‌ २२३, चत्र-सूमे का उतरनता २२३, उपसगे २ २४, 
गणघर परिचय २२४, इन्द्रभूति गौतम २२४, अग्निभूति २२५, वायु- 
भूति २२५, श्रार्यव्यक्त २२४, सुधर्मा २२६, मंडित २२६, मौर्मपुत्र २९६५ 
श्रकंपित २२७, मचलअञ्ञाता २२७, मेतायं २२७, प्रभास २२७, विशेष २२८, 
सती-परिचय २२८, महासती प्रभावती २२८, महासती पद्मावती २२४, 
महासती मृगावती २३०, महासती चन्दवबाला २३२, महासतोी शिवा २३३, 
नहासती सुलसा २३३, महासती चेलणा २३४, तत्कालीन राजपुरुष २३६, 


“महाराज चेटक २३६, सेनापति सिहभद्र २३७, चण्डप्रद्योत २३७, महा- 
राजा उदायन २३८, महाराज श्रेरिक २६३८, मंत्रीधवर अभ्यकुमार २४०, 
कूरियक अजातशत्रु २४१, उदयिन २४३, अन्य तत्कालीन नरेश २४३, 
महाराज जीवंधर २४४, दस श्रावक २रेडेंड, गाथापति आनंद २४४, 
श्रावक कामदेव २४६, श्लावक चुलनीपिता २४७, श्रावक सुरादेव २४७, 
श्रावक चुल्लशतक २४८, श्रावक्र कुण्डकौलिक २४६, श्रावक शकडाल- 

' पुत्र २४६, श्लावक महाशतक २५०, श्लावक नंदिनीपिता २५१, श्रावक 
सालिहीपिता २५२. | 


()) संदर्भ ग्रंथादि की सूची २५३ 
(४) ज्यध्वज प्रकाशन समिति के में की नाम्ावली २५७ 


“काल चक्र 


जैन तत्व दर्शन के छह द्वव्यों में से एक द्रव्य काल हैं। काल की प्रमुख 
विशेषता अच्य द्रब्यों की पर्यायों को परिवर्तित करना है । वैसे द्रव्य स्वयं ही 
अपनी अवस्थाओं में परिवर्तत करते हैं फिर भी उनके इस परिवतेन का कुछ 
बाहरी कारण होता है । यह बाहरी कारण ही काल है ।१ 

जैन धर्म में काल को दो भागों में विभकत किया गया है - (१) व्यवहार 
काल और (२) निश्चय काल । 


प्रचलन में व्यवहा रकाल की सबसे बड़ी इकाई कल्प है | सैद्धांतिक दृष्टि 
से तो पुद्गलपरावर्त है जिसके भी सूक्ष्म और वादर दो भेद हैं । कल्प जो बीस 
कोड़ा कौड़ी सागरोपम का बताया गया है, वैसे तो उस बादर पुदगल परावर्त 
में अनंत होते हैं और सूक्ष्म में अनन्त-अनन्त भो होते हैँ। व्यवहारकाल की 
सबसे छोटी इकाई समय है : ऐसे असंख्य समय की एक 'आवलिका' होती है । 
संख्याता आवलिकाओं का “मुहूर्त! होता है। तीस मुहूर्तों का एक दिन होता 
है, पन्द्रह दिनों का एक पक्ष होता है, दो पक्षों का एक 'मास' होता है, 
बारह मासों का एक “वर्ष' होता है। ऐसे ही असंख्य वर्षों का एक पल्योपम 


होता है 


जे 


कल्प को दो समान भागों में विभक्त किया गया है । एक अचसरपिणी तथा 
उत्सपिणी । इन दो भागों में प्रत्येक भाग दस कोड़ा कोड़ी सागरोपम काल का 
होता है । कल्प के इन दोनों श्रर्धाशों को पुनः छहू उपविभागों में निम्नानुसार 
विभकत किया गया है3 -- 

अवर्सपिणी काल 


१- सुपमान्सुषम्ता. >> 


आर कोड़ा कोड़ी सागरोपम 
. २- सुषमा 


तीन कोड़ा कोड़ी सागमरोपम 


यः 


4. सर्वाये, .  शार१ 


२. तिलोघब. ४॥३१५-१६ 
है. तिलोग. इाइपर-१८ : 
का सर्वार्थ. ३।२७- 


. महाराज चेटक २३६, सेनापति सिहभद्र २३७, चण्डप्रयोत २३७, महा- 
राजा उदायन २३८, महाराज श्रेणिक २३८, मंत्रीशवर अभयकुमार २४०, 
कुरण्णिक अजातशत्रु २४१, उदयिन २४३, अन्य तत्कालीन नरेश २४३, 
महाराज जीवंधघधर २४४, दस श्रावक २४४, गाथापति आनंद २४४, 
श्रावक कामदेव २४६, श्रावक चूलनीपिता २४७, श्रावक सुरादेव २४७, 
श्रावक चुललशतक २४८, श्रावक कुण्डकौलिक २४६, श्रावक दशकडाल- 

पुत्र २४४, श्रावक महाशतक २५०, श्लावक नंदिनीपिता २५१, श्रावक 
सालिहीपिता २५२. 


($) संदर्भ ग्रंथादि की सूची र५३ 
(#) ज्यध्वज शनसमिति के की वली र्प७ 


१. काल चक्र 


जैन तत्व दर्शन के छह द्रव्यों में से एक द्रव्य काल दे। काल वध प्रमुख 
विशेषता अन्य द्रव्यों की पर्यायों को परिवर्तित करना है। उसे द्रव्य स्वयं ही 
अपनी अवस्थाओं में परिवर्तेत करते हैं फिर भी उनके इस परिवर्तन का कुछ 
वाहरी कारण होता है । यह बाहरी कारण ही काल है ।१ 

जैन धर्म में काल को दो भागों में विभक्त किया गया है 


- (१) ब्यवहार 
काल और (२) तिश्वय काल । 


प्रचलन में व्यवह्ा रकाल की सबसे बड़ी इकाई कल्प हैं। सैद्धांतिक रप्टि 
से तो पुद्गलपरावते है जिसके भी सूक्ष्म और बादर दो भेद हैं । कल्प जो बीस 
कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बताया गया है, बसे तो उस बादर पुद्गल परावर्त 
में अनंत होते हैं और सूक्ष्म में अनन्त-अनन्त भी होते हूँ । व्यवह्ारकाल की 
सबसे छोटी इकाई समय है : ऐसे असंख्य समय की एक 'आवलिका' होती है । 
संख्याता आवलिकाओं का 'मुहूर्त' होता है। तीस मुहूर्तों का एक दिन होता 
है, पर्रह दिनों का एक पक्ष होता है, दो पक्षों का एक 'मास' होता है 


बारह मासों का एक 'वर्ष' होता है । ऐसे ही असंख्य वर्षो का एक पल्योपम 
होता है । न ह 


कल्प को दो समान भागों में विभक्त किया गया है। एक अबसाविणी तथा 
उर्त्सापिणी । इन दो भागों भें प्रत्येक भाग दस कोड़ा कोड़ी सागरोपम काल को 
होता है। कत्प के इन दोनों अर्धाशों को पुनः छह उपविभागों में निम्नानुसार 
विभकत किया गया है3 --- 
अवसरपिणी काल 


१- सुपालुषभा. -- 


चार कोड़ा कोड़ी सामरोपभ 
२सुपपा... -+ 


तीन कोड़ा कोड़ी सागरोपम 
- सर्वा्थ, शारपू 
४।३१५०१६ 


४॥३१६-१<६ 
सर्वार्य- शत श्छः 


२५ जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


३- सुषमा-दुघमा. “८ 
४- दुषपमा-्सुपणा. - 


जि 


दो कोड़ा कोड़ी साग रीपम | जी 
एक कोड़ा कोड़ी सामरोपम में 
४२००० वर्ष कम 


५- दुःपमा --. २१००० वर्ष 
६- दुःषमा-दुःपमा . -- २१००० वर्ष 
उत्सपिणी काल का क्रम अवसपिणी काल से ठीक विपरीत क्रम में रहता 
है। यथा 
उत्सपिणीकाल 
१- दुःषमा-दुःपमा नह २१००० वर्ष 
२- दुःघमा न- २१००० वर्ष 
३- दुःषमा-सुपमा न एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम में 
४२००० वर्ष कम 
४- सुषमा-दुःपमा न दो कोड़ा कोड़ी सागरोपम 
५- सुषमा न तीन कोड़ा कोड़ी सागरोपम 
६- सुषमा-सुषमा -" चार कोड़ा कोड़ी सागरोपम 


इस प्रकार इन दोनों अवसर्पिणी और उत्सरपिणी कालों का एक पूर्ण काल 


चक्र होता है जो क्रम से सदेव चलता ही रहता है । एक का अवसान दूसरे का 
प्रव्तेन करता है । इन दोनों अर्धाशों के उपविभाजन को देखने से यह बात भी 
स्पष्ट हो जाती है कि एक में मानव जीवन , क्षीण होता जाता है तो दूसरे में 
प्रगति की ओर बढ़ते हुए विकसित होता जाता है । 
उपर्यकक्‍त दो भागों के छः उपविभागों को भी दो भागों में विभकत किया' 
गया है। यथा | 
(१) अवसर्पिणी काल के प्रथम त्तीन उपविभाग और उत्सपिणी काल के 
अंतिम तीन उपविभाग जिन्हें भोग-भूमि की संज्ञा दी गई। 
(२) अवसपिणी काल के अंतिम तीन उपविभाग और उत्सपिणी काल 
के प्रथम तीन उपविभाग जिन्हें कमं-भूमि की संज्ञा दी गई। 
भोग-भूमि के अन्तगंत आने वाले सुपमा-सुषमादि तीन काल खण्ड इसंलिए 
भोग-भूमि कहलाते हैं क्योंकि इन काल खण्डों में उत्पन्न होने वाने 'मनुष्यादि 
प्राणियों का जीवन भोग प्रधान रहता है। इस समय प्रकृति ही स्वयं इतनी 


काल चक़ : हे 


सम्पल्त होती है कि उसके निवासियों को जीवनयायन के लिये किसी प्रकार 
के कृषि, व्यापार, उद्योग, शिल्प अथवा युद्ध आदि कर्म की आवश्यकता नहीं 
होती । केवल प्रकृति से सहज रूप से प्राप्त पदार्थों का भोग करना ही उनका 
कार्य रहता है । मनुष्यों को बह भोग सामग्री प्रकृति में स्वाभाविक रूप से 
पाये जाने वाले कल्पवृक्षों से संकल्प मात्र से प्राप्त हो जाती है ।१ 

कमें-भूमि के अस्तर्गत जिन दुःघमादि तीन काल विभागों की गणना की 
जाती है, वे विभाग असि, मपि, क्रृपि तीन कर्म प्रधान होने के कारण 
कमभूमि के नाम से अभिहित किये जाते हैं । 

मनुष्य लोक में अमुक् क्षेत्रीं में भोग भूमियां और कर्म भूमियां शाश्वत रूप 
में भी पाई जाती हैं किन्तु भरत और ऐरवल नाम से पहचाने जाने बाली 
भूमियों में से एक इस भरत भूमि के बारे में विचार किया जारहा है । 

जैनों के अनुसार वतेमान कल्पार्ध में कर्म भूमि को व्यवस्था के आय 
संस्थापक भगवान्‌ ऋषभदेव थे । उन्होंने ही सर्वेप्रथम कृषि, वाणिज्य, राज्य- 


शात्तत, उद्योग, शिल्प आदि जीविकोपार्जन के पट्कर्मो का उपदेश भारतवासियों 
को दिया था।९ 


भोग गौर कमंप्रधान इत भूमियों का वामोल्लेख यद्यपि पुराण ग्रंथों में 
भी पाया जाता है तथापि जिस तन्मयता एवं आग्रह से जनों ने इन शब्दों का 
प्रयोग तथा इव व्यवस्थाओं का वर्णात किया है वह वहां प्राप्त नहीं होता ।8 


अवसपिणी काल और उत्सपिणी काल के छहों उप-विभागों का प्ंक्षिप्त 
विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-- 


(१) सुषमा-सुषमा काल :- 


चार कोड़ा कोड़ी सागरोपम का यह सुषमा-सुषमा-एकांत सुख बाला 
प्रथम आरा होता है। यह आरा सबसें श्रेष्ठआरा होता है । इस आरे में प्रथ्वी 
सुन्दर वृक्षों और वनस्पति से हरी-भरी रहती है। अनेकों प्रकार के बहुमूल्य 
रत्तों की खदानें पृथ्वी की शोभा में अध्वितीय वृद्धि करती है (चारों ओर 


3. भारतीय सृष्दि विद्या, पृष्ठ २६ 
२. बही, पृष्ठ २७ 


३. भारतीय सृष्टि विद्या, पृष्ठ २७ 


४ : जन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


निर्मल-शीतल-मन्द सुगन्धित वायु का सतत्‌ प्रवाह बना रूता है । सभी प्रकार 
के द्रव्यों से पृथ्वी परिपूर्ण रहती है । इस समय किसी को भी विपय की लालसा 
नहीं रहती, चारों और सुख और शांति का ही साम्राज्य दिखाई देता है। इस 
युग (आरे) के मातव का रंगरूप चटकौला होता है, वे सुन्दर और चित्ताकर्षक 
होते हैं। इस समय रोग और व्याधि का नामोनिशान नहीं होता है। न राजा 
होते हैं व जाति-पांति के झगड़े होते हैं और न ही किसी प्रकार का कोई भेद 
भाव दृष्टिगोचर होता है और चींटी आदि क्षुद्र जन्तु भी नहीं होते । संतोष 
पूर्वक समताभाव से रहता ही इस समय के मानव का मुख्य स्वभाव होता है। 
वाणिज्य, व्यापार और व्यवसाय की भी इस युग में कोई आवश्यकता 
नहीं होती है, क्योंकि इस युग के मानव की समस्त प्रकार की आवश्यकताओं 
की पूर्ति कल्पवृक्षों से हो जाती है । समस्त प्रुथ्वी मण्डल दस प्रकार के कल्पवृक्षों 
से परिपूर्ण थी । उस समय के निवासियों को केवल संकल्प करने मात्र से ही 
मनोवांछित सामग्री प्राप्त हो जाती थी ।१ कल्पवृक्षों के दस९ ,प्रकार निम्न 
लिखित बताये गये हैं :--- | रह हि ेल्‍ 
१- पानांग कल्पवृक्ष : इनसे सुस्वादु पेय पदार्थों की प्राप्ति होती है.। 
२- तूर्याग कल्पवृक्ष : इनसे चाद्ययंत्रों की प्राप्ति होती है । 
३- भूषणांग कल्पवृक्ष : इनसे विभिन्‍त प्रकार के आभरण मिन्नते हैं । 
४- वस्त्रांग कल्पवृक्ष : इनसे उत्तम बस्त्रों की प्राप्ति होती है । 
५- भोजनांग कल्पवृक्ष : इनसे सुस्वादु भोजन प्राप्त होता है । 
६- आलयांग कल्पवृक्ष: इनसे विशाल भवनों की प्राप्ति हो सकती है। 
७- दीपांग फल्पवृक्ष : ये रस्वजड़ित दीपक .के समान प्रकाश-करते हैं.। 
८- भाजनांग कल्पवृक्ष: इनसे रत्नजड़ित सुवर्ण पान्नों की प्रगप्ति होती है । 
5- मालंग कल्पवृक्ष : इससे पुषण्पमालाओं की प्राप्ति होती है । 
-१०- तैजांग कल्पवृक्ष : ये वृक्ष रात्रिमें भी सूबे के समान प्रकाश करते हैं। 
' आधुनिक भारत के विहार प्रदेश में सम्प्राप्तं पर्याग जाति के महावृक्षों के 
जीवाश्मों (फासिल्स) से जैन ग्रंथों में वणित कल्पवृक्षों की तुलना की जा 
१- तिलोय०, ४।३४१ 
२- वही० ४ड॥३४१-५४ 


काल चक्र : ५ 


सकती है। ये वृक्ष सैकड़ों फीट ऊंचे व कई फीट व्यास के होते थे तथा इनकी 
प्रकृति भी श्राधुनिक वनस्पतियों से भिल्‍त प्रकार की थी ।१ 


इस काल में मनुष्य जाति का विकास चरमसीमा पर था। इसे युग के 
नर-तारी छह हजार घनुष (छह मील) ऊंचे होते थे । उनकी रीढ़ में २५६ 
अस्थियां होती थीं। उनमें नौ हजार हाथियों के वरावर शक्ति थी और उनकी 
बायु तीन पत्य थी ।2 


इस युग का मानव चिर युवा, सुन्दर, सौम्य व मृदु स्वभ्नाववाला तथा 
स्वर्ण वर्णवाला होता था | विशाल शरीर का स्वामी होते हुए भी बह स्वल्पा- 
हारी था। ऐसा कहा जाता है कि तीन दित में केवल एक बेर फल के तुल्य 
आहांर ग्रहण करता था जो उसे कल्पवृक्षों से प्राप्त हो जाता था । इस युग 
का मानव सलमूत्र रहित था ।3 ऐसी किबदन्ती है किन्तु जहां आहार है वहां 
निहार होता ही है। मिहार के अभाव का आहार तो केवल गर्भेस्थ शिक्वु के 
ही होता है । 


इस रे में जब माता-पिता की आयु के पिछले छः मास शेप रह जाते 
हैं तव उस सोभाग्यवती स्त्री की कृक्षि से पुत्र-पुत्री का एक जोड़ा जन्म लेता 
है। जिनका ४६ वित पालन करने के वाद वे एक युवा की भांति समझदार 
हो जाते हैं ओर दम्पती वन सुखोपभोगानुभव करते हुए विचरते हैं। युगल- 
युगलती का क्षण-मात्र के लिए भी वियोग नहीं होता है । मृत्य के समय स्त्री 
को जंभाई और पुरुष को छींक आती है। मरकर वे देवगति में जाते है । 
मृत्यु के बाद उनके शरीर के अग्ति आदि संस्कार नहीं किया जाता । वह्‌ 
स्वर ही विलुप्त हो जाता है ।४ शवों को जंगलों में इधर-उधर रख देना 


श्रथवा क्षीर-सागर में प्रक्षेप कर देना ही एकमात्र अन्येष्टि-क्र्या इस आएे 
की मानी जाती है। 3 ; 


इस समय मिट्टी का स्वाद भी 


ध मिश्री के समान मीठा होता. है। इस आरे 
में बेर नहीं, ईष्यां नहीं, जरा [ 


बुढ़ापा) महीं, रोग वहीं, कुरूप नहीं, परिपूर्ण 
१-० विकासवाद, पृष्ठ ४-४३ भारतीय 
२-० तिलोय० ४३३४-३४ ० 

रे+ तिलोय० ४|३३४-३४० 

४- बही, ३३७५-७७ 


सृष्दि विद्या पृष्ठ २६ से उद्धृत, - 


६ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


अंग, उपांग पाकर मानव सुख भोगते हैं। यह सब पूर्व जन्म के दान-पृण्यादि 
सत्कर्म का ही फल समझना चाहिए ।१ 


इस आरे की समाप्ति पर 'सुपमा” नामक दूसरा आरा प्रारम्भ होता है। 


(२) सुषमा काल:- 


चार करोड़ा करोड़ी सागरोपम के 'सुपमा-सुपमा” आरे की समाप्ति के 
बाद तीन करोड़ा करोड़ी सागरोपम का 'सुषमा” अर्थात्‌ केवल सुख वाला 
दूसरा भारा प्रारम्भ होता है । यद्यपि इस आरे की स्थिति भी प्राय: प्रथम 
आरे की स्थिति के समान ही होती है तथापि अवसर्पिणीकाल के प्रभाव से 
दाने शने: मानव जीवन हृसोन्‍्मुख हुआ और सुख की मात्रा में कमी आई। 
दूसरे आरे के समस्त मनुष्यों की ऊंचाई चार हजार धनुष (चार मील) रह 
गई । श्रायु घटकर दो पल्योपम हो गई। पृष्ठास्थियों की संख्या १९८ रह 
जाती है ।९ काल के प्रभाव से जैसे जैसे इस आरे की अवधि व्यतीत होती 
जाती है वैसे वैसे ही इसके सुखों में भी कभी आती जाती है। इस आरे के 
फल भी इतने रसदार, मधुर और शक्तिदायक नहीं 'रहते जितने कि पहले 
आरे में होते थे । इस आरे में दो दिन बाद हीं भोजन करने की इच्छा होती 
है । शवित में भी मनुष्य प्रथम भ्रारे की तुलना में कमजोर हो जाता है। इस 
युग के मालव की शरीर की प्रकृति में भी परिवर्तत आया ।3 


मृत्यु के छः महीने जब शेष रहते हैं. तब युगलनी एक पुत्र-पुत्नी को जन्म 
देती है। पुज्न-पुत्री का ६४७ दिन पालन किया जाता है। इसके बाद वे 
(पुत्र-पुत्री) दम्पती बनकर सुखोपभोग करते हुए विचरते हैं। मृत्यु के 
क्षण पर रुत्री को जंभाई और पुरुष को छींक आती है । मरकर वे देवगति 
में जाते हैं। इनके मृतक शरीर को क्षीरसागर में डालकर भृतक संस्कार 
किया जाता है। इस भारे में भी ईर्ष्या नहीं, बैर नहीं, जरा नहीं, रोग नहीं, 
कुरूप नहीं, परिपूर्ण अंग, उपांग, पाकर सुखोपभोग करते हैं। पृथ्वी का स्वाद 
शकर जैसा रह जाता हैं ।४ 


१. जैनागम स्तोक संग्रह. पृ० १४४-४६ 

२. तिलोय. ४।३४८६६-< ७ 

३. भगवान महावीर का जीवन पृ० १२ 
४. जैनागम स्लोक संग्रह, पू० १४७ 


काल चक्क : ७ 


इस 'सुपमा' तामक आरे को समाप्ति के बाद अवसपिशी काल का 
तीसरा आरा 'सुपमा-दुःपमा' प्रारम्भ होता है। 


(३) सुषमा-दूःयमाकाल:- 


यह थ्रारा शुभ और अशुभ सुपमा-दुःपमा अर्थात्‌ सुख बहुत दुःख थोड़ा 
होता है। इसकी भ्रवधि दो करोड़ा करोड़ी सागरोपम मानी गयी है | इस 
आरे के प्रारम्भ में मनुष्यों का देहमान दो मील, आयु एक पत्य और प्रृष्ठा- 
स्थियों की संख्या ६४ होती है । भूख मनुष्य को भव प्रतिदिन लगती है. कितु 
भाहार फलों का ही किया जाता है । वालक भी अपने जल्म दिन के उत्यासी 
दिन के पश्चात सबल और सन्नात हो जाते हैं। कल्पवृक्ष भी अब सूसे से 
दिखाई पड़ने लगते है। अब उनमें पहले की भाँति फल भी नहीं मिलते, उनकी 
अधुरता, स्वाद और मनहरणता सभी वातों में पृथवपिक्षा पर्याप्त अन्तर था 
गया है। जैसे जैसे इस आरे का समय व्यतीत होता जाता है, वैसे ही मनुष्यों 
के सदगुणों में भी कमी होती चली जाती है। लोभ का जन्म ही जात़ा है 
जिसके कारण मनुष्य दुःख उठाते है। मनुष्यों की मनोवृत्ति में भी परिवतेव 
आ जाता है जिससे व्यवस्था स्थापित करने के लिए मियमों की आवश्यकता 
अनुभव की जाने लगती है | अब ऐसे मनुष्य की आवश्यकता भी प्रतीत होने 
लगती है जिसते सब लोग डरते रहें और जो सबसे अधिक शर्वितशाली और 


सज्ञान भी हो, इतना ही नहीं, वह बुरे और मलित कारये करके समाज की 
शांति भंग करने वालों को समुचित दण्ड दे सके (१ 


- पृथ्वी का स्वाद गुड़ जैसा रह जाता है। पुत्र-पुत्री का पालन उन्यासी 
दिन करने के उपरांत माता-पिता मरकर देवगति में जाते हूँ ( अंतिम क्रिया 
वैसी ही होती .है जैसी कि प्रथम एवं द्वितीय आरे में होती है । 

इस बारे के तीन भाग होते हैं । पहले दो भागों का व्यवह्वार प्रायः पहले 
दूसरे आरे के समान ही चलता है। अन्तिम तीत्तरे भाग में कर्मभूमि की नींव 
लगती है। तोसरे भाग में उत्पन्त होने वाले व्यक्त चारों ही गक्ियों में 
जाते हैं । 

राजाओं की उत्पत्ति और राज्यों की नींव इसी यूप में पड़ती है ! विभिन्‍न 
प्रकार के कानूनों को रचना भी होती है । अत्याचारी, अन्यायी और आततायी 


१. भगवान्‌ महावीर का आदर्श जीवन, -पु० १२-१३ 


८ : जन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


लोग भांति-भांति के राजदण्डों से समय समय पर दण्डित किये जाते हैं। लोग 
पाप-पुण्य से परिचित हो जाते हैं। दान देने की प्रथा भी इसी युग से प्रारम्भ 
होती है । विभिन्‍न प्रकार की कलाओं और विद्याओं का पता भी-इसी युग में 
लगाया जाता है जिसके प्रशिक्षण की व्यवस्था स्थान स्थान पर राजा हारा की 
जाती है | विधि-विधान के साथ विवाह प्रथा का प्रचलन भी इसी. युग में होता 
है । तीसरे आरे के उत्तराउ्ध में प्रथम तीर्थकर भगवाब्‌ ऋषभदेव हुए और: 
पर्वोक्त कही गयी समस्त व्यवस्था का प्रारम्भ किया । ' 


इस प्रकार अवसर्पिणी काल के प्रथम तीन काल-खण्ड जिन्हें भोग भूमि' 
की भी संज्ञा दी जाती है, व्यतीत होने पंर कर्म भूमि का प्रारम्भ होता है। 
भोग भूमि काल के अंत में जो सर्वप्रथम और भयंकर परिवर्तन इस भूमि के 
भोले निवासियों ने देखा वह था सूर्य तथा चन्द्रमा का उदय ॥१ यहां यह 
संदेह सहज ही किया जा सकता है कि क्‍या चन्द्रमा और सूर्य इसके पुर्व॑ नहीं 
थे ? इसके सम्बन्ध में जैन रचनाकारों का कथन है कि सू्यें और चन्द्रमा तो 
उनके दिखाई देने के पूर्व से ही विद्यमान थे, वे पृथ्वी पर' स्थित कल्पवृक्षों के 
महान तेज एवं सघनता के कारण सूर्य चन्द्र की रश्मियां एवं मण्डल पृथ्वी के' 
निवासियों को दिखाई नहीं देते थे ।९ अर्थात्‌ उधर ध्यान ही नहीं गया था। 


जैन लोक ग्र॒थों एवं पुराणों के अ्रनुसार उपर्युक्त भोग-भूमि के अंतिम 
चरण में इस भूमि पर भयंकर एवं थुगान्तरकारी प्राकृतिक एवं जैविक परि- 
वर्तन होते हैं | इन परिवतंनों से अनभिन्न एवं भयभीत मानव जाति को इन 
परिवतेनों के अनुकूल समंजित होने का उपदेश देने वाले कुछ महापुरुष भी तब 
वहां उत्पन्न होते हैं। जैन ग्रथों में इन्हें कुलकर कहा जाता है ।3 ये कुलकर 
कितने हुए ? इनको संख्या के सम्बन्ध में मतैक्य नहीं है.। स्थानांग,४ समयं- 
वायांग,प भगवती,& आवश्यक चूणि,७ आवश्यक नियुक्ति८ तथा त्रिषष्टि- 


- तिलोय० ४।४२३-२४ 

» तिलोय० ४४२७ 

« भारतीय सृष्टि विद्या, प्ृ० ३२-३३ 

. स्थानांग सूत्र वृत्ति सू० ७६७ पत्र ५१८ 

» समवायांग १५७ 

» भगवती० श० ५ उद्दे० ६ सू० ३ 

« आवश्यक चुणि पत्र १२६ 

- आवश्यक नियुक्ति खल० व० गा० १४२ पृ० 


डी &छ आता जब 7_ आए 0 ० 


काल चक्त ; ८ 


इलाका पुरुष चरित्न१ में सात कूलकरों के नाम मिलते हैं। जबकि पउम- 
चरियं2 महापुराण3 और सिद्धांत संग्रहड में चौदह्‌ और जम्बू द्वीप प्रज्नप्तिप 
में पन्द्रह नाम मिलते हैं । यह अन्तर क्यों है ? इसके सम्बन्ध में निश्चित रूप 
से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । कुलकरों को आदि पुराण में मनु कहा गया 
है ।६ वदिक साहित्य में कुलका रों के स्थान पर “मनु” शब्द का उपयोग मिलता 
है और वहां भी संख्या भेद है। अवसपिणी के तीसरे आरे के उतरने के समय 


में और उत्सपिणी के भी तीसरे आरे के उतरने के समय में कुल पन्द्रह पन्रह 
कूलकारों के होने का वर्णन है । 


४ दुषमा-सुषमा काल : 


दो करोड़ा-करोड़ी सागरोपम के तीसरे श्रारे की ठीक समाप्ति के साथ ही 
इस चोथे आरे का प्रवर्तन होता है । इसमें दुःख अधिक और सुख कम होता 
है । इसकी अवधि एक करोड़ा-करीड़ी में ४२००० वर्ष कम होती है । इस 
समय प्रारम्भ में मनुष्यों की अधिकतस ऊंचाई ५२५ धनुष, आयु एक पूर्वकोटि 
तथा पृष्ठास्थियों की संख्या ६४ होती है ।७ 


जँतवागम स्तोक संग्रहर में लिखा है कि पहले से वर्ण, गंध, रस स्पर्श पुदुगलों 
को उत्तमता में हीनता हो जाती है। क्रम से घटते घटते मनुष्यों का देहमान 
५०० धनुष का व आयुष्य करोड़ा-करोड़ी पूर्व का रह जाता हैं। उतरते आरे 
सात हाथ का देहमाव व २०० वर्ष में कुछ कम का आयुष्य रह जाता है । इस 


मारे में संघयन छ:, संस्थान छः व मनुष्यों के शरीर में ३२ पांसलिये, उत्तरत्ते 
आरे केवल १६ पांसलिये रह जाती है । 

१. जिषष्टि० प्य १ स० १ श्लोक १४२-२०६ 
२. पठसम० उ० ३ इलो ० ५०-५५ 

रे. महापु० जिन० भ्र० भा० तृतीय पर्व श्लोक २२६-२३२ प्रृ० ६६ 
४. सिद्धांत संग्रह पु० १८ 

४. जम्बु० पनत्र० १३२ 

६. आदिपुराण ३॥१५ 

७. दिलोय० ४१४०५ 

प- पृष्ठ, १९४८ 


१० : जैनधर्म का संक्षिप्त इतिहास 


इस आरे में कल्पवृक्ष कहीं भी नहीं दिखाई देते हैं। इस ग्रुग के मनुष्य 
भूख से सदेव त्रस्त रहते हैं । वे प्रतिदिन खाते हैं किन्तु पुनः पुनः उन्हें भोजन 
की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस युग का मानव श्रमजीवी हो जाता है । 
भोजन अब साधारण फलों का रह जाता है | दुःख, रोग, शोक, संताप, भय, 
मोह, लोभ, मात्सय आदि में पूवपिक्षा अधिक वृद्धि हो जाती है। लोगों में 
भय और चोरी छिपे पापकर्म करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। विभिन्‍न 
प्रकार की कलाझ्रों और विद्याओं की शोध भी इसी युग में होती है । दान 
देने की प्रवृत्ति में भी वृद्धि हो जाती है| स्वर्ग-तरक की भावना भी लोगों के 
मन में इसी समग्र बलवती होती है। भगवान्‌ ऋषभदेव को छोड़कर शेप 
सभी तेइस तीर्थंकर इसी आरे में हुए ।१ 


(५) दुःषमा काल 


चौथे आरे की समांप्ति पर २१००० वर्ष की श्रंवधि वाला पांचवां दुःख- 
वाला आरा आरम्भ होता है। इसमें वर्ण, गंध, रस, स्पंश की उत्तम पर्यायों 
में पूर्व की अपेक्षा अनन्त ग्रुरहीनता-हो जाती है! देहमान घटते घटते सातें 
हाथ ऊंचाई का. रह जाता है । आयु १२० वर्ष- तथा मेरूदण्ड में अस्थि संख्या 
२४ होती है ,2 मनुष्यों को इस आरे में दिन में .दो समय आहार की इच्छा. 
होती है, तब शरीर प्रमाणे आहार करते हैं। पृथ्वी का स्वाद कुछ ठीक जातना 
व उतरते आरे कुम्हार की मिट्टी की राख समान होता हैं ।3 पांचवां आरा 
अभी चल रहा है । इस आरे के २५०२ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तथा १८४८८ 
वर्ष और शेष हैं। जैसे जैसे इस आरे की अवधि व्यतीत होती-जाती है, बैसे 
वेसे ही प्रत्येक वस्तु की सुन्दरता, स्निग्धघता और रूप-रंग आदि भी कम होते 
जाते हैं। इस प्रकार जलवायु में भी परिवतंन आ जाता है. .। कहीं भतियृष्टि 
तो कहीं अनावृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। अब पृथ्वी में वह रस नहीं रहा । 
उसकी बहुमूल्य रत्नों आदि की खबानें प्रायः नष्ट हो चुकी हैं । गज मुकता, 
सणियां और पारंस आदि का इस युग में कहीं पता नहीं रहता । परिवार के 
सभी व्यक्ति दिन-रात कठोर परिश्रम करते हैं फिर भी अपनी न्यूनतम आवृश्य- 


१. भगवान्‌ महावीर का आदर्श जीवन, प्रृष्ठ १३ 
२. तिलोय० ४।१४७५ 
३. जैनागम स्तोक संग्रह, पृष्ठ १५२ 


काल चक्र : ११ 


कताओं की पूति नहीं कर पाते हैं। आज्ञा और तृष्णा में बहुत अधिक वृद्धि 
हो गई है। इस युग के मनुष्य केवल पेट की पूर्ति घरने की विद्या में ही जीवन 
की इतिश्री! समझते हैं । इस आरे में काले, गोरे, पीले और जाति-पांति का 
संघर्ष चारों ओर दिखाई देता हैँ। छुआछूत का भी बोलबाला रहता हैं । 
वृक्षों औ्रौर फलों की कमी के कारण लोग अन्न और उससे निर्मित विभिन्‍न 
व्यंजन सामग्री का सेवन करते हैं। विभिन्‍न स्वाद को सामग्री खा-खाकर लोग 
भांति-भांति के रोगों में फमंते हैं श्रौर फिर उनके उपचार के लिये तरह तरह 
की औषधियों का सेवल करते हैं| इससे रोग घटते तो नहीं हैं वरन्‌ उनमें 
और वृद्धि होती जाती है । भक्ष्याभक्ष्य और पेयापेय सभी प्रकार के खान-पानों 
का इस आारे में वोल-वाज्ा रहता है। प्राणियों के लामिपादि में उन उन 
प्राणियों के रोगाणु भी उतको खाने बालों में रोगाणुओं की वृद्धि करते हैं । 


इस आरे में दान देने को प्रथा में परिवर्तेत हो जाता है। अपना भाम हो 
तथा सम्भाव मिले केवल इसी बात को ध्यान में रखकर लोग दान करते हैं। 
आस्तिकता के स्थान पर अब नास्तिकता चारों ओर अपनी जड़ें जमाते दिखाई 
देती हैं। भज्ञान, मोह और स्वार्थ का बोलबाला है । सचाई, सद्दाचार और 
सदगुणों का लोप होता जा रहा है । रोग, मय, शोक चारों ओर व्याप्त है। 
इकाल का प्रभाव भयंकर रूप से दिखाई देता है। शक्तिशाली-शवितहीन को 
दबाने में लगा है और इसी में अपनी शोभा और मर्यादा समभता है । चारों 
और छल, कपट, प्रपंच और पाप का साम्राज्य- दिखाई देता है । संयम कहीं 
दिखाई नहीं देता । मनुष्यों में व्यभिचार की प्रदृत्ति बुरी तरह बढ़ी हुई 
दिखाई देती है। राजा भी तुच्छ लोभ के वशीभूत्त होकर युद्ध सारम्त 
कर देते हैं। प्रजा के धन और प्राणों का अपहरण करवा उनके लिये सामान्य 


वात हो जाती है। राजा अपनी आय का अधिकांद भाग अपने विलास पर 
व्यय करता है तथा व्यय की पूर्ति के लिये जनता पर नाना प्रकार के करारोपण 
करता है । 


इस आरे के अन्त होते-होते धर्म-वीलि समाप्त हो जाती है । वृक्ष सुख जाते 
हैं। वर्षों तक दर्षा नहीं होती, छेत्ों में वोगा हुआ अनाज खेतों में हो सूे को 
भर्मी से भुन जाता है । लोग अत्न पाती के लिये च्राहि-आहि करते हैं। अस्त- 
पाती के अभाव में लोगों में भोगेच्छा बलबती हो जाती है और तव सभ्नी प्रकार 
के नाते रिफ्ते समाप्त हो जाते हैं) अपनी वासनापूछ्ति में समय भी नहीं देखते 
हैँ। सन्तान वृद्धि भी कोड़े-मकोड़ों की भांति होती है। जैसे अल्दी-जल्दी जन्म 


१२ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


होता है, वैसे ही मृत्यु भी होती है। बादल जलवृष्टि के स्थाव पर विद्युत- 
घाराओं की वृष्टि करते हैं जिससे वृक्ष जल कर ढूंढ बन जाते हैं । आंधी तूफान 
श्राते हैं और मकानादि गिर-गिर कर खंडहर बनते जाते हैं । इनके नीचे दव- 
कर मनुष्य कीड़े मकोड़ों की भांति मरते हैं। चारों ओर विनाश लीला देखने 
को मिलती है | विद्याओं और कल।ओं का लोप हो जाता है । राजक्रांतियां 
बढ़ने लगती हैं । सत्ता का भय लोगों को नहीं होता है। धर्म को ढकोसला 
माता जाता है । दान-पुण्य समाप्त हो जाता है। नदियां भी सूख जाती हैं । 
जलाशय भी सूखकर रेगिस्तान जैसे बन जाते हैं। सभुद्रों की सीमा भी अपनी 
मर्यादा में नहीं रहती । सारांश में कहने का तात्पयें यह है कि यह आरा सब 
आरों से दुःखदाई और पाप-प्रवर्तक होता हैँ । इस आरे के श्रन्त में साधु-संत्ों का 
नाम भी कहीं सुनने को नहीं मिलता । केवल एक साधु, एक साध्वी और उनका 
एक उपासक, एक उपासिका रह जायेंगे जो इस आरे की समाप्ति के साथ ही 
स्वर्ग में चले जावेगे ।१ एक साधु, एक साध्वी, एक उपासक, एक उपासिका ये 
चारों तो उस वक्‍त तक एकभव करके मोक्ष जाने वाले रहेंगे । 


मोक्ष-गत्ति को छोड़कर पांचवे आरे के लक्षण के वत्तीस बोल निम्तानुसार 

हैं-- ५ 
« नगर गांव जैसे होवे । 
. ग्राम श्मशान जैसे होवे । 
- सुकुलोत्पन्त दास-दासी होवे । 
प्रधानमंत्री लालची होवे । 
यम जैसे क़ूर दण्डदाता राजा होवे । 
कूलीन स्त्री दुराचारिणी होवे । 
« कुलीन स्त्री वेश्या-समान कर्म करनेवाली होवे । 
« पिता की आज्ञा भंग करने वाला पृत्र होवे । 
« भ्रुरू की निंदा करने वाला शिष्य होवे । 
_ १०. दुर्जन लोग सुखी होवे । 
' ११. सज्जन लोग दुःखी होवे । 

१२. दुर्भिक्ष अकाल बहुत होवे । 

१३. सपं, बिच्छु, दंश मत्कुणादि क्षुद्र जीवों की उत्पत्ति बहुल होवे । 


डी ही. छ मत सूद &€ ण ८० २० 


न्न 
2 


१. भगवान्‌ महांवीर का आदर्श जीवन, पृ. १४-१५ पर आधारित ।. 


१४. 
१२. 
१६, 
१७. 
१८. 
4६: न 
२०. 

२१. 
र्‌२, 
२३. 


२४. 


श्र. 
३०. 
३१. 
३२. 


काल चक्र : १३ 
ब्राह्मण लोभी होवे । 

हिंसा-धर्म-प्रवृर्तक बहुत होवे । 

एक मत के अनेक मतान्तर होवे । 

मिथ्यात्वी देव बहुत होवे । 

सिथ्यात्वी लोगों की वृद्धि होवे । 

लोगों को देव-दर्शन दुर्लभ होवे । 

वैताह॒यगिरि के विद्याधरों की विद्या का प्रभाव मन्द होवे । 

गोरस (दूध, दही, घी) में स्निग्घता कम होवे । 

चैल प्रमुख पशु अल्पायुपी होवे । 

साधु-साध्वियों के मास-कल्प चातुर्मास आदि में रहते योग्य क्षेत्र कम 
होवे । 

साधु की वारह प्रतिमा व श्रावक की ग्यारह प्रतिमा का पालन नहीं 
होवे (श्रावक की ग्यारह प्रतिमा का विच्छेद कोई कोई मानते हैं) 


, गुरू-शिष्य को पढ़ावे नहीं । 
२६. 


२७. 
'र८घ, 


शिष्य अविनीत होवे । 


अधर्मी, क्लेशी, कदाग्रही, घू्ते, दगावाज व दुष्ट मनुष्य अधिक होवें । 
आचार्य अपने गच्छ व सम्प्रदाय की परम्परा, समाचारी, अलग-भलग 
प्रारंभ करेंगे तथा मूर्ख मनुष्यों को मोह मिथ्यात्व के जाल में डालेंगे, 
उत्सूत्र प्रषक लोगों को अ्रम में फंसाने वाले, निन्‍दक, कृबुद्धि व 
नाममात्र के धर्मीजन होवेंगे व प्रत्येक आचाये लोगों को अपनी अपनी 
परम्परा में रखने वाले होवेंगे। 
सरल, भद्ग, न्‍्यायी व प्रामाणिक पुरुष कम होवे 

स्लेच्छ राजा अधिक होवे । 
हिन्दू राजा श्रल्प बुद्धि वाले व कम होवे । 
सुकूलोत्पन्त राजा नीच कर्म करने वाले होवे । 


इस आरे में केवल लोहे को धातु रहेगी और चर्म की मुद्रा चलेगी जिसके 
पास ये रहेंगे वे धतवान कहलावेगें । इस रे में मनुष्यों को उपयास, मास- 
खमरा के समान लगेगा। इस जारे की. समाप्ति के समय शकेस्द्र आकर कल 
छदठा आरा लगेगा ऐसी उद्घोषण्णा करेगा' जिसे सुनकर चारों (साधु- 
साध्वी, क्षावक-आविका) संथारा करेंगे । उस समय संबत्तक, भहासंवत्त क 
नामक हवा चलेगी जिससे पवेत, बढ़, कोट, कुबे, वावड़ियां आदि सब नष्ट 


१४ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


हो जावेंगे । केवल (१) वैताढूय पर्वत (२) गंगा नदी, (३) सिंधु नदी, (४) 
ऋषभकूट, (५) लवण की खाड़ी ये पांच स्थान बचे रहेंगे | वे चार जीव 
समाधि परिणाम से काल करके प्रथम देवलोक में जावेंगे पश्चात्‌ चार बोल 
विच्छेद होवेगे (१) प्रथम प्रहर में गणधर्म, (२) दूसरे प्रहर में पाषंडधर्म के धर्म, 
(३) तीसरे प्रहर में राजधर्म और (४) चौथे प्रहर में बादर अग्नि एवं (५) 
जैन धर्म का विच्छेद हो जावेगे । पांचवें आरे के अंत में जीव चार गति में जाते 
हैं केवल एक पांचवीं मोक्ष गति में नहीं जाते हैं ।१ 


(६) दुःषमा-दुषमा काल : 


इक्कीस हजार वर्ष अवधि वाले पांचवें आरे की समाप्ति के साथ ही दुःख 
ही दुःख वाला छठा आरा प्रारम्भ होता है। इसकी अवधि भी इक्कीस हजार 
वर्ष ही होती है । यह आरा सबसे अधिक निकृष्ठ और आदि से अंत तक कलह 
अशांति, पाप और तापों से परिपूर्ण होता है। मनुष्यों का देहमान क्रम से 
घटते घटते इस आरे में एक हाथ का, आयुष्य २० वर्ष का उतरते आरे में मूठ 
कम एक हाथ का व आयुष्य १६ वर्ष का रह जावेगा ।९ मनुष्यों की भांति ही 
पशु-पक्षी तथा वृक्ष आदि की आयु, ऊंचाई आदि भी पूर्वोक्त काल क्रमानुसार 
न्‍्यून से न्यून होती जाती है । 

जैनतागम स्तोक सग्रह3 के अनुसार इस आरे' में संघयन एक सेवात्ते, संस्थान 
एक हुंडक उतरते आरे में भी ऐसा ही जानना । मनुष्य के शरीर में आठ पस- 
लियां व उतरते आरे में केवल चार पसलियां रह जावेंगी । इस भारे में छ 
वर्ष की स्त्री गर्भ धारण करने लगेगी एवं कुत्ती के समान परिवार के साथ 
चिचरणा करेगी । 

प्राणी जो कुछ बचे हैं वे रात-दिन भूख प्यास से त्रस्त हो त्राहिं भ्राहि 
करते फिरते हैं। वे आठों पहर असहनीय दु:ख, शोक, सनन्‍्ताप, काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, मद, अहंकार, भय, भ्रम और बैरभांव की धधकती हुई आग में 
तपते रहते है । विश्राम का नाम नहीं जानते हैं । 


१. () जैनागम सघ्तोक संग्रह, पृू० ५१२, १५३. १५४ पर आधारित. 
(7) जम्बूद्वीप भन्नप्ति, पृ० ५४५७ - 

२. वही, १० १५५ 

३. पृष्ठ १५५-१५६. . 


काल चक्र : १४ 


पृथुवी पर वनस्पति, कृषि श्रादि समाप्त हो जाती है। सूर्य की गरमी पे 
पूृथ्‌वी गे तवे की भांति गरम रहती है । सदेव गर्म श्रोर सूखी, भुलता देते 
वाली हवाएं बहती हैं । दिन में गर्मी का इतना प्रकोप और रात्रि में प्राणलेवा 
ठंडक । ऐसे प्राण ताशक काल में एक पल भी निकालना जहां कठिन हो जाता 
है वहां इस आरे के मनुष्य अपने जन्म-जन्मान्तरों के पाप-कर्मों का भोग भोगते 
मोर उनका प्रायश्चित्त करने के लिये एक घड़ी, एक पहर, थों पहर के बाद 
दिन, दिन केबाद रात और इसी प्रकार मास, वर्ष गिनति हुए बपनी वायु व्यतीत 
करते हैं । इस काल के मनुष्य चुलहेम पवेत के ऊंचे प्रदेशों से निकलने वाली 
गंगा और पशु तदियों के किनारे वेताद्थ तामक पवेत की ग्रुफाश्रों में हो रहते 
हैं। वे लोग केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के समग्र उन गुफाओं में से बाहुर 
आकर पेट भरने की बिता में अपने समीपस्थ नदियों के किवारे घुमते फिरते 
हैं क्योकि शेष समय में दिल में गर्मी श्रौर रात में सर्दी में वे बाहर नहीं निकले 
सकते हैं। वे मछलियों आदि के सहुरि भ्रपना जीवनयापत्र करते हैं । इस समय 
के मनुष्यों की काम-वासनाएँ और तीर हो जाती हैं। लौग किसी भी प्रकार 
से श्रंपनी काम-वासना की पूर्ति करने में-नहीं चूकते हैं। इस आरे के प्रभाव से 
शव वे इसे अपना धर्म और कर्म मानते हैं। बड़े सें बड़े पाप की और उनकी 
प्रवृत्ति सहज रूप से होती है । स्वेस्वहीन रह जाने पर भरी, अहमन्यता का 
भाव उनमें अति बढ़ा हुआ मिलता है ! धर्म का अस्तित्व तो यहां से कभी का 
समाप्त हो-चुका था । दे घितौने से घिनौने कार्य को भी स्वेच्छा से करते हैं । 
नाना भांति के पापाचारीं के कारण अ्रष्ट और होन दीन ये लोग अंत. में सड़ 
सड़कर और बनेकों प्रकार के कष्ट उठा उठाकर मरते हैं। कहते का तात्पयें 
यह है कि इस आरे में लोग जर 


नम से मरण तक घोरतम कृष्ठ और पापभरा 
जीवेन व्यतीत-करते हैं ।१ के | ् 


जो भतृष्य दाव-पुण्य रहित, तमोकक्रार रहित, 
होवेंगे केवल वे हो इस आारे में जन्म सेंगे ! ३ । 
.. अवसपिणी काल की भांति उत्सपिणी छाल में भी कर्म भोग भुम्यात्मक 
छह विधाग होते हैं। इस काल के प्रारम्भ में विद्यमान कर्मभूमि की निक्ृष्ट 
अवस्था काल के प्रभाव से तिरत्तर उत्कषे को प्राप्त करते हुए अच्ततः भोग 
१. भगवान्‌ सहादीर ै 


ब्रत प्रत्याच्यान रहित 


5 भर का आदत, जीवन यृ० १६-१७ पर आधारित: : - -. 
+. जनायत स्तोक संग्रह, पृष्ठ १५६ ही है 


१६ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


भूमि की उत्कृष्टतम अवस्था-उत्तमभोग-भूमि में परिणत हो जाती है । इस 
विकासक्रम में विकास को गति देने वाले चौदह मनु तथा ६३-शलाका 
पुरुष भी अवसर्पिणी को भांति उत्पन्न होते हैं ।१ 


यद्यपि उत्सपिणी काल का विकास-क्रम अवसर्पिणी की अपेक्षा प्रर्णातः 
विलोम गति वाला होता है तथापि मन्वन्तरों की स्थिति के सम्बन्ध में वह 
कुछ भिन्‍नता लिये होता है। अवसरपिणी में मन्वन्तरों की स्थिति भोग भूमि 
एवं कमें भूमि के ठीक मध्य में होती है जबकि उत्सपिणी काल में उनकी 
स्थिति कर्मभूमि के मध्य में होती है ।९ 


उत्सपिणी काल के प्रथम तीन काल खण्ड जैन ग्रंथों में कमेभूमि के नाम 
से प्रसिद्ध है। जैनों के अनुसार कर्मभूमि के प्रथम चरण-दुःपमा-दुःपमा या जघन्य 
कर्मभूमि के प्रथम सात सप्ताहों में जल, दूध, अमृत तथा दिव्य जल वाले मेघ 
इस भूमि पर उत्तम वृष्टि करते हैं जिससे श्रवसपिणी के अंत में हुई धूम-क्षर 
वष्चादि रूपा प्रलयंकर महावृष्टि का दुष्ट प्रभाव नष्ट हो जाता है और यह 
भुमि एक बार फिर से मनुष्य तथा पशु-पक्षियों के साधारण कोटि के जीवन- 
यापत के योग्य हो जाती है । पृथ्वी पर चारों ओर हरीतिमा छा जाती है 
और सुखद वायु प्रवाहित होने लगती है जिसका शीतल स्पश्ने पाकर गिरि- 
कन्दरा आदि में शरण लिये हुए प्रलय शिष्ट मनुष्य तथा पश्ु-पक्षी वाहर 
आजाते हैं ।3 वे आकर भूमि को ऐसी भरी देखकर सभी इकट्टे होकर 
आमिपाहार एवं कलह आदि अवांछनीय काये न करने को प्रतिज्ञा लेते हैं । 
इन मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले के लिये कठोराति-कठोर दण्ड उसकी 
छाया तक को अस्पृश्य मानने के रूप में दिया जायेगा । यह निर्णय भाववा) 
सुद पंचमी को लिया जाता है । इसी कारण साम्वत्सरिक पर्वाधिराज के रूप 
में मनाया जाता है। 

जैन ग्रंथों में कमें भूमि के मध्यान्ह में उत्पन्न होने वाले कनक, कनकप्रभ, 
कनकराज, कनकध्वज, कनकपुंख, नलिन, नलिनप्रभ, नलिनंराज, नलिनध्वज, 
नलिनपूंख, पद्मप्रभ, पद्मराज, परद्मध्वज, तथा पद्मपुंख इन चौदह भनुओं 


१- भारतीय सृष्टि विद्या पृ० ४६ 

२- वहीं, पृष्ठ ४६ 

३- भारतीय सृध्टि० ४६-४७, तिलोय-४।१५५५-६१ एवं उत्तर पुराण 
७६।४५३-५५ 


काल चढ़ा: १७ 


की उत्पत्ति की भविष्यवाणी की गई है। थे घोदह मनु एक हजार वर्ष के 
अनथक परिश्रम के हारा लोगों को आग जलाना, उस पर भोजन आर 
वस्त्र धारण करता, तथा विवाहादि सम्बन्ध स्थापित करता बलायेगे। ये 
१४ भनु सम्यता के अग्रदूत एवं सम्पादक होंगे। इनके पदचात धर्म और 
संस्कृति के प्राण चौबीस तोर्थकर जन्म लेंगे जो लोगों को परम पुण्पार्ध की 
ओर प्रेरित करेंगे । उसके पश्चात भोग भूमि की प्राकृतिक स्थिति सख्यातीत 
काल के लिए प्रतिष्ठित हो जावेगी ।१ 

कर्भूमि से भोग-मूमि की स्थिति में पहुंचने पर सभी प्रकार के कष्ट 
एवं फगड़े स्वतः समाप्त हो जावेंगे। इस प्रशार यह चक्र सदैव अनवरत 
चलता ही रहता है। इसीलिए कहा है कि यह संत्तार अनादि अनंत है। न 
तो इसका किसी ने निर्माण किय्रा है और न यह कभी नण्ट ही होता है। 
बरस, केवल इसकी पर्यायों में परिवर्तत होता रहता है । 


हण्डावसर्पाणी:-- 


फाल के अरसंस्य उत्सपेणों तथा अवसर्पणों के उपरांत उसकी यांत्रिक गति 
में थोड़ा-सा व्यतिक्रम आता है । वह व्यतिक्रम किसो एक अवसपिणीकाल 


में अभिव्यक्ति होता है। बह व्यतिक्रांत अवसपिणी काल जैन ग्रंथों में हुण्डा- 
वर्सापिणी के नाम से प्रसिद्ध है (२ 


प्रव्तेमान अवर्सपिणी काल भी हुण्डावर्सपिणी है क्योंकि इस काल में 
सुषभा-दुःपमा [तृतीय काल) अवशिष्ट रहने पर भी दुःषमा-सुपमा (चतुर्थकाल) 
की प्रवृत्ति जन्य वर्षा तथा विकलैन्द्रियों की उत्तत्ति प्रारम्भ हो गईथी। 
अरेच बाहुबलि जैसे साधारण राजा हारा भरत जैसे चक्रवर्ती की पराजय 
तीर्थकारों के तपवल में उन पर नाना प्रकार के उपसर्य, दीर्थकारों के धर्म 
के समय संप्तय पर बिलोप तथा कल्कि-उपकल्कि आदि धर्म हवषी नरेशों की 


उत्तत्ति इस व्यतिक्रमण की साक्षी है 3 अन्य अवसपिषों में इस प्रकार के 
अपवाद या व्यतिक्रमण नहीं होते । 


(१) १. भारतोय चृष्ठि विद्या, घू० ४७ 

२. तिलोब० ४१५७०-७१, ४॥१५६६-७४ 
(२) भारतोय सुष्टि० पृ० ४५ 
(३) १. भारतीय सृष्टि० पृ० ए८ “ 

२. तिलोय० ४९६१३-१४, 


२. सगवान्‌ श्री ऋषमदेव (उह-वृषभ) 


जब किसी महापुरुप के वर्तमान का मूल्यांकन करना होता है तो उसके 
पूर्वे यह आवश्यक होता है कि उसके भूतकाल पर भी दृष्टि डाली जावे। इस 
दृष्टि से यदि हम भगवान्‌ श्री ऋषभदेव के जीवन का मूल्यांकन करते हैं तो 
यह आवश्यक हो जाता है कि उसकी पृष्ठभुभमि पर भी विचार करें क्योंकि 
भगवान्‌ श्री ऋपभदेव किसी एक जन्म की देन न होकर जन्म जन्मांतरों की 
साधना का प्रतिफल है । उतके पूर्वभव उनके क्रमिक विकास का ही प्रतिफल 
है। जैन ग्रंथों में भगवान श्री ऋपभदेव के पूर्वभवों के सम्बन्ध में पर्याप्त 
जानकारी मिलती है। 


इवेताम्बर ग्रंथ आवश्यक निर्युक्ति, आवश्यक चूणि, आवश्यक मलयग्रिरि 
वृत्ति, त्रिपष्टि शलाका पुरुष चरित्न और कल्पसूत्र की टीकाओं में भगवान्‌ श्री 
ऋषभदेव के तेरह भवों का विवरण मिलता है और दिगरम्बराचार्य जिनसेन ने 
महापुराण में तथा झाचार्य दामनंदी ने पुराणसार संग्रह में दस भवों का ही 
उल्लेख किया है। भगवान्‌ श्री ऋषपभदेव के तेरह भवों का संक्षिप्त विवरण 
इस प्रकार है--- 


तेरह भवों के प्रथम भव में भगवान्‌ श्री ऋषभदेव का जीव धन्ता साथवाह 
बना जिसने अत्यन्त उदारता के साथ मुनियों को घृतदान दिया और फलस्वरूप 
उसे सम्यक्त्‌व की उपलब्धि हुई | दूसरे भव में उत्तर कुरू भोग भूमि में मानव 
बने और तृतीय भवमें सौधर्म देव लोक सें उत्पन्न हुए | चतुर्थ भव में महावल 
और इसी भव में श्रमण-धर्म भी स्वीकार किया । पांचवें भव में ललितांगदेव, 
छठे भव में वज्रजंघ, सातवें भव में उत्तर कुरू भोग भूमि में युगलिया, आठवें 
भव में सौधरमंकल्प में देव हुए । नववें भव में जीवानन्द नामक वैद्य हुए । इस 
भव में अपने स्नेही साथियों के साथ कृमि-कुष्ठ रोग से असित मुनि की चिकित्सा 
कर मुनि को पूर्ण स्वस्थ किया । मुनि के तात्विक प्रवचन-पीयूप का पान कर 
अपने साथियों सहित दीक्षा अंगीकार की भौर उत्कृष्ट संयम की साधना की । 
दसवें भव में यह जीव वारहवें देवलोक में उत्पन्न हुआ । ग्यारहवें भव में 


ही टन 


भगवान्‌ भी ऋषभदेव : १६ 


पष्कलावतीबिजय में बज्नाभ नाम के चक्रवर्ती बने और संगम स्वीकार 
कर चौदह पूर्वो का अध्ययन किया तथा भरिहंत, सिद्ध, प्रचचन आदि वीस 
विमिततों की आराधना करके दीर्यंकर नाम कर्मे का वन्‍्ध किया । बंत में मापतिक 
संलेखलापूर्यक पादपोपगमत संथारा कर श्रायुष्य पूरे किया भर फिर वहाँ से 
बारहवें भव में सर्वार्ध सिद्ध विमान में उस्तल हुए भौर तेरहवें भव में विभीता 
नगरी में अंतिम कुलकर तामि के यहां ऋषभदेव के रूप में जन्म लिया ) 


जस्म से पूर्व॑कालीन परिस्थिति : 


भगवाव्‌ श्री ऋषभदेव के जन्म से पूर्व अवर्त्तापणी काल के प्रथम बारे में 
मनुष्य का आयुष्य तीन पल्योपम की होता था, तंथा उतका देहमान तीन कोश 
प्रिमाण | उस संपय मद व ऋषभनाराब संघमण तथा समचतृरस्त 
सृंस्थान वाले, सुन्दर व अप्कर्षक शरीर को धारण करने दकले थे । आदिपुणण१ 
में वर्णव है कि वहां संदाचार, संत्तोष, सत्य व ईमानदारी की प्रशृत्ति के कारण 
रोग, शोक, विधोग व वृद्धत्वजन्य कष्ट तहीं होते थे । 


उस समय अवग्यकताएं अत्यन्त अल्‍्प थी, संचयवृत्ति का अभाव था, पक्षी 
की भांति वे रुवतंत्र॒ चिंचरण करते थे, किसी प्रकार की सामाजिक, धामिक 
एवं सांस्कृतिक मर्यादाएँ न थीं। शासक था शासित, शोषक बथवा शोषित का 
सर्वथा अक्ञाव था । उप्त समग्र की भूमि भी स्निग्घ, कीमल व मधुर थी। धान्य 
बिना बोए उग श्ाते थे। धोड़े, हाथी, ऊंध आदि सभी प्रकार के पशु थे पर 
इनका कोई उपयोग नहीं करता था । बुभुक्षा अत्यक्प थी और उसे शांत करने के 
लिये अनेक प्रकार के कह्पवृक्ष होते थे ) अतः उन्त लोगों ते कभी तभो मण्डल में 
सूर्य व अच्धमा के वक्त भो नहीं किये थे । इस प्रकार एकान्त सुखरूप 'सुफमा' 
नामक प्रथम काल चार कोटा कोटि सागर पर्यन्त चला। तत्यश्चात्‌ क्रमशः 
हासोन्तुख होता हुआ द्वितीय काल पूर्ण हो गया थे तृतीय काल भी व्यतीत होने 
लगा। शर्म: शर्त: कल्पवृक्षों से प्राप्त सामग्री क्षोशप्राय होने लगी । आवश्यकंताएँ 
बढ़ने लगीं, तो संचय-वृत्ति अहुंता, ममता ने भी डेरा डाजना प्रारण्म कर 
दिया। सरतता, लिप्कषटता व सहज शांति के स्थान पर पारस्परिक बैमनस्य, 
इशा, तनाव व संघर्ष उत्पन्त हुए। अपराधी मनोभावना के बीज-अंकुरित 


१. आ्रादिप्शण ६७३, ७६ 


२० : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


होने लगे | आयु भी क़मशः घटता हुआ तीन पल्य के स्थाव पर दो पल्‍य और 
एक पल्य का हो गया । शरीर का परिमाण भी घटते लगा किन्तु भोजन की 
मात्रा पहले से अधिक हो गई । भूमि की स्तिग्घता और सधुरता में पर्याप्त 
अन्तर आगया । आवश्यकताशरों की पूति न होने से मानव जीवन अस्त-व्यस्त 
हो गया ॥१ 


शासन-व्यवस्था : 


कुलकरों की व्यवस्था के सम्बध्ध में पूर्व में संकेत किया जा चुका है । कुल 
की व्यवस्था व संचालन करने वाला सर्वे-सर्वा जो पूर्ण प्रतिभा सम्पन्न होता 
था उसे 'कुलकर' कहा गया हैं ।? कुलकर को व्यवस्था बनाये रखने के लिये 
अपराधी को दण्डित करने का भी अधिकार था । 


कुलकर विमलवाहन शासक के सद्भाव में कुछ समय तक अपराधों में 
न्यूनता रही, पर कल्पवृक्षों के क्षीणप्राय होने से युगलों का उन पर ' ममत्व 
बढ़ते लगा । एक युगलियां जिस कल्पवृक्ष का आश्रय लेता था उसी का आश्रय 
अन्य युगल भी ले लेता था इससे कलह व वैमनस्थ की भावनाएँ तीक्तर होने 
लगी । वर्तमान स्थिति का सिंहावलोकन करते हुए नीतिज्ञ कुलकर विमल- 
वाहन ने कल्पवृक्षों का विभाजन कर दिया ॥3 


दण्डनीति : 


आवश्यकता आविष्कार: की जननी है, कहावत के अनुसार जब समाज में 
अव्यवस्था फैलने लगी । जन-जीवन अस्त हो उठा, त्तव कपराधी मनोवृत्ति पर 
नियंत्रण करने के लिये उपाय खोजे जाने लगेः और उसी के परिणामस्वरूप 
दण्डनीति का प्रादुर्भाव हुआ ।४ कहना श्रनुचित न होगा कि इससे पूर्व किसी 
प्रक/र की कोई दण्डनीति नहीं थी क्योंकि उसकी आवश्यकता ही प्रत्तीत नहीं 
- ऋषभदेव : एक परिशीलन द्विं० संग पू० ११६-११७ 
. स्थानांग सूत्र वृत्ति, ७६७॥५१०।१ 
. ऋषभदेद : एक परिशोलन, पु० १२१ ' 
, दण्ड : अपराधिनाभनुज्ञासनस्तत्न तस्थ वास एव वा नोति: नयो दण्डनीत्ति | 

स्थानांगवृत्ति-प० ३६६-१ 


७५ 0 0 “० 


भगवान्‌ श्री ऋषभदेव : २१ 


हुईं। जेन साहित्य के अनुसार सर्वप्रथम 'हाकार, माकार और धिककार नीति' 
का प्रचलन हुआ । जिनदा संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है- 


हाकार नीति : 


इस नीति का प्रचलन कुलकर विमलवाहन के समय हुआं। इस नीति के 
अनुसार अपराध को बेदपूर्वक प्रताड़ित किया जाता था-- 'हा ! भर्थात्‌ तुमने 
यह क्या किया ?' देखने में यह केवल शब्द श्रताड़ना है किन्तु यहू दण्ड भी उस 
समय का एक महान दण्ड था । इस 'हा' शब्द से प्रताड़ित होने मात्र से ही 
अपराधी पानी-पानी हो जाता था । इसका कारण यह्‌ था कि उस समय का 
मनुष्य वर्तमान मनुष्य की भांति उच्छु खल एवं भ्रमर्यादित नहीं था । वह तो 
स्वभाव से लज्जाशील और संकीची था । इसलिये इस हा' वाले दण्ड को भी 


बह ऐसा समझता था मानो उसे भृत्य दण्ड मिल रहा हो ।१ यह नीति कुलकर 
चक्षुष्मान के समय तक बराबर चलती रही । 


साकार नीति :- 


कोई एक प्रकार की नीति स्थाई नहीं होती . है । यही बात प्रथम 
हाकार' नीति के लिये भी सत्य प्रमाणित हुई। हाकार नीति जब विफल 
होने लगी तो अपराधों में और वृद्धि होने लगी तब किसी नवीन नीति की 
आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। तब चक्षुष्माव के तृतीय पुत्र कुलकर 
यशस्वी ने अपराध भेद कर:अर्थात्‌-छोटे बड़े अपराध के मान से श्लस अलग 
नीति का प्रयोग प्रारम्भ किया | छोटे अपराधों के लिये तो 'हाकार नीति' 
का ही प्रयोग रखा तथा बड़े अपराधों के लिये 'माकार नीति' का प्रयोग 
आरक्भ किया ।९ यदि इससे भी अधिक कोई करता है ती ऐसे श्रपराधी को 
दोनों प्रकार की नीतियों से दण्डित करना प्रारंभ किया ॥3 'साकार का अर्थ 
था-- 'मत करो )' यह एक निषेधात्मक महान दण्ड था | इन दोनों प्रकार 


की दण्डनीतियों से व्यवस्थापन कार्य यशस्वी के पुत्र 'अभिचन्द्र” तक चलता 
रहा। ा 


१- जम्बु दीप प्रसष्ति-कालाधिकार-७६ 
२- स्थानांगब॒त्ति प० ३६६ 


३- त्रिष्टिक शलाका[० ११७६-१७ 


२० : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


होते लगे । आयु भी क्रमशः घटता हुआ तीन पल्य के स्थान पर दो पल्य और 
-एक पल्य का हो गया । शरीर का परिमाण भी घटने लगा किन्तु भोजन की 
मात्रा पहले से अधिक हो गईं। भूमि की स्निग्घता और मधुरता में पर्याप्त 
अन्तर आगया । आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से मानव जीवन अस्त-व्यस्त 
हो गया ॥१ 


शासन-व्यवस्था : 


कुलकरों की व्यवस्था के सम्बन्ध में पूर्व में संकेत किया जा चुका है। कुल 
की व्यवस्था व संचालन करने वाला सर्वे-सर्वा जो पूर्ण प्रतिभा सम्पन्न होता 
था उप्ते 'कुलकर' कहा गया हैं ।2 कुलकर को व्यवस्था बनाये रखने के लिये 
अपराधी को दण्डित करने का भी अधिकार था । 


कुलकर विमलवाहन शासक के सद्भाव में कुछ समय तक अपराधों में 
'न्यूनता रही, पर कल्पवृक्षों के क्षीणप्राय होने से युगलों का उन पर ममत्व 
बढ़ने लगा । एक युगलिया जिस कल्पवृक्ष का आश्रय लेता था उसी का आश्रय 
अन्य यूगल भी ले लेता था इससे कलह व वैमनस्थ की भावनाएँ तीक्तर होने 
लगी | वर्तमान स्थिति का सिंहावलोकन करते हुए नीतिज्ञ कुलकर विमल- 
वाहन ने कल्पवृक्षों का विभाजन कर दिया 3 


दण्डनीति : ु है 

आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कहावत के अनुसार जब समाज में 
. अव्यवस्था फंलने लगी | जन-जीवन त्रस्त हो उठा, तव अपराधी मनोवृत्ति पर 
नियंत्रण करने के लिये उपाय खोजे जाने लगे और उसी के परिणामस्वरूप 


दण्डनीति का प्रादुर्भाव हुआ ।8 कहना अनुचित न होगा कि इससे पूर्व किसी 
प्रकार की कोई दण्डनीति नहीं थी क्योंकि उसकी आवश्यकता ही प्रतीत नहीं 


« ऋषभदव : एक परिशीलन ट्विं० संग पृ० ११६-११७ 

. स्थानांग सूत्र वृत्ति, ७६७॥५१०।१ 

. ऋषभदेव : एक परिशोलन, प्र० १२१ 

. दण्ड : अपराधिनामनुशासनस्तत्व तस्य बास एवं वा नीति: नयो दण्डनीति। 


स्थानांगवृत्ति-प० ३६६-१ 


०5 0 ९) “७ 


भगवान्‌ श्री ऋषपभदेव : २१ 


हुई । जेन साहित्य के अनुसार सर्वप्रथम 'हाकार, माकार और धिक्कार नीति' 
का प्रचलन हुआ । जिनसवा संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है- 


हाकार नीति : 


इस नीति का प्रचलन कुलकर विमलवाहन के समय हुआ । इस नीति के 
अनुसार अपराध को खेदपूवेक प्रताड़ित किया जाता धथा-- 'हा ! भर्थातु तुमने 
यह क्या किया ?” देखने में यह केवल शब्द प्रताड़ना है किन्तु यह दण्ड भी उस 
समय का एक महान दण्ड था। इस 'हा' शब्द से प्रताड़ित होने मात्र से ही 
अपराधी पानी-पानी हो जाता था। इसका कारण यह था कि उस समय का 
मनुष्य वर्तमान मनुष्य की भांति उच्छु खल एवं भ्रमर्यादित नहीं था । वह तो 
स्वभाव से लज्जाशील और संकोची था । इसलिये इस 'हा” वाले दण्ड को भी 


वह ऐसा समभता था मानो उसे भृत्य दण्ड मिल रहा हो ।१ यह नीति कुलकर 
चक्षुषमान के समय तक वरावर चलती रही । 


माकार नीति :- 


कोई एक प्रकार की नीति स्थाई नहीं होती है । यही बात प्रथम 
'हाकार' नीति के लिये भी सत्य प्रमाणित हुईं। हाकार नीति जब विफल 
होने लगी तो अपराधों में और वृद्धि होने लगी तब किसी नवीन नीति की 
आवश्यकता श्रतुभव की जाने लगी । तब चक्षुष्मान के तृतीय पुत्र कुलकर 
यशस्वी ने अपराध भेद कर अर्थात्‌ छोटे बड़े अपराध के मान से श्रलग अलग 
नीति का प्रयोग प्रारम्भ किया । छोटे अपराधों के लिये तो 'हाकार नीति! 
का ही प्रयोग रखा तथा बड़े अपराधों के लिये 'माकार नीति का प्रयोग 
भारस्भ किया ।९ यदि इससे भी अधिक कोई करता है तो ऐसे अपराधी को 
दोनों प्रकार की नीतियों से दण्डित करना प्रारंभ किया ॥3 'माकार' का अर्थ 
धा-- 'मत करो ।” यह एक निषेधात्मक महान दण्ड था। इन दोनों प्रकार 


की दण्डनीत्तियों से व्यवस्थापन कार्य यशस्वी के पुत्र 'अभिचन्द्र' तक चलता 
रहा। 


१- जस्‍्बू होप प्रज्ञप्तिकालाधिकार-७६ 
२- स्थाजांगर्दुत्ति प० ३६६ 


३- त्रिष्टिक शलाका० परा१७६-१७६| 


२२ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


धिक्‍्कार नीति : 


समाज में अभाव बढ़ता जारहा था | उसके साथ ही असंतोष भी बढ़ रहा 
था जिसके परिणामस्वरूप उच्छेखलता और घृष्ठता का भी एक प्रकार से 
विकास ही हो रहा था । ऐसी स्थिति में हाकार और माकार नीति से कब 
तक व्यवस्था चल सकती थी । एक दिन माकार नीति भी विफल होती दिखाई 
देने लगी और अब उसके स्थान पर किसी नई नीति की श्रावहयकता प्रतीत 
होने लगी । तब माकार नीति की असफलता से 'धिक्‍कार नीति! का जन्म 
हुआ ।१ यह नीति कुलकर प्रसेनजित से लेकर अंतिम कुलकर नाभि तक 
चलतो रही । इस धिक्कार नीति के अनुसार अपराधी को इतना कहा जाता 
था-- 'धिक्‌ अर्थात्‌ तुके धिक्‍कार है, जो ऐसा कार्य किया ।' 


इस प्रकार यदि अपराधों के मान से वर्गीकरण किया जाबे तो वह 
निम्तानुसार होगा-- 


जघन्य अपराध वालों के लिये 'खिद' 

मध्यम अपराध वालों के लिये 'निषेध/ और 

उत्कृष्ट अपराध वालों के लिये 'तिरस्कार' सुचक दण्ड 

मुत्य दण्ड से भी अधिक प्रभावशाली थे ।९ 

कुलकर नाभि तक अपराधवबृत्ति का कोई विशेष विकास नहीं हुआ था 
क्योंकि उस युग का मानव स्वभाव से सरल और हृदय से कोमल था 83 
कुलकर नाभिराय : 


अन्य कुलकरों से नाभिराय अधिक प्रतिभा सम्पन्त थे। समुन्तत शरीर, 
अग्रतिम रूप-सौंदर्य अपार बल वैभव के कारण वे सभी में अप्रतिम थे ।....उतका 
युग एक संक्रांतिकाल था। भोग भूमि समाप्त होकर कर्मभ्रूमि का प्रारंभ हो 
चुका था । नये प्रइन थे, नये हल चाहिये थे। नाभिराय ने उनका समाधान 


१. स्थानांगवुत्ति प० ३८४-घिगरधिक्षेपार्थ एवं तस्थ करण उच्चारण 


घिककार: । पु 
२. ऋषमदेव: एक परिशीलन, पृ० १२३ 


३. जम्बुद्वीप प्रशषष्ति, वक्षस्कार- सु० १४ 


भ्गवात्र्‌ श्री ऋषमदेव : २३ 


प्रस्तुत किया । वे जन जन के त्राणकर्त्ता बने । अतः उन्हें क्षत्रिय कही गया। 
वे अपने तेजस्वी व्यक्तित्व के कारण ईश्वर के दूत” के रूप में जन जन के 
आदर के पात्र बने १ जैन और वैदिक ग्रंथों के प्रकाश में यह साधिकार कहा 
जासकता है कि ताभि कुलकर एक सुशासक, विचारक एवं प्रजावत्सल थे) 
उन्हीं नाभि कुलकर के यहां प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव का जीव सर्वार्थ 
सिद्ध का आयु पूर्ण कर मवतरित हुमा ९ 


नाभिराय के समय यौगलिक सम्यता क्षीण हो रही थी और एक नथी 
सभ्यता का उदय हो रहा था। यह्‌ संधिकाल था। आ्रापाढ़ कष्णा चतुर्थी 3 
को वज्रनाभ का जीव सर्वार्थ सिद्ध विमान से च्यवकर और उत्तरापाढ़ नक्षेत्र में 


चन्दरयोग के समय नाभिकुलकर की पत्नी मरूदेवी की कुल्ि में इस प्रकार श्राया 
जैसे 'राजहुंस मानसरोवर से गंगा तट पर आता है ।४ 


सर्वार्थ सिद्ध विमात से च्यवकर जिस समय भगवान ऋषभदेव का जीव 


भाता मरूदेवी की कुक्षि में उत्तन्‍्त हुआ, उस रात्रि के पिछले भाग में माता 
मरूदेवी. ने निम्नलिखित चौदह शुभ स्वप्न देखे-- 


(१) गज, (२) वृषभ, (३) सिंह, (४) लक्ष्मी, (५) पुष्पमाला, (६) चन्द्र, 


(७) सूये, (८) ध्वजा, (६) कुंभ, (१०) पद्मसरोवर, (११) क्षीर समुद्र, 
(१२) विमान, (१३) रत्व राशि और (१४) निर्धूम अग्नि ५ 


कल्पसूत्र में उल्लिखित गाथा में विमान के साथ एक नाम 'भवन' भी 
दिया है। इसका भाव यह है कि जो जीव नरकभूमि से आते उतकी माता 
भवन का स्वप्न देखती है और देवलोक से आते वालों के लिये विमान का शुभ 
स्वप्त बतलाया गया है। संख्या में तीर्थंकर और चक्रवर्ती की माताएँ चौदह 
स्वप्त देखती हैं। दिगम्बर परम्परा भें सौलह स्वप्न देखना बतलाया है 8 


१. ऋषभदेव : एक परिशीलन, पृ० १२४५-२६ 
२. ऋषभदेव : एक परिशोलन, पृ० १२७ 

३. आवब० लिप ० गा० १८२ 

४. ऋषभदेव : एक परिशोलन, पु० १२९७ 

४ कल्पसूत्र, सूत्र ३२ 

६. ऊन घमे का भोलिक इति० भा० १ पृ० १३ 


२४ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


यहां यह स्मरणीय है कि अन्य सब तीर्थंकरों की माताएँ प्रथम स्वप्न में 
गजराज को मुख में प्रवेश करते हुए देखती हैं, परन्तु ऋषभदेव की मातां 
मरूदेवी ने प्रथम स्वप्न में वृषत्ष को अपने मुख में प्रवेश करते देखा ॥ 


* स्वप्न दर्शन के पश्चात जागृत हो माता मरूदेवी नाभि कुलकर के पास आई 
और अलौकिक स्वप्नों का फल पुछा । नाभिराजा ने अपनी तीक्ष्ण विचार शक्ति 
से स्वप्तों का प्रतिफल बताते हुए कहा-- तुम एक अलौकिक पुत्र-रत्त को 

प्राप्त करोगी ।?१ 


जन्म : 


शवेताम्बर ग्रंथों (जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, कल्पसूत्र, आवश्यक निर्युक्ति,. आवश्यक, 
चूणि, त्रिषष्टि-शलाका पुरुष चरित्र आदि) के अनुसार सुखपूर्वक गर्भकाल पूर्ण 
कर चैत्र. कृष्णा भ्रष्टमी के दित भगवान्‌ श्री ऋषभदेव का जन्म हुआ और 
दिगम्ब राचार्य श्री जिंनसेन के अचुसार जन्मतिथि नवमीं है ।९ यह सम्भव है 
कि उदयास्त तिथि की मान्यता की. दृष्टि से ऐसा तिथि भेद लिखा गयां हो | 
इसके अतिरिक्त तो और कोई दूसरा कारण दिखाई नहीं देता है । 


जिस समय भगवाब्‌ श्री ऋषभदेव का जन्म हुआ, सभी दिशायें शॉत थीं । 
प्रभु के जन्म से सम्पूर्ण लोक में उद्योत हो गया । क्षणमर के लिये तारक भूमि के 
जीवों की भी विश्वांति प्राप्त हुई । छुप्पत दिक्‌-कुमारियों और देव देवेस्दों ने 
आकर जन्म महोत्सव मनाया ।3 जन्माभिषेक की विशेष जानकारी के लिये 
जम्बू-द्वीप प्रज्ञप्ति, आंवश्यक चूरि, चउप्पन्न महापुरिस चरियं, एवं त्रिपष्टि 
शलाका पुरुष चर्रित्र दृष्टव्य है । 


नामकरण : 


भगवान्‌ ऋषभदेव का जीव जसे ही माता मरूदेवी के गर्भ में आया था, 
वैसे ही माता मरूदेवी ने चौदह महास्वप्न देखे थे। उनमें सबसे पहले 'वृषभ 
का स्वप्न था और जन्मोपरांत बालक के उरु सस्‍्थल-पर 'ृषभ'-का. शुभ चिन्ह 


१. ऋषभदेव : एक परि०, पु० १२४८, त्िषष्टि११२।२२८, आब० चु० पृ० १३५ 
२. महापुराण - १३।१-३ पु० रे८रे 
३. जैन घ॒र्मे का मौलिक इति०, मा० १ प्‌० १४ 


भगवान्‌ श्री ऋषभदेव : २४ 


था ।१ अतः उनका गुण सम्पन्त नाम “ऋपकभ' रखा गया। भगवती आदि 
आगम और आगममैेत्तर साहित्य में ऋषभ के साथ 'नाथ' एवं 'दिव' शब्द का 
प्रयोग नहीं मिलता है। ये दोनों शब्द उतके नाम के साथ कब व कैसे जुड़कर 
प्रचलन में भा गये, इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है । इतता 
अवय्य कहा जा सकता है कि इन शब्दों का प्रयोग उनके प्रति विशेष झ्ादरभाव 
प्रदर्शित करने के लिये किया गया हो | 


श्षीमद्‌ भागवत के अनुसार उनके सुन्दर शरीर, विपुल कीति, तेज, बल, 


ऐश्वर्य, भश और पराक्रम आदि सद्भुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका 
नाम 'ऋषभ' रखा ।£2 


महापुराणानुसार श्रेष्ठधर्म से शोभायभान होने के कारण इन्द्र ने उसका 
साभ वृषभ रखा 3 


कल्प-सुब्४ में भगवान ऋषभदेव के पांच निम्नलिखित भाम मिलते हैं--- 


(१) ऋषभ, (२) प्रथम राजा; (३) प्रथम भिक्षाचर, (४) प्रथम जिन, 
भौर (५) प्रथम तीर्थंकर । - | 


श्री ऋषभदेव धर्म और कर्म के निर्माता थे । एतदथ्थ जैन इतिहासकारों 
; उनका एक सास आदिनाथ! भी लिखा है और यह नाम जन-मन प्रिय रहा 
५ 


श्री ऋषभदेव के भ्रेन्य नामों में 'प्रजापति!६, 'हिरप्यगर्भ'७ तथा 'काश्यप'८ 
भी मिलते हैं । इसके अतिरिक्त मंहापुराण में उन्हें विधाता, विश्वकर्मा और 
पेष्टा आदि अनेक नामों से अलंकृत -किया गया है-॥& 3 


आब० जु० पृ० १५१०, आव० तियुं० १६४२ १, ज्रिषष्डि० ११२।६४८-६४४६ 
भीमडू भागचत० ५-४-२ प्रथम खण्ड, गोरखपुर स० ३ पू० ५५६ 
भहापुराण १४।१६०-१६१ ' | 


ब्‌. 

२. 

३. 

डे. कल्पसूत्र - १६४ 
२ ऋषभदेव : एक परिदीलन, पू० १३१ 
5 भहापुराण, १६०११६।३६३ 

७. चंही, प्च १रा&५ | 

८. चही, १६२६६ पृ० ३७०, 


३६ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


बंश और गोत्र : 


उस समय का मानव समाज किसी कुल, जाति अथवा वंश में विभकत नहीं 
था। इसलिये श्री ऋषभदेव की कोई जांति या वंश नहीं था । जिस समय श्री 
ऋषभदेव की आयु एक वर्ष से कुछ कम थी, वे अपने पिता की गोद में बैठे हुए 
क्रीड़ा कर रहे थे, तब इन्द्र अपने हाथ में इक्षुदण्ड (गन्ना) लेकर उपस्थित हुए । 
श्री ऋषभदेव ने इन्द्र के अभिप्राय को समभकर इक्षुदण्ड लेने के लिये अपना 
प्रशस्त लक्षण युक्त दाहिना हाथ श्रागे बढ़ाया । उस पर इन्द्र ने इक्षु भक्षण 
की रुचि देखकर उनके वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश रखा ।१ इनकी जन्मभूमि भी 
तभी से इक्ष्वाकु भूमि के नाम से प्रसिद्ध हुई।९ और गोत्र काइयप कहा 
गया ॥3 


अकाल मृत्यु : 

श्री ऋषभदेव का वाल्यकाल अति आनंद से व्यतीत हुआ । हाने: शने: वे 
दस वर्ष के हुए तभी एक अपूर्व घटना घटी । एक युगल अपने नवजात पुत्र 
पुत्री को ताड़वृक्ष के नीचे सुलाकर स्वयं क्रीड़ा हेतु प्रस्थान कर गया । 
भवितव्यता से एक बड़ा परिपक्व ताड़फल बालक के ऊपर गिरा, मर्म-प्रदेश 
पर प्रहार होने से असमय ही वह बालक मरकर स्वर्ग सिधार गया, यह प्रथम 
अकाल मृत्यु उस अवसर्पिणीकाल के तृतीय भारे में हुई ।४ योगलिक माता-पिता 
ते बड़े लाड़ से श्रपनी इकलौती कन्या का पालन किया, श्रत्यन्त सुन्दर होने से' 
उसका नाम भी 'सुतन्दा' रख दिया गया। कुछ समय पर्चात उसके माता- 
पिता की भी मृत्यु हो गई । इस कारण यह बालिक पथश्रष्ट मृगी की भांति 
इधर उधर परिघस्रमण करने लगी। अन्य यौगलिकों ने नाभिराजा से उक्त 
समस्त वृत्तांत कंह सुनाया । श्री नाभि ने उस लड़की के विषय में यह्‌ कह कर 
कि यह ऋषभ की पत्नी बनेगी, अपने पास रख लिया ।५ 


१. भाव० नियुक्ति गा०१८६ 

२. भमाव० चूरि - पृ० १५२ 

३. आवब० सल० पूर्बंभाग पृ० १८६२ हे है 

४. इस मृत्यु की घटना फो जैनधर्म में येजनक भाना गया है, 
क्योंकि धोग भूसि के मनुष्य परिपूर्ण आयु भोग कर हो मरते हैं । 

५, ऋषभदेघ : एक परिशीलन, ० १३४३-३४ 


भगवार श्री ऋषभदेव : २७ 
विवाह संस्कार : 


यौगतिक परम्परा में भाई और वहन ही पति-पत्नी के रूप में परिवर्तित 
हो जाया करते थे । उस समय वर्तमान की भांति विवाह प्रथा का प्रादुर्भाव 
नहीं हुआ था। सुवन्दा के भाई की अकाल मृत्यु हो जाने से श्री ऋषभदेव त्त 
सुनन्‍्द्ा एवं सहजात सुमंगला से विवाह कर एक नई व्यवस्था का सूत्रन्यात 
किया १९ आचार्य श्री हेमचल के भ्रनुतार श्री ऋषभदेव ने लोगों में विवाह 
प्रवृत्ति चालू करने के लिए विवाह किया ।£ इस प्रकार श्री ऋषभदेव ने ही 
भावी मानव समाज के हितार्थ विवाह-परम्परा का सूमपात किया | उन्होंने 
मानव मन की बदली हुई परिस्थिति का अध्ययत किया और उनमें बढ़ती हुई 


वासता को विवाह सम्बन्ध से सीमित कर भातव जाति को वासना की भट्टी 
में गिरने से बचाया । 


बीस लाख पूर्व तक कुमारावस्था में रहने के पदवात्‌ श्री ऋषभदेव का 
जिवाह हुआ । वेबेद्ध ने बर सम्बन्धी कार्य किये श्ौर देवियों ने सुतन्दा एवं 
सुमंगला के लिये वधू पक्ष का कार्मे सम्पन्न किया। तभी से अविवाहित स्त्री- 
पुरुष के बीच सम्बन्ध होना निन्‍दनीय माना जाने लगा ।3 


संतान: 


विवाहोपरांत श्री ऋषभदेव का राज्याभिषेक हुमा । छः लाख पर्व से कुछ 
कम समय तक सुनंदा एवं सुमंगला के साथ अनासक्त भाव से ग्ृहस्थाश्रम में 
रहे। सुमंगला ने भरत और ब्राह्मी एवं सुनंदा ने बाहुबली और सुम्दरी को युगल- 
रूप में जन्म दिया । कार्लांतर में सुमंगला ने युगल रूप में ४६ बार में दे पुत्रों 
को और जन्म दिया। इस प्रकार ऋषभदेव के १०० पुत्र और दो पृत्रियां 
उत्पत्त हुई ।४8 दिग्म्बर परम्परानुसार श्री ऋषमभदेव के १०१ पुत्र माने गये 
हैँ ५ 


१. ओब निर्षुक्ति गा० १६१ पृ० १६३ 

२. दिषध्टि० शशद८१ 

३. जैनधर्ण फा सोलिक इतिहास, प्रथम भाग, पृ० १६ 
४. कल्पसूद क्रिश्शावल्ली, पत्त १५१-२ 

* महापुराण-जिनसेन १६-४ -५१ ३४६ 


२६ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


वंश और गोत्र : 


उस समय का मानव समाज किसी कुल, जाति अथवा वंश में विभकत नहीं 
था । इसलिये श्री ऋषभदेव की कोई जांति या वंश नहीं था । जिस समय श्री 
ऋषभदेव की आयु एक वर्ष से कुछ कम थी, वे श्रपने पिता की गोद में बैठे हुए 
क्रीड़ा कर रहे थे, तब इन्द्र अपने हाथ में इक्षुदण्ड (गन्ता) लेकर उपस्थित हुए । 
श्री ऋषभदेव ने इन्द्र के अभिप्राय को समभकर इक्षुदण्ड लेने के लिये अपना 
प्रशस्त लक्षण युकत्र दाहिना हाथ आगे बढ़ाया । उस पर इन्द्र मे इक्षु भक्षण 
की रुचि देखकर उनके वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश रखा ।१ इनकी जन्मभूमि भी 
तभी से इक्ष्वाकु भूमि के नाम से प्रसिद्ध हुई ।९ और गोत्र काश्यप कहा 
गया ।3 


अकाल मृत्यु : 


श्री ऋषभदेव का बाल्यकाल अति भानंद से व्यतीत हुआ । श्ने: शने: वे 
दस वर्ष के हुए तभी एक अपूर्व घटना घटी । एक युगल अपने नवजात पुत्र 
पुत्री को ताड़वृक्ष के नीचे सुलाकर स्वयं क्रीड़ा हेतु प्रस्थान कर गया। 
भवितव्यता से एक बड़ा परिपक्व ताड़फल बालक के ऊपर गिरा, म्म-प्रदेश 
पर प्रहार होने से असमय ही वह बालक मरकर स्वर्ग सिधार गया । यह प्रथम 
झ्रकाल मृत्यु उस अवसर्पिणीकाल के तृतीय आरे में हुई ।४ यौगलिक माता-पिता 
ते बड़े लाड़ से अपनी इकलौती कन्या का पालन क्रिया, भ्रत्यन्त सुन्दर होने से 
उसका ताम भी 'सुनन्‍्दा' रख दिया गया। कुछ समय परचात उसके माता- 
पिता की भी मृत्यु हो गई | इस कारण यह बालिक पथश्रष्ठ मृगी की भांति 
इधर उधर परिम्रमण करने लगी। अन्य यौगलिकों ने भाभिराजा से उक्त 
समस्त वृत्तांत कह सुताया । श्री नाभि ने उस लड़की के विषय में यह कह कर 
कि यह ऋषभ की पत्नी बनेगी, अपने पास रख लिया प 


« आब० नियुक्ति गा०१८६ 

« आाव० चुरणि - प्रृ० १५२ 

» आव० मल० पूव्वभाग पृ० १८२ 

. इस अकाल सृत्यु की घटना को जैनधर्म में यंजनक माना गया है, 
क्योंकि सोग भमि के सनुष्य परिपूर्ण आयु भोग कर ही सरते हैं 

५. ऋषसदेघ : एक परिशीलन, पृ० १३२३-३४ है 


०६ छ 0 _5 


भगवान श्री ऋषभदेव : २७ 
विवाह संस्कार : 


यौगलिक परम्परा में भाई और बहन ही पति-पत्नी के रूप में परिवर्तित 
हो जाया करते थे । उस समय वर्तमान की भांति विवाह प्रथा का प्रादुर्भाव 
नहीं हुआ था। सुननन्‍्दा के भाई की अकाल मृत्यु हो जाने से श्री ऋषभदेव ते 
सुतत्दा एवं सहजात सुमंगला से विवाह कर एक नई व्यवस्था का सूत्र-पात 
किया ॥१ आचार्य श्री हेमचच के अनुसार श्री ऋषभदेव ने लोगों में विवाह 
प्रवृत्ति चालू करने के लिए विवाह किया ।९ इस प्रकार श्री ऋषभदेव ने ही 
भावी मानव समाज के हितार्थ विवाह-परम्परा का सूत्रपात किया | उन्होंने 
मोनव मन की बदली हुई परिस्थिति का अध्ययन्त किया और उनमें बढ़ती हुई 


वासना को विवाह सम्बन्ध से सोमित कर मातव जाति को वासना की भट्ठी 
में गिरते से बचाया । 


बीस लाख पूर्व तक कुमारावस्था में रहने के पश्चात्‌ श्री ऋषभदेव का 
विवाह हुआ | देवेद्ध ने वर सम्बन्धी काये किये और देवियों मे सुनल्दा एवं 
पुमंगला के लिये वधू पक्ष का काये सम्पन्न किया । तभी से प्रविवाहित स्त्री- 
पुरुष के बीच सम्बन्ध होना निन्‍्दनीम माना जाने लगा ।3 


संतान : 


विवाहोपरांत श्री ऋषभदेव का राज्याभिषेक हुआ । छ; लाख पूर्व से कुछ 
कम समय तक सुनंदा एवं सुमंगला के साथ भनासक्त भाव से ग्रहस्था श्रम में 
रहे। सुमंगला ने भरत और ब्राह्ी एवं सुबंदा ने बाहुबली और सुस्दरी को युगल- 
जप में जन्म दिया। कालांतर सें सुमंगला ने ग्ुगल रूप में ४६ बार में ६५ पत्रों 


को और जन्म दिया । इस प्रकार ऋषभदेव के १०० पुत्र और दो पुृत्रियां 
असन्‍्न हुई ।४ दिगस्थर परम्परानुसार श्री ऋषभदेव के १०१ पुत्र माने गये 
हैं ५ 


१. आव नियुक्ति गा० १६१ पृ० १६३ 
२- विषष्टि० १२८८१ | 

हे. जैनधम का सोलिक इतिहास, प्रथम साग, पु० १६ 
४, कल्पसूत्र किरणावली, पत्र १५१-२ 

*. महावुराण-जिनसेन १६-४ -५॥ ३४६ 


श्ष : जैन-धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


अनेक आधुनिक विचारकों ने सुनंदा के साथ किये गये विवाह को विधवा 
विवाह कहा है किन्तु जैन साहित्य में उस युगल को बालक और बालिका 
बंताया है, न कि युवा-युवती | और जब वे बालक थे तो उनका सम्बन्ध भाई 
बहुन के रूप में ही था, पति-पत्नी के रूप में नहीं, अतः स्पष्ट है कि श्री ऋषभ- 
देव ने सुनन्दा के साथ विवाह किया, वह विधवा विवाह नहीं था । जब उनका 
पंति-पत्नी रूप सम्बन्ध ही नहीं हुआ तो वह विधवा कैसे कही जा सकती है ?१ 


भरत और बाहुबली का विवाह : ह 
मा यौगलिक, युग-में भाई और बहन का दाम्पत्य एक सामान्य रिवाज था.। 
आज जिसे अत्यन्त हेय/व अनीतिसूचक समझा, जाता है उस समय यह एक 
प्रतिष्ठित एवं सर्वमान्य प्रथा थी। भगवान्‌ श्री ऋषभदेव ने सुननन्‍्दा के साथ 
पाणिग्रहएा कर इस प्रथा का उच्छेद किया तथा कालान्तर में इसे और सुदृढ़ 
रूप देने के लिये व यौगलिक धर्म का मूलतः नाश करने के लिये जब भरत 
और बाहुबली युवा हुए तव भरत सहजात ब्राह्मी का पाणिग्रहण बाहुबली से 
करवाया और बाहुबली सहजात सुन्दरी का पाणिग्रहशा भरत से करवाया। 
इन विवाहों का अनुकरंण करके जनता ने भी भिन्न गोत्र में उत्पत्त कन्यांभों 
को उनके माता-पिता आदि अभिभावकों द्वारा दान में प्राप्त कर पाणिग्रहण 
करना प्रारम्भ किया। इस प्रकार एक नवीन परम्परा का प्रादुर्भाव हुआ ।2 


राज्याभिषेक 


अंतिम कुलकर नाभि के समय में ही जब उनके द्वारा अपराध निरोध के 
लिये निर्धारित की गई घिक्कार नीति का उल्लंघन होने लगा. . और अपराध 
निवारण में उतकी नीति. प्रभावहीन सिद्ध हुई, .तनव युगलिक लोग धबराकर 
ऋषभदेव के पास आए और उन्हें वस्तुस्थिति का परिचय कराते हुए सहयोग 
की प्रार्थना की । 


ऋषभदेव ने कहा-“जनता में अपराधी मनोवृत्ति नहीं फैले और. मर्यादा 
का यथोचित पालन हो इसके लिये दण्ड व्यवस्था होतीं है, जिसका संचालन 


१. ऋषभदेव : एक परि०, पृ१३४५-३६ «८ 
२. ऋषभ्नदेव : एक परिशीलन पृष्ठ १३६-१३७.० 


भगवान्‌ श्री ऋषपभदेव : २६ 


राजा किया करता हैं और वही समय समय प्र दण्डनीति में सुधार करता 
रहता है। राजा का राज्य पद पर अभिषेक किया जाता है! यह सुनकर 
युगलियों ते कहा - 'महाराज ! आप ही हमारे राजा वन जाइये )' 


इस पर ऋषभदेव ने नाभि के सम्मानार्थ कहा:-'जाओ इसके लिए तुम 
सब महाराज नाभि से निवेदन करो ।' 


ग्रुगलियों ने ताभि के पास जाकर निवेदन किया | समय के जानकीर 
नाभि ने युगलियों की नम्र प्रार्थना सुनकर कहा-'मैं तो वृद्ध हूं, अत: तुम सब 
ऋषभदेव को राज्यपद देकर उन्हें राजा बना लो |! 


ताभि की आज्ञा पाकर युगलिकजन पद्मसरोवर पर गये और कमल के 
पत्तों में पानी लेकर आये ॥ उसी समय आसन चलायमाम होने से देवेन्द्र भी 
वहां झा गए । उत्होंने, सविधि सम्मानपुर्वक देवगण के साथ. ऋषभदेव का 
राज्याधभिषेक किया और उन्हें राजा-योग्य अंलकारों से-विभूषित कर दिया । 


युगलियों ते सोचा कि अलंकार विभूषित ऋषभ के शरीर पर पानी कैसे डाला 
जाय ? ऐसा सोचकर उन्होंने श्री ऋषभदेव के चरणों पर पानी डालकर अभि- 
पेक क्रिया और उन्हें अपना राजा स्वीकार किया 


इस प्रकार ऋषभदेव उत्त समय के-प्रथम राजा घोषित हुए। इस्होंने 


पहले से चल्ली आ रही कुलकर व्यवस्था को समाप्त कर नवीत्र राज्य-व्पवस्था 
का निर्माण किया | 


युगलियों के इस विनीत स्वभाव: को देखकर शकेन्द्र ते उस स्थान पर 


विनोत्ता नगरी के नाम से उनकी वसति स्थापित कर दी । उस नगरी का 
दूसरा नाम अयोध्या भी कहा जाता है ।१ 


शासत्-व्यवस्था : 


राज्याभिपेक के उपरान्त श्री ऋषभदेव ने राज्य की सुव्यवस्था के लिये 
आरक्षक दल की स्थापता की, जिसके अधिकारी “उम्र' कहलाये। 'भोग! 
वास के अधिकारियों का मेंत्री-मण्डल बनाया । राजा के परामशैदाता 


4. जैन घस का मोलिक इतिहास, प्रथम भाग पु० पैद्दे-२० 


३० : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


“राजन्य' के नाम से विख्यात हुए तथा राज्य कर्मचारी क्षत्रिय के नाम से 
जाने लगे ॥१ 


दुष्ट लोगों के दमन के लिये तथा प्रजा और राज्य के संरक्षण के लिये 
उन्होंने चार प्रकार की सेना व सेनापतियों की भी व्यवस्था की ।९ उनके 
चतुविध सैन्य संगठन में गज, अश्व, रथ एवं पैदल सैनिक सम्मिलित किये गये 
अपराध-निरोध तथा अपराधियों की खोज के लिये साम, दाम, दण्ड औौर 
भेद की नीति का भी प्रचलन किया ।३े 


दण्डनीति : 


शासन की सुव्यवस्था के लिए दण्ड परम प्रावश्यक है । दण्डनीति सर्वे 
अनीति रूपी सर्पों को वश में करने के लिये विषविद्यावत्‌ है। अपराधी को 
उचित दण्ड न दिया जाय तो अपराधों की संख्या निरन्तर बढ़ती जायगी एवं 
बुराइयों से राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकेगी । अतः श्री ऋषभदेव ने अपने समय 
में चार प्रकार की दण्ड-व्यवस्था बनाई | (१) परिभाष, (२) मण्डल वन्ध, 
(३) चारक, (४) छविच्छेद । 


परिभाष : 


कुछ समय के ,लिए अपराधी व्यक्ति को आक्रोश पूर्ण शब्दों में नज रवन्द 
'रहमे का दण्ड । श 


सण्डल बन्ध : 

सीमित क्षेत्र में रहने का दण्ड देना । 
चारक : 

बन्दीगृह में वनद करने का दण्ड देवा । द 
छविच्छेद : 

करादि अंगोपांगों से छेदन का दण्ड देना । 


१. द्विषष्टि० ११२।९७४-६७६, आाव० निय्यु ० गा० श्दे८ 
२. बही, ११२६२५-६३२ 


७ ही 0॥7)]९७८५ 


भगवान्‌ श्री ऋषपभदेव : ३१ 


ये चार नीतियां कद चली, इसमें विद्वानों के मत अलग भज्ञग हैं। कुछ 
विज्ञों का मन्तव्य है कि प्रथम दो तोतियां श्री ऋषभदेव के समय चली भर 
दो भरत के समय । आचार्य अ्भयदेव के मंतव्यानुसार ये चारों नीतियां भरत 
के समय चली । आचार्य भद्ववाहु और आचाये मलयगिरि के अभिमतानुसतार 
बन्‍्ध (बेड़ी का प्रयोग) और घात (डण्डे का प्रयोग) ऋषभवताय के समय 
आरम्भ हो गये थे और मृत्यु दण्ड का आरम्भ भरत के समय हुआ। 
जिनसेनाचार्य के अनुस्तार वध-वच्धनादि शारीरिक दण्ड भरत के समय चले । 


उस समय तीन प्रकार के दण्ड प्रचलित थे जो अपराध के बनुसार दिये 
जाते थे-.. 


(१) अधथेहरण दण्ड, (२) शारीरिक क्लेश रूप दण्ड, (३) प्राण-हरण 
रूप दण्ड ।१ 


खाद्य समस्या : 


भगवान्‌ श्री ऋषभदेव की राज्य-व्यवस्था से पूर्व मानव कत्पवृक्ष के फल 
और कंदमूल आदि के भोजन पर ही निर्भर थे । जब जनसंख्या दिम-प्रतिदिन 
बढ़ने लगी, तब कन्दमूल आदि भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने लगे 
गौर कल्पवृक्षों की संख्या भी कम हो चुकी थी, फलतः मानवों ने स्वतः उत्पन्न 
जंगली शालि आदि भ्रन्त का कच्चे रूप में उपयोग करता आरम्भ किया । 


उस सम्रप अग्ति आदि पकाने के साधनों का स्वेथा अभाव था। अतः वे 
उसे कच्चा ही खाने लगे | जब कच्चा अन्त खाने से लोगों को अ्रपत्र की 
चीमारी होने लगी तब वे श्री ऋषभदेव के पास पहुँचे और उनसे इस समस्या 


के समाधान की प्राथेना की । श्री ऋषभदेव ने उनको शालियों का छिलका 
इेगकर एवं हाथों से मसलकर खाने को सलाह दी । जब वह भी सुप नहीं 
हो सका तो जल में भिगोकर और मुट्ठी व बगल में रखकर गर्म करके खाते 
की रात्र दी, परन्तु अपच की बाध्य उससे भी दूर नहीं हुई । 


श्री ऋषभदेव अतिशय ज्ञानी होते के कारण अस्ति के विषय में जानते थे । 
पे भी जानते थे कि कास की एकांत स्निग्धता से अभी अग्नि उत्पन्‍्त नहीं 


(- पसदेद : एक परिक्षोतम, पृ० १४४०-४६ 


- 


३२ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


हो सकती, श्रतः जब काल की स्तिग्धता कुछ कम हुई तब उन्होंने लकड़ियों को 
घिसकर शप्रस्नि उत्पन्न की और लोगों को पाक-कला का ज्ञान कराया । 


चूरिकार ने लिखा है कि संयोगवश एक दिन जंगल के वृक्षों में श्रताथास' 
संघर्ष हुआ और उससे अग्नि उत्पन्त हो गई। वह भूमि पर गिरे सूखे पत्ते 
और घास को जलाने लगी । युगलियों ने उसे रत्त समभकर ग्रहणं करना 
चाहा किन्तु उसको छूते हो जब हाथ जलने लगे तो वे अंगारों को छोड़कर 
ऋषभदेव के पास आये और सारा वृत्तांत कह सुनाया | श्री ऋषभदेव ने कहा- 
आसपास की घास साफ करने से आग आगे नहीं बढ़ सकेगी ।' उन लोगों ने 
वैसा ही किया और आग का बढ़ना बन्द हो गया | ; 


फिर भगवान्‌ ऋषभदेव ने बताया कि इसी आग में कच्चे धान्‍्य को पका- 
कर खाया जा सकता है। ग्रुगलियों से आग में धान्‍्य को डाला तो वह जल 
गया । इस पर युगलिक समुदाय पुनः श्री ऋषभदेव के पास आया और बोला 
कि आग तो स्वयं ही सारा घान्‍्य खा जाती है। तब भगवान ने मिट्टी गीली 
कर हाथी के कुंभ स्थल पर उसे जमाकर पात्र बताया और बोले कि ऐसे बेन 
बनाकर धान्य को उन वर्त॑नों में रखकर आग पर पकाने से वह जलेगा नहीं । 
इस प्रकार बे लोग आग में पकाकर खाद्य 'तैयार करने लगे । मिट्टी के वर्तन 
और भोजन पकाने की कला सिखाकर ऋणषभदेव ते उन लोगों की समस्या हल 
की इसलिये लोग उन्हें विधाता एवं प्रजापति कहने लगे । सब लोग भांति से 
जीवन व्यतीत करने लगे ।१ 


लोक-व्यवस्था : े0 
“इस शिल्प के अनन्तर अन्य शिल्पों के लिये भी द्वार खुल गया । ग्रामों 
व नगरों का निर्माण करने के लिये उन्होंते मकान वनाने की कला सिखाई। 


त 


कार्य करते करते मनुष्यों का मन उचट जाय तो मनोरंजन के लिये 
चित्र-शिल्प श्रादि का भी आविष्कार किया । कल्पवृक्षों के अभाव में वस्त्र 
की समस्या सामने उपस्थित हुई तो भगवान्‌ ने वस्त्र निर्माण की शिक्षा दी । 
' बाल, नाखून आदि की अभिवृद्धि से जब शरीर अभद्र व अ्शोभन दिखाई 
दिया तो भगवान्‌ ने नापितशिल्प का प्रशिक्षण दिया। री 


१. जेल धर्में का मोलिक इति०, पु०. १८-१४- 


भगवान्‌ श्री ऋषभदेव : ३३ 


उपर्युक्त पंच शिल्प सरिता के प्रवाह की भांति वृद्धितत होते गये और 
शर्त: शनैः एक एक शिल्प के बीस बीस जवान्तर भेद हो जाने से सम्पूर्ण शिल्प- 
कंमे सौ प्रकार का ही यया ।१ इनके अतिरिक्त भगवान ने धतियारे का, 
काप्ठों के क्य-विक्रय का तथा खेती व व्यापार संबंधी आवश्यक वस्तुओं का 


भी प्रशिक्षण दिया । इस प्रकार श्री ऋषभदेव सभी कल्पवृक्षों में एक मुझ्य 
कल्पदृक्ष हो गये ।2 


भगवान्‌ श्री ऋषभदेव सर्वेश्थम वैज्ञानिक और समाजशास्त्री थे। उन्होंने 
समाज की सवा की ) भागवत में उल्लेख मिलता है कि एक वर्ष तक वर्षा 
न होने से लोग भूखों मरते लगे, चारों ओर “त्राहिआहि! सच गई, तब 
आत्मशक्त से भगवान्‌ श्री ऋषमभदेव ने वर्षा की और उस भयंकर अकाल 


जन्य संकट से जनता को मुक्ति दिलाई ।3 इसलिये वे वर्षा के देवता के रूप 
में भी प्रसिद्ध हैं । 


आचार्य जिससेन ने भगवान श्री ऋषभदेव के समय प्रचलित आजीविका 
के प्रभुख छह साधनी का उल्लेख किया है:-- 


(१) प्रसि अर्थात्‌ सैनिकवृत्ति, (२) मषि-लिपि विद्या, (३) कृषि-सेतो 
का कार्य, (४) विद्या-अध्यापत या झास्त्रोपदेश का कार्य, (५) वाणिज्य-व्यापार 


व्यवसाय, (६) शिल्प-कला कौशल -। उस समय के मानवों को भी 'पटकर्म॑जी: 
वियाम्‌' कहा गया है.।४ 


कला-विज्ञान : 


भगनान्‌ श्री ऋषभदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को - वहुत्तर कलाओं का 
भर कनिष्ठ पुत्र बाहुबली को प्राणी-लक्षणों का ज्ञान करवाया ।५ पुत्री बाह्मी 


१ आव"० चूरि यू, झाग-पृ० १५६, ,- 

२. ऋषभदेव : एक परि, पृ,९४६ 

३- श्रीमव्‌ भागवत स्कंध ५ भ्र० ४ कपिडका ३, 
४. ऋणषभदेव : एक परि० पृ० १४७ 

१. आव० निर्यक्षि, जा० २१३ 


३४ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


को अठारह लिपियों का अध्ययन कराया१ और सुन्दरी को गणित परिज्ञान 
करवाया ।९ व्यवहार साधन हेतु मान (माप), उन्‍्मान (तौल), अवमान 
(गज-फुट-इंच) एवं प्रतिमान (मन, सेर, छंटाक) सिखलाये ।3 मणि श्रादि 
पिरोने की कन्ना भी सिखलाई ४ 


इस प्रकार सम्राट श्री ऋषभदेव ने प्रजा के कल्याण के लिये, उत्थान 
के लिये पुरुषों के बहत्तर कलाओं का और स्त्रियों को चोंसठ कलाओं का और 
सौ प्रकार के शिल्पों का ज्ञान कराया ।प 


हाथी, घोड़े और गाय आदि पशुओं का उपयोग प्रारम्भ किया&8 और 
इस प्रकार जीवनोपयोगी प्रवृत्तियों का विकास कर जीवन को सरस, शिष्ट 
और व्यवहार योग्य बनाया ॥७ 


वर्ण-व्यवस्था : 


क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीन वर्णो की स्थापना सम्राट श्री ऋषभदेव द्वारा की 
गई ।८ श्वेताम्बर ग्रंथों में ऐसा वर्णन स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है । यह वर्ण- 
व्यवस्था आजीविकातवृत्ति को व्यवस्थित रूप देने के दृष्टिकोण से की गई थी 
न कि ऊंचता या नीचता की दृष्टि से । , 


सम्राट श्री ऋषभदेव ने स्वयं शस्त्र धारण कर मनुष्यों को यह शिक्षा दी कि 
आ्रातताइयों से निबलों की रक्षा करना शक्ति सम्पन्न व्यक्ति का प्रथम कर्त्त व्य 
है । भापके इस आव्हान से अनेक व्यक्तियों ने इस कम को स्वीकार किया और 
वे क्षत्रिय के नाम से जाने गये ।८ 


१. बही ०, गा० २१२ 

२, बही०, गा० २१२ 

३. वही ०, गा० २१३ 

४ वहो ०, गा० २१४ 

. कल्पसूत्त सु० १६४५, जम्बूद्वीप० सु० ३६, त्रिषष्टि, १३२।६७१ 
आच० हारि० गा० २०१ 
जस्वृद्वीप वृत्ति २ वक्षस्कार 

« महापुराण, १८०३।१६।३६२ 

« बही० पृ० २४३॥१६।३६८ 


८ 7 6 0 #< 


भगवान्‌ श्री ऋषभदेव : ३५ 


आपने स्वयं दूर दूर के प्रदेशों में पद-आना कर लोगों के मन में यह विचार 
उत्पलत किया कि मनुष्य को सतत्‌ गतिमान्‌ रहना चाहिये और एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर वस्तुओं का आयात्त-निर्यात कर प्रजा का जीवन सुखमय बनाने 
का प्रयास करता चाहिये | जिन व्यक्तियों ने इस काये के लिये अपने भ्रापको 
प्रस्तुत किया थे वैश्य के नाम से सम्बोधित किये गये १ 


श्री ऋषभदेव ने यह भी प्रेरणा दी कि करम-युग में एक दूसरे के सहयोग के 
बिना कार्य नहीं चल सकता । इसके लिये ऐसे व्यक्तियों को आवश्यकता है 


जो बिता किसी भेदभाव के सेवकार्य कर सके । जो व्यक्ति सेवा हेतु प्रस्तुत 
हुए, उनको शूद्र कहा! गया १९ 


“इस प्रकार शस्त्र धारण कर आजीविका चलाने बाले क्षत्रिय, कृपि और 
पशु पालन के माध्यम से जीविकोपाजेन करने वाले वैश्य और सेवा करने वाले 
शूद्र कहलाये 3 ब्राह्मण वे की स्थापना भरत दवाश की गई 8 , 


साधता के पथ पर : 


सम्राट श्री ऋषभदेव ने दीघेकाल़ तक लोकतायक के रूप पें राज्य का 
संचालन कर प्रेम और न्यायपूदेक ६३ लाख पूर्व तक प्रजा'का पालन किया | 
उन्होंने जन-जीवन में व्याप्त अव्यवस्था को दूर'कर त्याय नीति तथा व्यवस्था 
का संचार किया और मर्यादाओं को स्थापना को । इसके उपरांत ही स्थायी 
शांति श्राप्ति हेतु तथा पाप रहित जीवन के लिये योगमांग का अनुसरण करना 
सावश्यक समझा । उसका विश्वास था कि अध्यात्म साधना के बिना मनुष्य 
को स्थादी शांति को प्राप्ति नहीं हो सकती | इस वात पर विचार करने के 
उपरान्त ही उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को अपना उत्तराधिकारी बनाकर 
साम्राज्य सौंप दिया। बाहुबली एवं अन्य पुत्रों को भी पृथकू-पृथक्‌ राज्य दे 
दिया और आप स्वयं साधना के पथ पर अग्रसर होने के लिये तत्पर हो 
ग्ये (५ ; ये ४ 


4 चही० पृ० २४४१६)३६४८ 
२. वही० पृ० २४५॥१६॥३ ६८ 2 
३. महापुराण १८४॥१६३६२ ह 


+* शव चुणि, जिए पृ० २१२-१४,. ति्षाष्ट १६१६० से २२६ 
5] जिषद्ट १॥६॥१९० झ्ले २२९, छाव० चु०पु० २१२-१४ ज़िन० 


३६ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


दान : 


.. संसार त्याग की भावना से अभिनिष्क्मण से पूर्व श्री ऋषभदेव ने प्रति- 
दिन प्रभात की' पृण्यवेला में एक वर्ष तक एक करोड़ आठ लाख मुद्राएँ दान 
दी।१ इस प्रकार एक वर्ष की अवधि में श्री ऋषभदेव द्वारा तीन पअ्ररब 
अट्ठासी करोड़ और अस्सी लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान दिया गया ।९ दान 
देकर आपने जन-जन के मानस में यह भावना भर दी कि धन के योग का 
महत्व नहीं है, वरन्‌ उसके त्याग का महत्व है । 


महाभिनिष्क्रमण : 


भारतीय इतिहास में चेत्र कृष्णा अष्टमी का दित3 सर्देव स्मरणीय रहेगा । 
जिस दिन सम्नाठ श्री ऋषभदेव राज्य वैभव को ठुकराकर, भोग-विलास को 
तिलांजलि देकर, परमात्मा-तत्व को जाग्रत करने के लिये , 'सव्ब॑ सावज्जंजोगं 
पच्चक्रवामि' सभी . पाप-प्रवृत्तियों का परित्याग करता हूं, इस भव्य भावना 
के साथ विनीता नगरी से निकलकर सिद्धार्थ उद्यान में, अशोक वृक्ष के नीचे 
उत्तराषाढ़ नक्षत्र में चतुर्थ प्रहर के समय, पष्ठ भक्त के तप से युकतः होकर 
सर्वप्रथम परिब्राद्‌ बने। शीर्षस्थ बालों की तरह पापों का भी जड़ मूल से परि- 
त्याग करना है । अतः उन्होंने सिर के वालों का चतुर्मूष्टिक लुन्चन किया.। 
उस समय भगवान के प्रेम से प्रेरित होकर उम्रवंश, भोग-वंश, राजन्य वंश 
और क्षत्रिय वंश के चार हजार साथियों ने भी उनके साथ ही संयम अंगीकार 
किया ।ढ यद्यपि भगवान्‌ श्री ऋषभदेव ने उन चार हजार साथियों को प्रग्मज्या 
प्रदान नहीं की, लेकिन उन्होंने भगवान का अनुस रण कर स्वयं ही लुचन आदि 
क्रियाएँ की ।५ -. 


साधुचर्या : हि 
£ दीक्षा अंगीकार करने के पश्चात्‌ भगवान्‌ परिवार सहित, समाज व देश 
के कत्तेव्यों से बहुत ऊपर उठ गये थे । उन्होंने अपने स्वत्व को श्रखिल “विश्व 


१. आव० निर्यु० गा० २३६, त्रिषष्टि० १।३।२३. ; 
२. विषष्टि० ११३२४ 

३. आव० नियुक्ति, गा० ३३६ 

४. जम्बू० प्र० अमोलक० ३६॥००-८४ 

५. ऋषभदेव : एक परिशीलन, पृ० १६०-६१ 


भगवाव्‌ श्री ऋफभदेव : ३७ 


में प्रसारित कर दिया। विश्वमैत्ती की विराट भोवरा उनके कण कण का 
आधार बन गई। माता का प्रगाढ़ स्नेह, पिता की परम्‌ वात्सत्य व पुच्चों की 
अपार ममता उन्हें पथ से विचलित त कर सकी । वे कंचुकीवत स्नेह बंधनों 
को छोड़कर अभीध्या से प्रस्थित हुए। कच्छ, महाकच्छ आदि चार हार 
साधु-मिष्य भी उन्हीं का अनुगमन कर विचरने लगे, भगवाष्‌ जहां भी कहीं 
जाते, चार हजार अमण उन्हीं के अतुगामी होकर छायावत्‌ अनुत्तरत करते । 
भगवान्‌ उत श्रमणों को किसी प्रकार का आदेश, निर्देश या संकेत नहीं करते 


थे | वे अडण्ड मौतबूत्ति धारण कर भूमण्डल पर अप्रतिवद्ध होकर विचरण 
करते ।१ 


भगवा के प्रति प्रेमभाव के कारण ही इन लोगों ने संगम कत ग्रहण किया 
था । ज्ञानपूवेक विवेक उतमें नहीं था । फलस्वरूप साधक जीवन की कंठोरता 
को वे सहन नहीं कर सके । भगवान्‌ श्री ऋषभदेव के मौत के कारण भी उनकी 
मनः विवाल- हो. गया था । जंत में संयम के दुःखों से घवराकर उन्होंने भगवान 
का साथ छोड़ दिया और इच्छातुसार मार्ग अपनाने लगे। इन्होंने अनेक अकीर 
के चिन्ह, वेश स्थापित कर लिये |९ 


प्रथम प्रणा : 


: क्षणवान्‌ घोर अभिमहों को घारण कर अनासक्त भाव से ग्रामानुग्राम भिक्षा 
के लिये भ्रमण करते रहे किन्तु भिक्षा एवं उसकी विधि का जबता को ज्ञान 
नहीं होने से, उन्हें भिक्षा प्राप्त महीं होती । इस प्रकार भिक्षार्थ विचरण करते 
हुए श्री ऋषभदेव को लगभग एक वर्ष व्यतीत हो गया, किन्तु फिर भी उनके 
मन में किसी प्रकार की स्लानि उत्पन्न नहीं हुई | एक दिन भ्रमण करते हुए 
भगवान्‌ कुरू-जत्तपद में हस्तिनापुर पधारे | वहां बाहुबली के पोत्त एवं राजा 
सोमप्रश् का पुत्र श्रेयांस युवराज थे । श्ेयांस ने रात्रि में स्वप्न देखा कि सुमेरू 
पर्चत श्यामवर्ण का हो गया है, उसको मैंने (श्रेयांस ने) अमृत से सींच कर 
फिर से चमकाया । उसी रात को नगर श्रेष्ठि सुबुद्धि ने स्वप्त देखा कि सूर्य 
की हजार किरणें अपने स्थान से चलित हो रही थी कि श्रेयांस वें उत रविमियीं 
को फिर से सूर्य में स्थापित कर दिया । राजा सौसप्रभ द्वारा भी उसी दिखे 


१. ऋषभदेव : एक परि०, पृ० १६१ 
२. ब्रिबध्टि०, १२१२२-१२३ 


३८ : जौन धर्म -का संक्षिप्त इतिहास 


की पश्चिम रात्रि में स्वप्त देखा गया कि एक महान पुरुष शत्रुओं से युद्ध कर 
रहा है, श्रेयांस ने उसे सहायता प्रदान की जिससे दात्रु सैन्य को हरा दिया ॥१ 
प्रातः होने पर सभी ते इन स्व॒प्नों के सम्बन्ध में चितन सनन किया और 
निष्कर्ष निकाला कि अवश्य ही श्रेयांस को कोई विशेष लाभ होने वाला है ।९ 


प्रातःकाल के समय श्रेयांस अपने आवास में बैठा स्वप्प विषयक विशेष 
चितन-मनन कर रहा था, उसे अत्यन्त प्रसन्‍नता की अनुभूति हो रही थी कि 
उक्त तीनों स्वप्नों की आधारशिला मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई महान काये 
सम्पन्न होने वाला है । इतने में ही उसने दूर से आते हुए भगवान्‌ श्री ऋष- 
भदेव को निहारा, वह भक्ति-भावना से ओत-प्रोत हो गया ॥ भगवान्‌ की देख- 
कर बह विशिष्ट ऊहापोह करने लगा, तो जाति-स्मरण . ज्ञान उद्भूत हुआ ॥ 
उसके आलोक में उसे पूर्व जन्म की स्मृति हो आई । भगवान्‌ श्री ऋषभदेव के' 
साथ पूर्वभव के सम्बन्धों को उसने विज्ञेष रूप से जाना.और यह भी अनुभव' 
किया कि भगवान्‌ एक वर्ष से तिराहार हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान . पर 
विचर रहे हैं, अभी तक कोई भी यथाकल्पवीय वस्तु उन्हें भिक्षा में नहीं मिले 
सकी और भगवाय्‌ याचना द्वारा कुछ ग्रहण नहीं करते, ऐसा सोच, वह अपने: 
आवास से नीचे उतरा । प्रभु को वन्दन किया और प्रेमपूरित करों से ताजा 
आये हुए इक्षु-रस के कलशों को ग्रहण कर भगवान्‌ के कर कमलों में रस प्रदान 
किया । भगवान्‌ अछिद्रपाणि थे अतः रसे की एक भी बूंद तीचे न गिरने पाई । 
भगवान्‌ ने वर्षी तप का पारणा किया । 'अहोदान” की घोषणा से गगन 
मण्डल परिपूरित हो गया । पंचविध, सुवृष्टि हुई । - सबेत्र वातावरण स्वच्छ, 
रम्य-और सुख प्रतीत होने लगा ।3 ३५२ 


इस अवसर्पिणी काल में सर्वप्रथम दान श्रेयांस ने दिया, वह दिन वैशाख 
घुक्ला तृतीया का दिन था । चू कि इस दिन इक्षु-रस का दान दिया गया था, 
इसलिये यह... तिथि *'इक्षु-तृतीया! >न्‍या 'अक्षय-तृतीया' के नाम से 
प्रसिद्ध हुई ।४ ; 


व्‌, ब्रिषष्टि : १३२४६-२४७. 

२. आव० भलयगिरिवृत्ति० २१८१ 

३. ऋषभदेव : एक परि०, पृ० १६८-६ ८ 
४. ब्रिषष्टि०१।३।३०१-३०२ 


भगवान्‌ श्री ऋषभदेव : रे 


केवल ज्ञान की प्राप्ति : 


प्रव्॒ज्या ग्रहण करते के पश्चात निर्ममत्व भाव से तपस्या करते हुए प्रभु 
एक हजार वर्ष तक ग्रामानुग्राम विचरते हुए आत्मस्वरूप को चमकाते रहे । 
अंत में क्षपक श्रेणि में आरुढ़ हो शुक्त ध्यान से चार घातिक कर्मो का सम्पूर्ण 
क्षय किया और पुरिमताल नगर के बाहर शकट्मुख उद्यान में फात्गुत कृष्णा 
एकादशी के दिन अष्टस तप के साथ दिल के पूर्व भाग में उत्तरापाढ़ नक्षत्र के 
योग में ध्यानारूढ़ हुए और केवल शान, केवल दर्शन की उपलब्धि की । देव 
एवं देवपतियों ने केवल ज्ञान का महोत्सव किया । भगवान्‌ भाव भरिहंत हो 
गये । केवल ज्ञास की प्राप्ति एक वट्वृक्ष के नीचे हुईं, अतः आज भी वृक्ष 
देश में आदर एवं गौरव की दृष्टि से देखा जात्ता है ।१ 


केवल ज्ञान की प्राप्ति से शव मगवाब्‌ भाव भरिहंत हो गये । भरिहूंत 
होने से आपमें निम्नांकित बारह गुण प्रकट हुए-- 


(१) अनत्त ज्ञान, (२) अनन्त दर्शन, (३) प्रतन्‍्त . चारित्र, भर्थात्‌ 
बीतराग भाव, (४) अनन्त बल-वीर्य, (५) अशोक वृक्ष, (६) देवकृत पृष्पवृष्टि, 
(७) दिव्य ध्वनि, (८) चामर, (४) स्फटिक सिंहासन, (१०) छत्र भय, 
(११) भाकाश में देव दुन्दुभि, भर (१२) झामण्डल ...' 


पांच से बारह तक के भाठ गुणों को प्रतिहाये कहा गया है।९' 


जिस समय भगवान्‌ श्री ऋषभदेव को केवल ज्ञान को प्राप्ति हुई, ठीक 
इसी समय सम्राट भरत को अपनी आयुधशाला में चक़रत्न उत्पन्त हीने की 
सूचता३ तथा तीसरी पुत्र रत्त आप्ति की सूचना मिली ।ह ये तीतों सूचनाएँ: 
एक साथ मिलते से सम्रा८ भरत कुछ क्षणों के लिये असमंजस में पड़ गये और 
निश्चय नहीं कर पाये कि सर्वप्रथम कौससा उत्सच मन्राया जाचे ॥: अंततः यह 
विच्वार कर कि चक्र प्राप्ति ल्थ का, और पुद्च प्राप्ति काम का परिणाम. है 


१- जेनधर्मे का भोशिक इतिहास-प्रथम भाग,पृ० ३२-३३ 
र्‌. बहो० प्ष्ठ ३३ रा 

रे. जिबध्टि० १३४११-४१३ 

४. महापुराण, पर्व २४ श्लोक २. 


४० : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


लेकिन केवल ज्ञान धर्म का फल है और यही सर्वोत्तम है-- इसलिये इस उत्सव 
को ही सर्वप्रथम सनाना चाहिये क्योंकि यह महान्‌ से महान्‌ फल देने वाला है ।१ 


माता मरुदेवी की मुक्ति 


माता मरुदेवी अपने प्राणप्रिय पुत्र के दर्शनों के लिये चिरकाल से लालायित 
थी। जब उसने भरत से-भगवान्‌ श्री ऋषभदेव के केवल ज्ञान प्राप्ति का समाचार 
सुना तो उसके वृद्ध, शिथिल शरीर में भी स्फूर्ति श्रा गई। अपने प्रिय पुत्र को 
देखने के लिये वह व्यग्न हो उठी । भरत के साथ वह भी कीवल्य महोत्सव 
मनाने गयी । माता ने देखा कि अशोक वृक्ष के नीचे सिहासनारूढ़ पुत्र ऋषभं- 
देव के श्री चरणों में असंख्य देवी-देवता नमन कर रहे हैं, - पूजा अर्चता कर 
रहे हैं और प्रभु देशना दे रहे हैं। यह सब देखकर वह भाव विभोर हो गई । 
चात्सल्य भावभवित में परिवर्तित हो गया । विरक्ता माता मरुदेवी उज्जवल 
शुक्ल ध्यात में लीन होकर सिद्ध बुद्ध हो गई । कर्मों का जावरण हट गया 
और वह मुक्त हो गयी । दुलंभ निर्वाणण पद की, उपलब्धि उसे सहज ही हो 
गंई। स्वयं भगवान्‌ श्री ऋषभदेव'ने घोषण। की कि इस युग 'की सर्वेप्रथम 
मुक्ति गामिनी मरुदेवीं सिद्ध भगवती हो गयी है? ७ 2५ 


देशना एवं तीर्थ स्थापना : 

केवल ज्ञात्ी और वीतरागी बन जाने. के उपरांत भगवान्‌ श्री ऋषमदेव 
पूर्ण कृत कृत्य हो चुके थे ) वे चाहते तो एकांत साधना से भी अपनी मुक्ति 
कर लेते फिर भी उन्होंने देशना दी । इसके कई कारण थे ।* प्रथम तो यह कि 
जब तक देशना देकर धर्म तीर्थ की स्थापना नहीं की जाती तब तक तीर्थंकर 
नाम कमे का भोग नहीं होता । दूसरा जैसा कि प्रइन व्याकरण सूत्र ' में कहा 


१. वही० २४।८।५७३ 
२. विस्तृत विवरण के लिये देखें : 
(१) आवश्यक चुणि पु० १८२ 
(२) सल० बु० पृ० २२६ 
(३) ब्रिषष्टि०्, ११३॥४२८-५३०-५३५ 
(४) ऋषभदेव : एक परि० पृ० १७६-७७ 
(५) जैन घर्मं का भौ० इति० श्र० भा. पृ० इ&-२ 


भगवान्‌ श्री ऋषभदेव ; ४१ 


गया है, समस्त जग-जीवों की रक्षा व दया के लिये भगवान्‌ ते प्रवचन दिया। 
अतः भगवान्‌ श्री ऋषभदेव को शास्त्र में प्रथम घर्मोपदेशक कहा गया है ।१ 


भगवाव श्री ऋषभदेव ने प्रथम देशना फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन दी थी । 
उस दिन भगवान्‌ ने श्रृत एवं चरित्र धर्म का निरूपए करते हुए राति भोजन 


विरमण सहित अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचयें ओर अपरिग्रह रूप 
पंच महाब्रत धर्म कप उपदेश दिया ।९ ' 


अगवान्‌ श्री ऋषशदेव के इस स्पागपूर्ण, हृदयरुपर्णी प्रवचन पीयूष का पान 
कर भरत के ऋषभसेन शभ्रादि पांच सो पुत्रों एवं सो पीत्रों ने प्रद्मज्या ग्रहण कर 


ली और ब्राह्मी आदि पांच सौ नारियों ने साध्वी संघ में संयम छत अंगीकार 
कर लिया ॥3 


महाराज भरत सम्यर्दर्शनी श्रावक हुए । सुन्दरी विरक्‍त होकर दीक्षित 
होना चाहती थी ।.प१रन्‍्तु भरत ने उसको स्त्रीरत्न बवाने की इच्छा से रोक 
रखा, अतः उससे श्राविकाधरम ग्रहण किया । 


इस प्रकार साधु-साध्वी, क्षावक-क्षाविका रूप चर्तुवध संघ की' स्थापना 


हुई । धर्म तीर्थ की स्थापता करने से भगवान्‌ श्री ऋषभदेव सबेप्रथम तीर्थंकर 
बने है 


झगवान्‌ क्री ऋषभदेव ने श्रमणों के लिये पांच महाव्रतोंप का तथा श्रावकों 
के लिये द्वादशग्रतों 5 का निरूपण किया । 


ऋषभसेन भगवान्‌ श्री ऋषभदेव के प्रथम - गणधर हुए-।७ भगवात्त्‌ के 


१. जन घ्॒में का झौ० इति०, प्र०भा०, पृ० ४३ 
२. आब० निरयक्ति, गा०- ३४० 


रे. वही० गा० ३४४-२४५; सहापुराण २४।१७४॥४४१ “पक 


४५ जेनघर्म का सोौ०इति० प्र०-भा० यू० “<४, ऋषभदेव : एक-परि० 'पु० श्ज्द 
४. उत्तराष्ययन - २१४२२ 


६. रत्वाये सूद्ध झ्० ७ 
७. कल्पसूत् १है७।४५८ पुण्प दिजयजी 


४२ ; जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


प्रथम गणधर के रूप में एक माम पुण्डरिक१ भी मिलता है। किन्तु श्री देवेन्द्र 
मुनि शास्त्री की मान्यता के अनुसार, “हमारी दृष्टि में भगवान्‌ श्री ऋषभदेव 
के चौरासी गणधर थे। उसमें से .एक गणधर का नाम पुण्डरिक था, जो 
भगवाव्‌ के परिनिर्वाण के पश्चात्‌ भी संघ का कुशल नेतृत्व करते रहे थे । संभव 
है, इसी कारण समय सुल्दरजी और लक्ष्मीवल्लभजी को भ्रम हो गया और 
उन्होंने टीकाओं में ऋषभसेन के स्थान पर पुण्डरिक नाम दिया, जो अनागमिक 


है | के २ कं 


सरीचि : प्रथम परिव्राजक : 

'' सम्राट भरत के पुत्र मरीचि ने भगवान्‌ की देशना से प्रभावित होकर 
भगवान्‌ के श्रीचरणों में ही दीक्षा ग्रहण कर ली और दीक्षित होकर साधना 
भारम्भ की । साधना का मार्ग जितना कठित है और इस मार्ग में आने वाली 
परीषह-बाधाएँ जितनी कढ़ोर होती हैं उतनी ही कोमल कुमार मरीचि की. 
काया थी । फलत: उन भीषण थ्रत्ों और प्रचण्ड उपसर्ग-परीषहों को वह झेल 
नहीं पाया तथा कठोर साधना की पगडंडी से च्युत हो गया। उसके समक्ष 
समस्या आ खड़ी हुई - च तो वह उस संयम का निर्वाह कर पा रहा था और 
त ही पुनः ग्रहस्थ मार्ग पर आरूढ़ हो पा रहा था | वह समस्या का निदान 
खोजने लगा और भअ्रपनी स्थिति के अनुरूप उसते एक नवीन वीतराग स्थिति 
की मर्यादाओं की कल्पना की । श्रमण धर्म से उसने सम्भाव्य बिन्दुओं का चयन 
किया और उनका निर्वाह करते हुए वेराग्य के एक नवीन-वेश में विचरण 
करने का निश्चय किया । उसका यह नवीन रूप “परिव्याजक वेश” के रूप में” 
प्रकट हुआ । यहीं से परिद्राजक धर्म की स्थापना हुई जिसका उन्तायक मरीचि 

था औरं-वही प्रथम-परिद्याजक था । परिव्याजक मरीचि बाद में भगवान्‌ के 

साथ विचरण करता रहा । मरीचि ने अनेक जिज्ञासुओं को दशविधि श्रणम 

धर्म की शिक्षा दी और भगवान्‌ का शिष्यत्व स्वीकार करने को प्रेरित किया । 
सम्राट भरत के एक प्रश्त के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा था कि इस सक्ना में 
एक व्यवित ऐसा भी है जो मेरे वाद चलने वाली चौबीस तीर्थंकारों की परम्परा 

में अंतिम तीथंकर बनेगा ओर वह. है मरोचि । अपने पुत्र के उत्कपे से अवगत 


१. कल्पलता, २०७, कल्पद्ुमवलिका, १५१ 
२. ऋषभदेव : एक परि० पृ० १८० 


भगवान्‌ श्री ऋषभदेव : ४९ 


होकर संस्राट भरत गद्गद्‌ हो गये । भावी तीर्थंकर मरीचि का उन्होंने अभि- 
नन्दन किया । कुमार कपिल मरीचि का शिष्य था। उसने मरीचि द्वारा 
स्थापित परिव्याजक धर्म को सुनियोजित रूप दिया । इस नवीन परस्परा का 
व्यवस्थित समारस्भ किया ।१ 


अट्ठानवे पुत्रों की दीक्षा 


दिग्विजय करने के उपरांत भरत ने अपने आताओं को भी अपने आज्ञा- 
मुवर्ती बनाने के लिये उनके पास अपने दूत भेजे | दूत की बात को सुतकर 
सभी भाईयों ने मिलकर विचार विमर्श किया, किस्तु वे किसी निश्चित निष्कर्ष 
पर नहीं पहुंच सके-। तब वे भगवान्‌ के पास आये । भगवान्‌ ने समस्त स्थिति 
से उन्हें अवगत कराते हुए अपने भ्रवचन से लाभान्वित किया। भगवान्‌ की 
दिव्य बाणी में आध्यात्मिक साम्राज्य का महत्व भौरसंघर्षजनक भौतिक राज्य के 
त्याग की बात सुनकर सभी अवाक्‌ रह गये । उन्होंने भगवान के उपदेश को 


शिरोधायें कर पंच महाग्रत हूप धर्म को स्वीकार कर भगवाब्‌ का शिष्यत्व 
प्रहण कर लिया । 


समाट भरत को जैसे ही यह समाचार मिला, तो वह दौड़कर आये 
और भाइयों से राज्य ग्रहण करने की प्रार्थंता करने लगे । सभी ढेैप भाइयों 
को भरत की स्तेहभरी बातें अपने संकल्प से विचलित नहीं कर सकी । अब 
दे आध्यात्मिक राज्य के अधिकारी बन गये । भरत को तिराश लौटता पड़ा !५ 


१. देखें :- (१) चौबीस तीर्येकर : एक पर्यवेक्षण पृ० ६-७ 
(२) आव० भाष्य, गा० ३७, 
(३) आष० निर्य० शा० ३५० से ३५७ 
(४) जाव० सल० ४ड२८-४३१, ४३२ 
(५) जिषष्टि० १६५२ 
(६) महापुराण १६६६२॥४०६३ 
२. देखें:- (१) ज़िषष्टि० १९४८२१-८२६, ११६।१६०-१६६, 
(२) भगवती १४८, . (३) आाव० चु० जिनदास, २०८-२१०- 
(४) शीमद्‌ भागवत्‌ ४श१५४६, प्रशशप्प्ढे, पाशेशाशद०,२ 
५१५४६५६०; (५) महापुराण: ३४।११५१६३ .: 


पगवान्‌ श्री ऋषभदेव : ४५ 


है ।१ महात्त पिता के पूत्र भी महान होते हैं। क्षमा कीजिये, क्षमा करने वाला 
कभी छोटा नहीं होता ।7९ 


“बाहुबली 'का क्रोध कम हुआ | उठा हुआ हाथ भरत पर न गिरकर स्वयं 
के ही सिर पर गिरा और लूंचन कर वे श्रमश वन गये 3 बाहुबली के पर 
चलते चलते रुक गये । वें पितांश्री की शरण में पहुंचने पर भी चरण में नहीं 
पहुंच सके । पूर्व दीक्षित साधु लघु ज्राताओं को नमत करने की बात स्मृति 
में आतें हो उत्ते चरण एकांत शांत कानन में स्तव्ध हो गये, असंतोष पर 
विजय पाने वाले बाहुबली अस्मिता से पराजित हो गये । एक नर्ष तक हिमा- 
लय की भांति अडोल घ्यानमुद्रा में अवस्थित रहते पर भी केवल ज्ञान का 
दिव्य आलोक प्राप्त नहीं हो सका । शरीर पर लताएँ चढ़ गई, पक्षियों नें 


घौंसेले बना लिये, पैर वाल्मीकों (बांवियों) से वेष्टित हो गये तथापि सफ- 
लता नहीं मिली ।४ 


बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति : 

एक वर्ष के उपरान्त भगवान्‌ श्री ऋषभदेव ने बाहुबली में अन्तर्ज्योति 
जगाने के लिये ब्राही. और सुन्दरी को भेजा । तमन करने के वाद दोनों ने 
कहा "हाथी पर आरूढ़ व्यक्ति को कभी भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती 
अतः नीचे उत्तरो ।/५ इन शब्दों को सुनते ही बाहुबली के चिंतन का प्रवाह 
बदल गया और वे वास्तविकता समक गये । छोटे भाई चारिब्रिक इष्टि से बड़े 
हैं। उन्हें भनमत करना चाहिये | वस । वे जैसे ही तमन करने के लिये बढ़े कि 
प्रभी बच्चन दूट गये । अहंकार विनय से पराजित हो गया। वे केवली वन 


गये । भगवान्‌ श्री ऋषभदेव के चरणों में पहुंच कर उनकी केवली परिपद्‌ में 
विराजित हो गये ।8 ह 


१. बही, ११५॥७२७-७२८ 
२. ऋषमभददेव : एक परि०, पृ० 
३. जिषष्टि०ण्, १॥५।७४०, 


४. ऋषभेदेव : एक परि०, पृ० १४२-४३ प्रथंभ संस्करण 


१४२ प्रथम संस्करण ' 


५. त्रिषष्टि० ११५१७८७-७८८ 
६. वही, १५।७६४-७८८, आवच० चु० पु० २११ 


४४ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


भरत और बाहुबलो 

अब भरत, बाहुबली को अपने अधीन करना चाहते थे । इसके लिये एक 
संदेश लेकर बाहुबली के पास एक दूत भेजा गया। भरत का संदेश सुनकर 
बाहुबली क्रोधित हो उठे । उन्होंने अधीनता स्वीकार करने के लिये मना कर 
दिया | कहलवाया कि जब तक भरत मुझे नहीं जीत -ले तब तक वह...विजेता 


नहीं है ।१ 


भरत एक विशाल सेना लेकर बाहुबली से युद्ध करने के लिए बहली देश 
की सीमा पर जा पहुंचे । बाहुबली भी अपनी छोटी सेना को सजाकर युद्ध के 
मैदान में आ गये । दीघंकाल तक युद्ध चंलता रहा किन्तु हार जीत . का निर्णय 
नहीं हो सका। ग्रंतत: बाहुबली के सुफाव पर यह निर्णय लिया गयां कि व्यर्थे रक्त- 
पात करने के स्थान पर दोनों ही मिलकर युद्ध का निशेय कर लें ।९ इस पर 
दृष्टि युद्ध, वाकयुद्ध, वाहुयुद्ध, मुष्टि-युद्ध, और दण्ड-युद्ध हुए ।३ सभी में बाहु- 
बलीं की ही ' विजय हुई । इससे भरत ने आवेश में आकर. मर्यादा ' भूलकर 
बाहुबली के शिरश्च्छेदन करने के लिये चक्र का प्रयोग किया । इस पर बाहु- 
बली भत्यधिक क्रोधित हो. उठे । उछलकर बाहुबली ने चक्र को पकड़ना चाहा 
किन्तु चक्र -बाहुबली के; आसपास प्रदक्षिण कर पुनः भरत के पास वापस; “लौट 
गया ।४ यह देखकर सभी उपस्थित जन-आश्चर्यचकित रह गये । बाहुबली, 
की अप्रद्यंसा में गगनमण्डल गूंज उठा । -भरत को अपने किये पर. लज्जित)- होना. - 
पड़ा ।५ 


बाहुबली ने क्रूद होकर भरत पर प्रह्मरः करने के लिये:अपनी प्रबल 
मुट्ठी उठाई | इसे देखकर आवाज गूंज उठी-“सम्राट भरंत ने भूल की है, 
किन्तु आप भूल न करें। छोटे भाई के द्वारा ज्येष्ठ श्राता की हत्या अनुचित 
१, त्रिषष्ठि० १॥५४ ६७, 
२. आवश्यक चूणि, यु ० २१० 
३.. ब्विषष्टि०, (पर्व १ -सर्ये हि. 
9. ०बही,११५/७२२-७२३ ' 
५. बही, १५७४६. . 


भगवान्‌ श्री ऋषभदेव : ४५ 


है ।१ महान पिता के पुत्र भी महान होते हैं । क्षमा कीजिये, क्षमा करने नाता 
कभी छीटा नहीं होता ।२ 


बाहुबली का क्रोध कम हुआ । उठा हुआ हाथ भरत पर से गिरकर स्वर्य 
के ही सिर पर गिरा और लूंचन कर वे भ्रमण वन गये 3 बाहुबली के पर 
चलते चलते रुक गये । वे पिताश्री की शरण में पहुंचने पर भी चरण में नहीं 
पहुंच सके । पूर्व दीक्षित साधु लघु स्राताओं को नमन करने की वात स्मृति 
में भाते ही उनके चरण एकांत शांत कानमन में स्तव्ध हो गये, असंतोष पर 
विजय पाते वाले बाहुबली अस्मिता से पराजित हो गये । एक वर्ष तक हिमा- 
लय की भांति अडोल ध्यानमुद्रा में अवस्थित रहने पर भी केवल शीत का 
दिव्य आलोक प्राप्त नहीं हो सका । शरीर पर लताएँ चढ़ गई। पक्षियों ने 


घोंसले बना लिये, पैर वाल्मीकों (बांवियों) से वेष्टित हो गये तथापि सफ- 
लता नहीं मिली ४ 


बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति : 

एक वर्ष के उपरान्त भगवान्‌ श्री ऋषभदेव मे बाहुबली में अन्त्ज्योति 
जगाते के लिये ब्राह्मी. और सुन्दरी . को भेजा । तमन करने के वाद दोवों ने 
कहा “हाथी पर आरूढ़ व्यक्ति को कभी भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती 
अतः चीचें उतरो ।”५ इन शब्दों को युनतते ही बाहुबली के चिंतन का प्रवाह 
बदल गया और वे वास्तविकता समभ गये । छोटे भाई चारित्रिक रष्टि से बड़े 
हैं। उन्हें नमन करना चाहिये । बस । वे जैसे ही नमत करने के लिये बढ़े कि 
सभी बंच्धन टूट गये । अहंकार विनय से पराजित हो गया । वे केवेली! वन 
गये । भगवान्‌ श्री ऋषभदेव के चरणों में पहुंच कर उनकी केवली परिषद्‌ में 


विराजित हो गये ।६ 
१. वही, १।५७२७-७२८ 


२. ऋषमदंव : एक परि०, १० १४२ प्रथम संस्करण 
३. न्रिषष्टि०, १४७४० 


४. ऋषभदेव ; एफ परि०, पु० १४२-४३ प्रथम संस्करण 
५. त्रिषष्टि० १४॥७४७-७८८ 


६. वही, १।५७६५४-७८८, आब० चु० पुृ० १११ 


'४६:: जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


“भरत को केवल ज्ञान प्राप्ति एवं निर्वाण : 

अखण्ड भा रत के एक छत्र साम्राज्य का सत्ताधीश होकर भी सम्राट भरत 
के मन में न तो वेभव के प्रति आसक्ति का भाव था और न ही अधिकारों के 
लिये लिप्सा का। सुशासन के कारण वे इतने लोकप्रिय हो गये थे कि उन्हीं के 
नाम को आधार मानकर इस देश को भारतवर्ष कहा जाने लगा। सुदीर्घकाल 
तक वे शासन करते रहे, किन्तु दाथित्वपूर्ति की कामना से ही, अन्यथा अधि- 
कार,-सत्ता, ऐश्वर्य आदि के भाग की कामना तो उनमें रंचमात्र भी नहीं 
थी । ि 


भगवान्‌ श्री ऋषभदेव विचरण करते करते एक समय राजधानी विवीता 
नगरी में पधारे यहां भगवान्‌ से किसी जिज्ञासु द्वारा एक प्रइन पूछा गया 
जिसके उत्तर में भगवान्‌ ने यह व्यक्त किया कि चक्रवर्ती सम्न्‍्राद भरत इसी 
भव में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे । भगवान्‌ की वाणी अक्षरश: सत्य घटित हुई। 
इसका कारण यही था कि साम्राज्य के भोगोपभोगों में वे मात्र तन से ही 
संलग्त थे, मत से तो वे सर्वथा निलिप्त थे। सम्यगू-दशशन के आलोक से 
उनका चित्त जगमग करता रहता था। उन्हें अंततः केवल ज्ञान, केवल दर्शन 
उपलब्ध हो गया । कालान्तर में उन्हें निर्वाण पद की प्राप्ति हो गई और वे 
सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गये ।१ 


धर्म-परिवार : 

जिस प्रकार भगवान्‌ श्री ऋषभदेव का ग्रृहस्थ परिवार विशाल था, उसी 
प्रकार उनका धंमे-परिवार भी अति-विशाल था । भगवान्‌ के पावन प्रवचनों 
को सुनकर चौरासी हजार श्रमण बने और तीन लाख श्रमणियां बनी । तीन 
लाख श्रावक और पांच लाख चौपनहजार श्राविकाएँ हुई ।९ ः 


१. चौबीस तीर्यकर : एक पर्वब० १० ११ विस्तार फे लिये देखें:- . ह 
(१) जैनघर्म और दर्शन-मुनिनवमल (२) ज॑न वक्षञेव के मौलिक तत्व 
(३) आवश्यक निर्युवित गा० ४३६, (४) आव० चुणि:पृ० २२७ 
(५) ऋषभदेव . एक परिशीलन- 

२. कल्पसून्न-१5७-५८ 


भगवान्‌ श्री ऋषभदेव : ४७ 


भगवान्‌ के धर्-परिवार में वीस हजार केवल ज्ञानी, बारह हजार छः सौ 
मनः पर्यवज्ञानी, नौ हजार श्रवधिज्ञानी, बीस हजार छः सौ वेक्रियलब्धिधारी, 
चार हजार सात सौ पचास चौदहपूवंधारी, वारह हजार छः सो पचास 
वादी थे ॥१ 
परित्तिरवाण : 


तृतीय आरे के त्तीन वर्ष और साढ़े आठ मास शेप रहते पर भगवान्‌ 
दस. हजार श्रमणों के साथ अष्टापद पर्वत पर आरूढ़ हुए | चतुर्देश भक्त से 
आत्मा को भावित करते हुए अभिजित नक्षत्ष के योग में पर्येड्रा[सन से स्थित, 
शुक्ल ध्याव के द्वारा वेदवीय कम, आयुष्यकर्म, साम कर्म और गोचर कर्म को 
नेष्ट कर सदा सर्वदा के लिये अक्षर, अजर, अमर पद को प्राप्त हुए | जिसे 
जैन परिभाषा में निर्वाण या परिनिर्वाण कहते हैं २ ह 

भगवान्‌ श्री ऋषभदेव का जीवन, व्यक्तित्व और कृत्तित्व विश्व के कोडि- 
कोटि मानवों के लिये कल्याणरूप, मंगलरूप और वरदानरूप रहा है। वे श्रमण 
संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के आदि पुरुष हैं। भारतीय संस्कृति के ही नहीं 
मानव संस्कृति के आद्य निर्माता हैं। उनके हिमालय सदुश विराट जीवन पर 


दृष्टि डालते-डालते मावव का सिर ऊंचा हो जाता है और अंतर भाव श्रद्धा से 
भुक जाता है। 


विशेष : 


स्थानांग सूत्र में जो दस आइचर्य गिनाये गये हैं, उन्तमें से एक आश्चर्य 
उत्कृष्ट अवगराहना के १०८ सिद्धों से सम्बन्धित हैं। ये ५०० धनुष की अव- 
गाहना वाले १०८ सिद्ध भगवान्‌ श्री ऋषभदेव के समय हुए । नियम के अनुसारे 


उत्कृष्ट अबग्राहता वाले दो3 ही एक साथ सिद्ध होने चाहिये लेकिन भगवान्‌ 
श्री ऋषभदेव और उनके पुत्र आदि १०८ एक समय में एक साथ सिद्ध हुए, 
यह आइचर्य की बात है । | | 


१. कल्पसूत्र, सू० १६७ ++ है. 0 कप 5 न 5 दह 
२. ऋषभ्देव : एक परिशोलन प० २३४-३५ ह्वि० संस्करण 57 
विस्तार के लिये देखें (१) आच० चूणि २२१, . (२) आव०नि०्णा०३३३ 
(३) कल्पसूत्र १६६५४, (४) त्रिषष्टि १।६४५४-४६ १, 
(५) जस्बूद्वोप प्र० ४८६९ ५ 0४ 


>: उत्तरा० ३६ - उक्‍्कोसोगाहणाए य सिझते जुगवं दुबे । ५४ गाया. - 


३. भगवान्‌ श्री अजित (इह ही) 


प्रथम तीर्थंकर, मानव सभ्यता के आद्य प्रवत्तक भगवान्‌ श्री ऋषभदेव के 
सुदीघंकाल पश्चात्‌ इस धरातल पर द्वितीय तीर्थंकर के रूप में भगवान्‌ श्री 
अजित का अवतरण हुआ। 


पृ्वभव : 

* महाराज विमलवाहन के जीवन में इन्होंने बड़ी साधना और जिन प्रवचन 
की भक्ति की थी | संसार में रहते हुए भी इनका जीवन भोगों से अलिप्त था। 
विशाल राज्य और भव्य भोगों को पाकर भी उस ओर इनकी प्रीति नहीं हुई । 
लोग इनको युद्धवीर, दानवीर और दयावीर कहा करते थे । 


इसका भन निरन्तर इस बात के लिये चिंतित रहता था कि - “मनुष्य जन्म 
पाकर हमने क्या किया ? बचपन से लेकर आज तक न जाने कितनों को संतायां, 
कितनों को डराया और कितनों को निराश किया, जिसकी कोई सीमा नहीं । 
तन, धन ओर सम्मान के लिये हजारों कष्ट सहते रहे । पर अपने आपको. 
ऊंचा उठाने का कभी विचार नहीं किया । क्या जीवन की सफलता यही है ?” 


: राजा के इस प्रकार के चिंतन को तब और वल मिला जब अरिदम 
आचाये के नगर के उद्यान में आने की शुभ सूचना वन. पालक ने उनको दी । 
बड़े उत्साह और प्रेम के साथ राजा आचाये को वन्दन करते गया और आचार्ये 
के त्यागपूर्ण जीवन के दशंव कर परम प्रसन्‍न हुआ। उसके अन्तर्मंन की सारी 
वासनाएँ शांत हो गयी । आचाये के त्याग और वैराग्यपूणों उपदेश को सुनकर 
राजा विरक्‍्त हुआ और पुत्र को राज्य सौंपकर प्रव्रज्या ग्रहण कर ली। ' 


वह साधु बन गये । पांच समिति, तीत ग्रुप्ति.की साधना .करते हुए उन्होंने 
विविध प्रकार के तप, अनुष्ठान ब्ादि.किए और एकावली, रत्नावली, लघुर्सिह 


भगवान्‌ थी .मजीत-: ४६: 


और महा्विह:- तिक्कीड़ित जैसी: तपस्या से: विपुल कर्म निर्जरा की । चीस 
बोल की आराधना से तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन भी उन्होंने कर. लिया 


अच्त समय में अनशन के साथ प्राण त्याग किये मौर विजय विमान में भ्रहमिस्े 
रुप से उत्पत्त हुए ।९ 


माता-पिता एवं जन्म : 


वित्ीतानगरी के महाराज जितशत्रु थे। उनकी महारानों विजयादेवी 
अतिधर्मपरायणा महिला थीं। “विमल-वाहन” का जीव वैशाख शुक्ला च्योदक्ी 
के दित रोहिणी भक्षत्र के योंग से विजय विमान से च्यवत' हुआ और उसी रात 
को माता ने ग्भें धारण किया तथा चौंदह महान फलदायी शुभ स्वप्त भी देखे । 
उसी रातः राजा जितंशत्रु के लघु भ्राता सुमित्र की धार्या ने भी गर्भ घारण' 


किया और उसने भी चौदह शुभ स्वप्न देखे । उसने भी चक्रवर्ती पुत्र का लाभ 
प्राप्त किया । 


मा शुक्ता अष्टमी के शुभ. दिन रोहिणी नक्षत्र में- भगवान्‌, का जन्म 
हुआ । नरेंद्धों हे ही नहीं देवेन्द्नों ने भी जन्मोत्सव उत्साहपूवक मताया । असंख्य 
देवताओं द्वारा पुष्प वो कर हादिक हे व्यक्त किया गया । इस मंगल अवसर 
पर राणा जिंतशत्रु ने कैदियों को मुक्त किया और याचकों को मनोंवांघित 
दान देकर प्रसन्‍्न किया | ' 
तामकरण : 


माता- विजयादेवी के गर्भ -में जब से आापका- आगमन हुआ; कोई, भी , सजा: 
जितशत्रु:को जीत नहीं: सक्का । इसलिये-माता-पिता दारा:श्रापका, नाभ* अजित: 
रखा: गया-।. ऐसा:भी. उल्लेख-मिलता- है. कि जब श्राप गर्भावस्‍था: में: थे; तब: 


रानी विजयादेवी को महाराज जितशत्रु खेल में जीत तहीं-पाये-थे । अत: अपने, 
पुत्र का नाम अजित रखा ।९ 


गृहस्थावस्था : 


जेब आप युदा हुए तो भाता-पिता के आग्रह से थोग्य कन्याओं के साथ 


१. जेन भर्म का सोलिफ इति०, प्र० भा० पृ० ६४: 
२. भाषश्यक चूणि; प्र्वे भाव-प- १० 


प०- जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


झापका विवाह हुआ ) लेकिन आप अलिप्त भाव से इतप्ते सांसारिक व्यवहार 
को चलाते रहे । 


मोक्ष-साधन की इच्छा प्रकट करते हुए एक दिन राजा जितदात्रु ने अजित - 
से राज्य ग्रहण करने के लिये कहा | आपने सुझाव दिया कि राज्य का भार 
चाचा सुमित्र को सौंप दिया जावे । किन्तु उन्होंने भी इसे स्वीकार नहीं किया। 
तब आपको ही राज्य भार का संचालन अपने हाथों में लेना पड़ा। आपके 
शासनकाल में प्रजा सुख-समृद्धि और शांति का अनुभव करने लगी। इस 
अवधि में महाराज अजित अपने कत्तंव्य के प्रति गतिशील बने रहे थे । अधि- 
कार वाले .पक्ष के प्रति वे पूर्ूरूप से उदासीन थे | अंततः आपने राज्य का 
भार सूमित्र-के पुत्र सगर को सौंपकर दीक्षित होने का संकल्प कर लिया | सगर 
आगे चलकर दूसरा चक्रवर्ती बना ।.* - 


दीक्षा एवं पारणा 


श्री अजितं के विरकत भाव को जानकर लोकान्तिक देव आये और उन्होंने 
प्रभु से धर्मतीर्थ के प्रवर्तंत की प्रार्थना की । प्रभु ने भी एक वर्ष तक दान देकर 
माघ शुक्ला तवमीं को दीक्षा की तेयारी की । हजारों स्त्री-पुरुपों के बीच जब 
आप सहस्थाम्रवन में पालंकी से तीचे उत्तरे तव जयनाद से गगन मण्डल गुंज 
उठा ।९ 


भगवान्‌ श्री अजित ने पंचमुष्टिक लोचकर समस्त सावद्य कंर्मों का त्याग 
किया । दीक्षा' की महत्ता से प्रभावित होकर आंपके साथ एक हजार अन्य 
राजा और राजकुमारों ने भी दीक्षा ग्रहण “की ॥ उस समय आप बेले3 की 
तपस्या में थे । अयोध्या के राजा ब्रह्मदत्त के यहां भगवांच्‌ श्री अजित का प्रथम 
पारणा क्षीरान्न से सम्पन्त हुआ था । 


केवल ज्ञान : पे 
बारह वर्ष तक छद॒मस्थ अवस्था में विचरने के बाद भगवांन्‌-पुनः. ती- 


१. जैन धर्म फा मौ, इ.. श्र. भा. पृ० ६६. 


२, जैन धर्म का भौ. इ., प्र.भा.“पृ« ६-६ हु 
३. तिलोय पण्णति गा. दडंड- ३७ में अष्टम भक्‍त का उल्लेख है । 


भगवान्‌ श्री अजित -: ५१ 


तानगरी के सहध्राम्नउद्यान में पधारे और सप्तपर्ण नामक वृक्ष: के तीचे ध्यान- 
मण हो गये । ध्यान की परभोच्च स्थिति में पौष शुक्ला एकादशी के दिन 
प्रात; काल में जब चन्धरोहिणी नक्षत्र था, तव छठ की तपश्चर्या में क्गवान्‌.ने 
कैबल ज्ञान और केवल दक्षत प्राप्त किया। देवों ने, इन्द्रों वे भगवाधू का 
केवल ज्ञान उत्सव मनाया। देवों ने समवसरण की रचना की । उद्यान-पाल ने 
संगर राजा को भगवान्‌ को केवल ज्ञान प्राप्त होने को सुचना दी। राजा 
सगर अपने विशाल राजपरिवार के साथ भगवात्‌ के समवसरण में पधारे । 
भगवान ने समवसरण के बीच सिहासन, पर विराजमात होकर , देशना दी । 
देशना सुवकर सिहसेत आदि ६५ व्यक्तियों ते प्रश्नज्या ग्रहण कर गणघर पद 
प्राप्त किया । महाराज सुमित्रविजय ने भी * प्रत्नज्या ग्रहण को | भगवान्‌ ने 
चतुविध संघ की स्थापना की । तदतस्तर भगवान्‌ ने विशाल मुनि समूह एवं 


गणधरों के साथ विहार कर दिया।१ चतुरविध संघ की स्थापना कर आप 
भाव तीर्थंकर कहलाये । 


धर्म-परिवार : 

आपका घर्म-परिवार इस प्रकार था -- 

ग़णघर न्डः ह 5. ही 
केवली नाः “>> २२००० 

मनः पर्यवज्ञानी लत «- पृ२५०० 

अवधिज्ञानी न्5 न-+. दीड०० 

चोदह पूर्वंधारी न ने रे७०० 

वेक़ियलच्धिधारी न --+ २०४०० 

बादी न्+ >> १५४०० 

साधु च्न+ “>>१५०००० 

साध्वी न-+ >+रैरि०००० 

आवक २2 --रहै८७०० 

श्राविका लि --५४५०००९ 


१. आगमों में तीथेंकर चरित्र, व १७२ 
२. लेंस घम का गौ. इत्ति, प्र. स्व. प ६६-६७ 


५२६ जैव: धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


परिनिर्वाणः : ह ह 
अस्त में ७२ लाख पूर्व की आयु पूर्णूकर आप एक हजार मुनियों'कें साथ 
सम्मेंद्‌ शिखर पर एक मास के अनशनपूर्वके चेत्र शुक्ला पंचमी के दिन 
मृग़शिर नक्षत्र में प्िद्ध, बुद्ध मुक्त हुए । यही आपका निरवर्णि दिवस हैं 000 
आपने: अठारह लाख पूर्व:कुमार अवस्था-में, त्रेपनःलाख- पूर्व कुछ भधिकः 


शासक की: अवस्था में, चारह वर्ष छद॒मस्थ अवस्था में और कुछ कम .एकः 
लाख- पूर्व; केंवली:पर्याय में; व्यतीत किये. ।१ 


आपके तिर्वाण के पश्चात भी. दीर्घकाल. तक. आपके-द्वारा. स्थापित धर्म-शासन 
चलता. रहा और असंख़्य आत्माओं.का..कल्याण होता. रहा. 


१. बही. पृ. ६७ 


७. भगवान्‌ श्री संगत. [_चहन्वष्व) 


भगवान्‌ श्री 'झजित के उपरांत 'भगवान्‌' श्री संभव 'तीसरे तीर्थंकर हुए । 
पृदभव 


क्षेमपुरी के राजा विपुलवाहन थे ॥ 'राजा विपुलवाहन के 'राज्य-काल में 
'एक समय अति-भयंकर दुष्काल पड़ा: राजा विपुलवाहन कत्तेव्यपरायण और 
प्रजावत्सल था । अकाल की काली छाया से प्रजा में 'हाहाकार मच गया। 
राजा इस स्थिति को देखकर द्रवित.हो उठा और उसत्ते भर्पत्ते .अन्त भण्डारों 
के द्वार प्रजा के लिये खोल दिये । यही नहीं उसंने संतों और.उतके भक्तों फी 
भी सेवा- की साधु-साध्वियों को वह निर्दोष आहार स्वयं प्रदान क़रता -था। 
इस प्रकार चतुरविध संघ की सेवा करके उसले तीर्थंकर गोज्न कपें का उपाजेन 
कर लिया । कालान्दर में राज्य-भार धंपते पुत्र को सौंपकर राजा विपुलवाहन 


दीक्षा-बंगीकार कर'साधता-के पथ पर अग्रसर हुआ'।कठो रज्तपस्याओं ससाधनाओं 
के उपनांत आधुष्य पूर्ण कर:उसे आतत स्वर्ग 'में स्थान प्राप्त हुमा । 


जन्मःएवं माता-पिता : 


देवलोक से निकलकर विपुलवाहन के जीव ने श्रावस्ती नगरी के 'महा- 
राजा जितारि के यहां पृत्र रूप में जन्म लिया । इनकी ग्माता काम्ताम रानी 
सेनादेवी था -फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को मृगशिर नक्षत्र में स्वयं से च्यवन 
कर जब- आप गर्म में आये तव माता ने चौदह प्रमुख -शुभ स्वप्त. देखे और 
महाराज जितांरि के मुख से स्वप्न फल सुतकर रानी परम प्रसन्‍्त हुई ।१ 


उचित आहार-विहार और मर्यादा से तब माह तक शर्भ क्ती-प्रतिपालना 


३५ जेनघर्म का मोलिक इति०, प्र० सा०,' पू० इछ 


५४ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


कर मृगशिर शुक्ला चतु्देशी को अधरात्रि के समय मृगशिर नक्षत्र में माता ने 
सुखपूर्वक पुत्र-रत्त को जन्म दिया ॥१ 


नामकरण : 

. आपके जन्म से सम्पूर्ण राज्य में अदभुत परिवर्तन होते लगे। समृद्धि में 
अभूतपूर्व वृद्धि होने लगी। घानन्‍्य भी कई कई गुना अधिक उत्पन्न होने लगा । 
इसके अतिरिक्त महाराज जितारि के श्रव असम्भव प्रतीत होने वाले कार्य 
भी. सम्भव हो गये। अतः -माता-पिता ने विवेकपूर्वक अपने पुत्र का नाम 
सम्भव रखा ॥९ 


ग्रहस्थावस्था .एवं दीक्षा 


युवा होते पर सम्भव का विवाह सुन्दर राजकुमारियों से किया गया .। 
जन्म्‌ से पन्द्रह. लाख पूर्व व्यतीत होने पर पिता ने आपको .राज्य-भार सौंप 
दिया। चार पूर्वांग अधिक चवालीस लाख पुर्व॑ तक आप राज्य करते रहे । 
तदनन्तर मार्ग-शीर्ष पूणिमा के दिन मृगशीर्ष नक्षत्र में जब चन्द्र का योग था, 
तब आंपने तीर्थंकर्‌ की परम्परा के अनुसार वाधिक दान देकर सर्वोर्थे नामक 
'शीविका में आरूढ़ होकर सहस्थराम्नवत में षष्ठ तपस्या के-साथ दिन के पिछले 
प्रहर में एक हजार राजाओं के साथ प्रद्मज्या ग्रहण की'।3 इ 


आपके परम उच्च त्याग से देव, दानव एवं मानव सभी बहुत प्रभावित 
थे, क्योंकि आप चक्षु, श्रोत्र आंदि पांच इन्द्रियों पर और क्रोध, मान, . माया 
एवं लोभ रूप चार कषायों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर मुंडित हुए। दीक्षित 
होते ही आपको मनः पर्यव ज्ञान उत्पन्त हुआ और जन जन 'के मन पर आपकी 
दीक्षा का बड़ा प्रभाव रहा ४ 


विहार और पारणा 


जिंस समय आपने दीक्षा ग्रहण की उस संमय आपको निर्जल षष्ठ भक्त 
का तप था। दीक्षा के दूसरे दिन प्रभु सावस्थी नगरी में पघारे और ऊ सुरेन्द्र 


१. जैनधम का मौ० इति०, प्र० भा०, पु६८ 
२.-च० -महा० पु० च०, पु०.७२ 

३. आगमों में तीयं० चरित्र, पू० १७६ 

४, जैनधर्म का मौ० इत्ति० + आ०/भा० पु०/७० 


भगवान श्री संभव : ५५ 


राजा के यहां प्रथम पारणा किया । फिर तप करते हुए विभिन्‍न ग्राम-नगरों 
में विचरते रहे ।१ 


केवल ज्ञान : 


चौदह्‌ वर्ष तक सघन वनों, गहने कंदराओं, एकान्त गिरि शिखरों पर 
ध्यान-लीन रहे, सौन पूर्वक साधना-लीन रहे। छद्मावस्था में ग्रामाठुग्आम विहार 
करते रहे । अच्तत: अपने तप द्वारा प्रभु घनघाती कर्मों के विनाश में समर्थ 


हुए उन्हें श्रावस्ती नगरी में कारतिक कृप्णा पंचमी को मुगशिर नक्षत्र के शुभ 
योग में केवल ज्ञान केवल दशंन का लाभ हो गया १५ 


केवल ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत प्रभु ने देशना देकर साधु-साध्वी, श्रावक- 


श्राविका रूप चतुविध संघ की स्थापना को और फिर आप भाव - तीर्थंक 
' कहलाये । 


धर्म-परिवार : 


श्री चारू जो भगवान्‌ श्री संभव के प्रमुख शिष्प थे । शेष धर्म परिवार 
का विवरण निम्नलिखितानुसार है :-- 


गणपघर >> १०२ 
केवली >१५००० 
मतः पयेवज्ञानी -१२१५७० 
अवधिज्ञानी - दै६०० 
चौदर पुवंधारी - २१४५० 
वेक्षिय लब्धिधारी +१ृद्धै८०० 
वादी -१२००० 
खधु २००००० 
साध्ची ३२३३६००० 
श्रावक +++; २४३७१ ८ 
00223: -+ ६३६००० 


१. जतघर्स का मौ० प्र० स्ा०, प० ७० 
२. चौवीस तोथेकर ; एक पर्थे० पु०२३२ 


“५६: /जैन घमम क्ाससंक्षिप्त इतिहास 


'परिनिर्वाणि :  . 
भगवान्‌ ने केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद चार पूर्वांग और चौदह वर्ष 
कम एक लाख पूर्वे तक तीर्थंकर पद की पालना करके एक हजार मुत्तियों के 
साथ. सम्मेद्‌ शिखर पव॑त पर चंत्र शुक्ला पंचमी के दित मृगशिर नक्षत्र में 


मोक्ष प्राप्त किया । भगवान्‌ का कुल श्रायुष्य साठ लाख पू्वे का रहा ।१ 


नी 


१. तोर्थकर चरित्र भाग १, पु० १६४. 


पर. समगवान्‌ श्री अभिनंदन 


(चिह्न-कंपि) 
भगवान्‌ श्री संभव के पश्चात्‌ चौथे तीर्थंकर रूप में आपका अवतरण 
.हुआ। 
पूर्वेभव : 


प्राचीनकाल में रत्नसंचया नामक नगरी थी । महाबल त्ञाम के वहां राजा 
थे। वे बड़े वीर और घाभिक थे । उन्होंने एक बार-विमलसूरि से उपदेश 
सुना और संसार से विरक्त होकर प्रद्मज्या म्रहण की । प्रञ्मज्या लेकर वे संयम की 
विशुद्ध आराधना करने लगे | संयम की साधना करते हुए उन्होंने तीर्थंकर 


नाम कर्म का उप्रार्जेन किया . अन्त में अनशनपूर्वक देह का त्याग कर महावल 
मुनि विजय नामक अनुत्तर विमान-में देवरूप से उत्पन्त हुए ॥१ 


'जन्म-एवं माता-पिता : 


विजय विमान से चउ्यवन कर महाबल का जीव अयोध्या नगरी में महा- 
'राजा ससंवर के यहां तीर्थंकर रूप से उत्पस्तन्हुआ । वैशाख शुक्ला चतुर्थी को 
पृष्य नक्षत्र “में आपका:विजय विमान से ज्यवन-हुआ । “महारानी सिद्धार्था ते 
गर्भ धारण किया और उसी रात्ि को चौदह मंग्रलकारी-शुभ स्वप्न देखे .९ 


गर्भकाल पूरे होने पर माघ शुक्ला द्वितीया को पुष्य नक्षत्र के योग से 
माता सिद्धार्था ने सुखपूर्वक पुत्र रत्त को जन्म दिया। आपके जन्म के समय 
नगर जौर देश में ही नहीं वरन्‌ सम्पूणे विश्व 'में. सुख शान्ति एवं श्रानन्द की 
'लहरें फैल'गई १देवों और देवपंतियों ने'जापका ःजन्म॑-महोत्सव मनाया: 3 
१. आगमों में तीथ० चरित्न०, पु० १७८ 


२. जेन धर्म का सो० इति०, प्र० भा०, वपु० छर 
३. चही० पृ० ७२ 


भ्८ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


नामकरण : 


जब बालक मात्ता के गर्भ में था तब राजा का समस्त राज्य और कुल 
आनंदित हो उठा था इसलिये बालक का नाम अभिनंदन रखा ।१ 


.ग्रहस्थावस्था 
आपके युवा होने पर पिता ने सुन्दर राजकुमारियों के साथ आपका विवाह 
किया। साढ़े बारह लाख पूर्व व्यतीत हो जाने पर पिता ने अभिनंदन का राज्या- 
'भिषेक किया। इसके उपरांत राजा संवर ने दीक्षा ग्रहण की | आठ पूर्वांग सहित 
साढ़े छत्तीस लाख पूर्व तक भगवान्‌ श्री अभिनंदन ने प्रजा का पूर्ववत्‌ पालन 
करते हुए उस पर शासन किया ॥९ ज- 


दीक्षा एवं पारणा : 

.. प्रजाजनों को कत्तंव्य-पालन और नीतिंधमे की शिक्षा देते हुए साढ़े छत्तीस 
लाख पूर्व वर्षों तक उत्तम प्रकार से राज्य का संचालन कर प्रभु ने दीक्षा ग्रहण 
करने की इच्छा प्रकट की । लोकान्तिक देवों की प्रार्थना और वर्षीदान देने के 
'पश्चात्‌ माघ शुक्ला द्वादशी को अभिचि-अभिजित नक्षत्र के योग में एक हजार 
राजाओं के साथ भगवान्‌ ने सम्पूर्ण पापकर्मो का त्याग किया और वे पंच मुष्टिक 
लोच कर सिद्ध की साक्षी से संयम स्वीकार कर संसार से विमुख हो मुनि वन 
गये । उस समय आपको बेले की तपस्या थी। 


दीक्षा के पश्चात्‌ आप साकेतपुर पधारे और वहां के महाराज इन्द्रदत्त के 
यहां प्रथम.पारणा किया । उस समय॑ देवों ने पंच दिव्य प्रकट कर -“अहोदानं- 
अहोदानं' का दिव्य घोष किया ।3 


केवलज्ञान 
दीक्षा ग्रहण करते ही आपने मौनग्रत धारणःक्र लिया जिसका निर्वाह 
करते हुए उन्होंने अठारह वर्ष की दीघंअवधि तक कठोर तप/किया--.उम्र तप, 


१. च० सह० पु० च०, पू ७५ 
२. आगसों सें तीर्थ कर चरित्र, पृ. १७६ 
३. ज॑ नधर्म का मौ० इति०, प्र० भा० पृ० ७३ 


भगवान्‌ श्री अभिनन्दन : धद 


अपशिग्रह, ध्यान आदि में स्वयं को व्यस्त रखा । इस समस्त अवधि में वे छद्म- 
अवस्था में भ्रमण करते रहे और ग्रामानुग्राम विचरण करते रहे | भगवान्‌ 
भ्रयोध्या में सहस्त्राम्रवन में वेले की तपस्या में थे कि उनका चित्त परम 
समाधिदशा में प्रविष्ट हो गया। वे शुभ शुक्लध्यान में लीन थे कि उसी समय 
उन्होंने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और भ्रन्तराय इन चार घाती कर्मों 


'का क्षय कर दिया | अभिजित नक्षत्र में पोष शुक्ला चतुर्दशी को भगवानु ने 
'कैवल ज्ञान-केवलदर्शन प्राप्त कर लिया ।१ 


देवों, तिर्यचों और मनुष्यों के अपार समुदाय में भगवान्‌ ने प्रथम देशना दी । 
इस अवसर पर आपने धर्म के गढ़ अर्थ का विवेचत किया और उसका मर्म 


स्पष्ट किया । देशना देकर आपने चतुविध संघ की स्थापना की और भाव 
तीर्थंकर कहलाये । 


धर्म-परिवार : 


आपका धर्म-परिवार इस प्रकार था :--- 
गण एवं गणधर 


>>. ११६ 
केवली - १४००० 
सनः पर्यवज्ञानी - ११६०० 
अवधि ज्ञानी न. दुप०० 
चौदह पूर्वेधारी >>. १५०० 
वैक़िय लब्धिधारो - १७००० 
वादी -> ११००० 
साधु - ३००००० 
साध्यी - रै३०००० 
शआ्ावक - र॒प्दे००० 
श्वाविका -+ ५,२७००० 


पे. चौबीस त्तोर्थकर : एक पर्म०, पृ०.२६- - 


६० :जैनः्धर्म का संक्षिप्त -इतिहास' 


'प्रिनिर्वोण : 

.._ जीवनकाल की सर्माप्ति में वैशाख शुक्ला श्रष्दमी को पुष्य नक्षत्र के योग 
'में आपसे 'एक मास के श्रनशन से एक हजार मुनियों के साथ समस्त कर्मों का 
“क्षयकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होकर निर्वाणपद प्राप्त किया ।१ 


_ “आपनेःप्रचास-लाख पूर्व वर्षों का आायुष्य पूर्णो।किया था. जिसमें उसे साढ़े 
बारह लाख पूर्व तक कुमारावस्था, आठ ;पूर्वांग-सहित्त साढ़े छत्तीस लाख “यूर्वे 
तक राज्य पद और ज्ञेष आठ पूर्वाग कम एक लाख पूर्व तक दीक्षा का पालन 
: किया]। े ; 


१. त्रिषदिट, पर्व ३ धर्ग ३ इलोक १७२.” 


&. मगवान श्री सुमति. (बह-क्रॉंचप्ी), 


चौबीस तीर्थंकरों की परम्परा में आपका क्रम पांचवां है । 
पूर्वभव : 


आपकी धर्म-साधना पूर्व विदेह के पुष्कलावती विजय में हुई.] महाराज 
विजयसेन की रानी सुदर्शना पुत्र नहीं होने से सर्देवे चितिंत रहती थी । 


एक दिन उसने उद्यान में किसीं सेंठानी के साथ आठ पृत्रवधुएँ देखी तो उसके 
मन में' बड़ा विंचार हुआ । उसने राजा के सामने अपनी चिंता व्यक्त की तो 
राजा नें तपस्या कर कुलदेंवी की आराधना की । देवी ने प्रसन्‍त होकर कहा- 
“देंबलोक से च्यवत कर एक जीव तुम्हारे यहां पुत्र रूप से उत्पन्त होंगा ।” 


समयःपाकरः रानी को' पुत्र रत्क कीः प्राप्ति हुई । उसका' नाम'पुरुर्षातहः 


रखा।गया ॥युवावस्थाः प्राप्त होने पर राजासने कुलीन- एवं रूपवतीःकन्याओं 
के साथ उसका. पाणिग्रहण संस्का रः कर दिया: । 


एक दिन कुमार उद्यान में घूमने गया । वहां उससे विनयनंदत आचाये का. 
उपदेश सुत। और उपदेश से प्रभावित होकर विरक्‍त हों गया । संयम लेकर उसने. 
बीस स्थान की आराधना की, जिंससे तोंथंकर नाम कर्म का उपार्जन किया । 


अन्त-में समाधि. के. साथ- कालघर्मे प्राप्त-कर वैजयन्त- नाम- के-अनुत्तर.विमान 
में उत्पन्त हुआ- ।१६ 


जन्म एवं माता-पिता : 
जब वेजयन्त विमान कीः स्थिति समापनःपर आए रहीग्थी; उम्र' समय 


१. जन धर्म का:मो० इति०, प्र० साए, पु० ७५ 


६२ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


भयोध्या के राजा महाराज मेघ थे, जिनकी धर्मपरायरा पत्नी का नाम मंगला- 
वती था । वैजयन्त विमान से च्यूत होकर पुरूषसिंह का जीव इसी महारानी 
के गर्भ में स्थित हुआ । महापुरूष की माताओं की भांति ही महारानी मंगला- 
वती ने भी चौदह शुभ स्वप्नों के दशंन किये और वैशाख शुक्ला श्रष्टमी की 
मध्यरात्रि को पुत्रश्नेष्ठ को जन्म दिया । जन्म के समय मघा नक्षत्ञ का योग था । 
मांता-पिता और राजवंश ही नहीं सारी प्रजा राजकुमार के जन्म से प्रमुदित 
हो गयी । हर्षातिरेकवश महाराज मेघ' ने समस्त प्रजाजन के लिये दश दिवसीय 
अवधि तक आमोदअमोद की व्यवस्था की 4 १. - + 


नामकरण 


.. -भगवान्‌.श्री सुमति के नामकरण-का- भो. एक . रहस्य है । इसके प्रीछे एक 
बुद्धि वैभव से परिपूर्ण कथानक है, जो संक्षिप्त में इस प्रकार हैः---९ 


उस समय एक घनाढ्य व्यापारी अपनी दो पत्नियों को साथ लेकर.व्यापार 
करने के, लिये विदेश गया था । विदेश में ही एक पत्नी ने पुत्र रत्न. को जन्म दिया । 
पुत्र का पालन दोनों सपत्नियों ने किया । वापस अपने घर की. ओर आते. हुए 
वह व्यापारी मार्ग में. ही मर गया । अब उसकी समस्त सम्पत्ति का स्वामी. 
उसका वह एंकमात्र पुत्र था। पुत्रहीना स्त्री ने विचार किया- “यह पुत्रवाली 
होने से सम्पत्ति की स्वामिनी,यह हो जायगी और मेरी दुर्देशा होगी ।” यह 
विचार कर उसने कहा- “यह पुत्र मेरा है, तेरा नहीं है । बस इसी वातःपर 
दोनों झगड़ती हुई अयोध्यानगरी /में आई और अपना भगड़ा महाराज मेघ के 
सम्मुख प्रस्तुत कर न्याय करने की प्रार्थना की । राजा विचार में पड़ा गया । 
राजा तथा .सभासदों को निर्णय का कोई आधार नहीं मिल पा रहा था| राजा 
नें सभा. विसजित की और अन्तःपुर में गया । -.. *- श 


: राजा को चिंतित देख महारानी मंगलावती ने इसका कारण पूछा । महाराज 
भेघ ने पूरी घटना सुता दी । इस पर महारानी ने कहा-- “महाराज ! स्त्रियों 


ब्च्ट. +>- 
झट 


१. चौबीस तीर्थंकर : एक पर्यं०, पृ० २६ 
२: (१). तीर्थकर्र चरित्र भाग १ पृ० १७०-१७१ 
(२) जैन घर्म का मौ० इति० प्र० भा० पृु० ७६-७७ 
(३) जैन कथासाला भाग- डे अर सघुकर मुनि पृ० ४६-से:.५० 


भगवान्‌ श्रो सुमति ; ६३ 


के विवाद का निर्णय स्त्री ही सरलता से कर सकती है । इसलिये यह विवाद 
आप मुझे सौंप दीजिये | 


दूसरी सभा में रानी भी उपस्थित हुई। वादी-अतिवादी महिलाएं बुलबाई 
गई। दोनों पक्षों को सुतकर राजमहिषी ते कहा- “तुम्हारा झगड़ा साधारण 
नहीं है । सामान्य ज्ञान वाले से इसका निर्णय होना संभव नहीं है। मेरे गर्भे 
में तीर्थंकर होने वाली भव्यात्मा है, तुम कुछ महीने ठहरो । उनका जन्म हो 
जाते पर वे अवधिज्ञान तीर्थंकर तुम्हारा निर्णय करेंगे ।” 


राची की आज्ञा विमाता ने तो स्वीकार करली, किन्तु असली माता ने 
नहीं मानी और वोली- “'महादेवी ! इतना विलम्ब मुझसे नहीं सहा जाता । 
इतने समय तक मैं अपने प्रिय पुत्र को इसके पास छोड़ भी नहीं सकती | मुझे 


इसके अनिष्ट की शंका है। आप तीर्थंकर की मात्रा हैं, तो आज ही इसका 
निर्णय करने की कृपा करें ।” 


महारानी ने यह बात सुनकर निणंय कर दिया- “वास्तविक माता यही 
है। यह अपने पृत्र का हित चाहती है। इसका मातृ-हृदय पुत्र को पृथक्‌ 
होने देना नहीं चाहता । दूसरी स्त्री तो धन और पुत्र की लोभिनी है। इसके 


हृदय में माता के समान वास्तविक प्रेम नहीं है । इमलिये यह इसने लम्बे काल 
तक अनिणित अवस्था में रहना स्वीकार करती है ह 


इस प्रकार निर्णय करके रावी. ने पुत्र वाली को पुत्र दिलवाया । सभा 


आश्चयं चकित रह गई । यह कथानक उस समय का है जब भगवान्‌ गर्भा- 
कस्था में थे । - 


महाराज मेघ ने गर्भकाल को इस घटना के आधार प्र सुझाव दिया कि 


वालक का त्ाम सूमति रखना ठीक रहेगा तो उपस्थित जनों ने एंक स्व॒र में 
उनका समर्थन किया । इस प्रकार भगवान्‌ का नाम सुमति रखा गया । 


शहस्थावस्था : 
उचित बय प्राप्ति पर महाराज भेघ ने योग्य व सुन्दर कस्ष्याओं के-साथ, 


कुमार सुमरति का विवाह किया.और वार्धक्य के आगसंस पर कुमार को सिंहा-: 
_नाउंड कर स्वयं विरक्त हो गये । राजा समति ने अत्यन्त व्यायवद्धि के साथ- 


६४ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


उनतीस' लाख पूर्व औरः बारह पूर्वाग' वर्षों' तक शासनः सूत्र संभाला पूर्व 
संस्कारों के प्रभावस्वरूप उपयुक्त समय पर राजा के मन में'विरक्ति काः भावः 
प्रगाढ़, होने- लगा: और वे भोग कर्मों की समाप्ति कर.संयम अंगीकार करनेः को 
तैयार. हुए ।१ 


दीक्षा एवं पारणा : 

संयम का संकल्प दृढ़ होता- गया और राजा सुमतिनाथ ने. श्रद्धा पूर्वक वर्षी-* 
दान किया । वे स्वयं प्रबुद्ध हुए और वैशाख शुक्ला नवमी को मघा नक्षत्र के 
योंग' में राजा सुमति पंच मुष्टि लोचकर सर्वथा विरागोन्मुख हो गये; मुनिःबन 
गये ।' आपके साथ एक हजार अन्य राजा भी दीक्षित हुए ।' दीक्षा ग्रहण करने। 
के इस पवित्रःअवसर पर आप षष्ठभकत दो-दिन' के निर्जल तप में थे।। आपने 
प्रथम पारणा विजयपुर के राजा पद्म के यहां किया ।2' 


केवल ज्ञान व देशना : 


बीस वर्षों तक विविध प्रकार की तपस्या करते हुए भगवान्‌ छद्मस्थ 
अवस्था में. विचरे । धर्म-ध्यान और शुक्लध्यान से बड़ी कर्म निजेरा की । फिरः 
सहस्त्राम्रवन में पधघारकर ध्यानावस्थित हो गयें। शुक्ल ध्यान कीं प्रकषता सें' 


चार धातिंक कर्मों के ईंधन कों जलाकर चौंत्र शुक्ला एकादशी के दिन मधघाः 
नक्षत्र में केवलशान और फकेवलदर्शन कीं उपलब्धि की । 


क्ेवलज्ञान की प्राप्ति कर भगवान्‌ ने देव, दानव और मानवों' की विशाल 
सभा में मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया और चतुविध संघ कीःस्थापना कर आप” 
भाव तीर्थंकर कहलाये । ३ ॥ 


धर्म परिवार :. 
मपका धर्म परिवार. निम्नानुसार था-: 
गणधर कप १०० 
केवली स्ल्स्ज १३०००- 


१: चौबीस तोर्थंकर : एक पर्ये०, पु० ३० 
र. वही; पु० ३०-३१) जैन! धर्म का माँ? इति०, ध्र० भा०-पु० ७७० 
३. जैन धर्म का मो० इति०, प्र० भा० पु०.७७- 


मनः पर्यवज्ञानी 
अवधि ज्ञानी 
चौदह पूर्वधारी 
वेक्षिय लव्धिधारी 
बादी 

साधु 

साध्वी 

श्रावक 

श्राविका 


परिनिरवाण : 


भगवान्‌ श्री सुमति : ६५ 


१०४५० 
११००० 
२४०० 
पृद्रड०० 
१०६०० 
३२०००० 
५३०००० 
रप१००० 


१६००० 


चालीस लाख पूर्व की आयु में से भगवान्‌ ने दस लाख पूर्व तक कुमारा- 
वस्था उनतीस लाख ग्यारह पूर्वांग राज्य पद, बारह पूर्वांग. कम एक लाख 
पूवें तक चरित्र-पर्याय का पालन किया फिर अन्त समय निकट जानकर एक 
मास का अनशन किया और. चैत्र शुक्ला नवमी को पुन्वेसु नक्षत्र में चार 
अघाति कर्मो का क्षय कर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो निर्वाण पद प्राप्त किया ॥१ 


७. भगवान्‌ श्री पदुमप्रम | ((चह्नपद्म) 


भगवान्‌ श्री पद्मप्रभ छठे तीथंकर हुए । 
पूर्व॑भव : 

प्राचीनकाल में सुसीमा नगरी नामक एक राज्य था। वहां के शासक 
महाराज अपराजित थे । धर्मांचरण की दृढ़ता के लिये राजा की ख्याति दूर 
दूर तक फैली हुई थी | परमन्यायशीलता के साथ पुत्रवत्‌ श्रजापालन किया 
करते थे । उच्च मानवीय गुणों को ही वे वास्तविक सम्पत्ति मानते थे और वे 
इस रूप में परम्‌ धनाढ्य थे। वे देहधारी साक्षात्‌ धर्म से प्रतीत होते थे । 
सांसारिक वैभव व भौतिक सुख-सुविधाओं को वे अस्थिर मानते थे। इसका 
निश्चय भी उन्हें हो गया था कि मेरे साथ भी इसका संग सदा-सदा का नहीं 
है । इस तथूय को हृदयंगम कर उन्होंने भावी कष्टों की कल्पना को ही निर्मल 
कर देने की योजना पर विचार प्रारम्भ किया। उन्होंने दृढ़तापूर्वक यह निश्चय 
कर लिया कि मैं ही आत्मवल की वृद्धि कर लूं । पूर्व इसके कि ये वाह्य-सुखो- 
पकरण मुझे अकेला छोड़कर चले जाएऐं, मैं ही स्वेच्छा से इव सब का त्याग 
कर दूं । यह संकल्प उत्तरोत्तर प्रबल होता ही जा रहा था कि उन्हें विरव्ति 
की अति सशक्त प्रेरणा अन्य दिशा से और मिल गई । उन्हें मुनि पिहिताश्रव 
के दर्शन करने और उनके उपदेशामृत का पान करने का सुयोग मिला । राजा 
को मुनि का चरणाश्रय प्राप्त हो गया। महाराज अपराजित ने मुनि के आश्ी- 
वाद के साथ संयम स्वीकार कर अपना साधक जीवन प्रारम्भ किया। उन्होंने 
अहंत्‌ भविति आदि अनेक आराघनाएँ की और तीर्थंकर नाम कर्म का उपा- 
जेन कर आयु समाप्ति पर ३१ सागर की परम स्थिति युक्‍त ग्रैवेयक देव बनने 
का सौभाग्य प्राप्त किया ।१ 


१. चोबीस तीर्थंकर : एक पर्य ०, पु० ३२ 


भगवान्‌ श्री पद्मप्रभ : ६७ 


जन्म एवं माता-पिता : 


देवभव की स्थिति पूरों कर भपराजित का जीव कौशांवी तगरी के राजा 
घर के यहां तीर्थंकर रूप में उत्पन्न हुआ । वह माघ कृष्णा पष्डी का दिन था । 
चित्रा नक्षत्र में देवलोक से निकलकर वह माता सुसीमा की कुक्षि में उत्पन्न 
हुआ । उसी रात्रि को महारानी सुसीमा ने चोदह महाशुभ स्वप्न भी देखे । 


फिर कार्तिक कृष्णा हादशी के दिन चित्रा नक्षत्र भें माता ने सुखपूर्वक 


पुत्र रत्न को जन्म दिया । जन्म के प्रभाव से लोक में स्वेत्र शांति और हे की 
लहर दोड़ गई ।१ 


तामकरण : 


बालक परम तेजोमय और कमल (पद्म) की प्रभा जैसी शारीरिक कांति- 
वाला था। कहा जाता है कि शिशु के शरीर से स्वेद गंध के स्थान पर कमल 
की सुरक्षि प्रसारित होती थी। इस अनुपम, रूपवास, मृदुल और सुवासित 
भात्र शिशु को स्पर्श करने, उसकी सेवा करने का लोभ देवांगनाएँ भी संवरण 
त कर पाती थीं भौर वे दासियों के रूप में राजभवन में श्राती थीं। मर्भकाल 


में माता को कमल की शैय्या पर सोने का दोहद भी उत्पन्त हुआ था । इसलिये 
बालक का नाम पद्मप्रश्न रखा गया ।९ 


गृहस्थावस्था : 


जब पद्मप्रश्न ने यौवन में प्रवेश किया तव महाराज धर ने योग्य कन्याओं 
के साथ इनका विवाह किया | आठ लाख पूर्व कुमार पद में रहकर आपके 
राज्य ग्रहण किया । इक्कीस लाख पूर्व से अधिक राज्य पद पर रहकर इन्होंने 
न्यायनीति से प्रजा का पालन किया और नीति धर्म को शिक्षा दी ।3 


दीक्षा एवं पारणा : 
सदाचारपुर्वेक और पुण्य कम करते हुए एवं गृहस्थधर्म और राजधर्म की 


१. जैनघर्म फा मौ० हृ०, प्र० भा०, पृ० ७६ 


र्‌. (१) त्रिषष्टि,, रे४ड।३८०,५१, (२) च० सहा० पु० च० पृ० ८३, 
३. जन घमं फा सौ० इत्ि०, प्र० भा०, पु० ८० 


६प ५ जैन धर्मे का संक्षिप्त इतिहास 


पालना करते हुए अशुभ कर्मों का क्षय हो जाने पर प्रभू-मौक्ष लक्ष्य की श्रोर 

उनन्‍्मुख हुए। वर्षीदान सम्पन्त कर पष्ठभक्त दो दिन के निर्जेल तप के साथ 
* उन्होंने दीक्षो ग्रहरा की । वह कार्तिक कृष्णा त्रयौदशी का दिन था। आपके 
* साथ अन्य एंक हजार पुरुषों ने भी दीक्षा ग्रहण की थी । ब्रह्मस्थल में वहां के 
राजा सोमदेव के यहां प्रभु का प्रथम पारणा हुआ ।१ 


केवलज्ञान एवं देशना 


भगवान्‌ श्री पद्मप्रभ छः माह तक उम्र तपस्या करते हुए छद॒मस्थावस्था 
में विचरण करते रहे । फिर विहार करते हुए सहस्राम्रवन में पधारे। मोह 
कम को तो आप प्रायः क्षण कर चुके थे । शेष कर्मों की निर्जरा के लिये 
पष्ठ भक्त तप के साथ वट वक्ष के नीचे कायोत्सग मद्गा में स्थित होकर शक्‍ल 
ध्यान से घाति कर्मो का क्षय किया और चैत्र शुक्ला पणिमा के दिन चित्रा 
नक्षत्र में केवलज्ञान प्राप्त किया । 

केवलज्नान की प्राप्ति के उपरांत प्रभु ने धर्म-देशना देकर चतुविध संघ 
की स्थापना की एवं श्राप अनन्त चतुष्टय (अनंत ज्ञान, अनंतदर्शन, प्रनंत 
: चारित्र और अचंत वीर्य) के धारक होकर लोकालोक के ज्ञाता, दुष्टा और' 
भाव-तीर्थकर हो गये ।९ 


धर्म-परिवार : 
गणधर 5 १०७ , 
केवली ्ल १२००० 
मनः पर्यवज्ञाना | __ _ १०३०० 
अवधिज्ञानी हा ३ १०००० 
'' वैक्रियलब्धिधारी. . . __ ह १द्घ०० 
वादी पा लल्दा दी६०० 
साधु मम है ही ३३०००० 
है साध्वी ॥॒ दल ४२०००० 
«  श्रावक कर २७६००० 
श्राविका न 2०५००० 


१. चौबीस तीर्थंकर : एक पये०, पू० ३४ - 
२. जन धर्म का मौ० इति० प्र० भा०; पूृ० ८० 


भगवान्‌ श्री पद्मप्रभ : ६८ 


परिनिर्वाण : 


जीव श्र जगत के कल्याण के लिये वर्षों तक प्रभु ने जनमानस को अनु- 
कूल बताया और सन्‍्मागे की शिक्षा दी | तीस लाख पूर्व बे की आयु में प्रभु 
सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गये। आपको दुलंभ निर्वाण पद की प्राप्ति हो गई । 
यह दिन मृगशिर कृष्णा एकादशी१ का दिन था और चित्रा नक्षत्र था । 


आपका निर्वाण सम्मेद्‌ शिखर पर तीन सौ आठ मुनियों के साथ हुआ ।९ 


आप सोलह पूर्वांण कम साढ़े सात लाख पूर्व तक कुमार रहे, इक्कीस 


लाख पूर्व बक राज्य किया और कुछ कम एक लाख पूर्व तक चारित्र धर्म का 
पालन किया। इस प्रकार प्रभु का कुल आायुष्य तीस लाख पूर्व का था। 


(2 


१. सन्तरिसय द्वार, गा० ३०६-३१० 
२ तीर्थंकर चरित्र, भाग०१, पृ० १६ 


८छ. सगवान्‌ त सुपार्श्व (चिह्न-स्वस्तिक) 


आप सातवें तीर्थंकर हुए । 


प्वेभव : 

क्षेमपुरी नगरी के योग्य झासक थे श्री नन्‍्दीषेण । उस धर्मात्मा राजा को 
संसार से वैराग्य हो गया श्रौर उसने अरिदमन, तामक आचाये के समीप 
प्रश्नज्या स्वीकार की । संयम एवं तप की उत्तम भावता में रमणा करते हुए 
नन्दीषेण मुनि ने तीर्थकर नाम कर्म का उपार्जन किया। आायुष्य पूर्ण कर 
नन्‍्दीषेर छठे ग्रेवेयक में देव हुए । उनका आयुष्य अट्ठाइस सागरोपम 
था १ 


जन्म एवं माता-पिता : 
ग्रेवेयक से निकलकर नन्दीषेण का जीव भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन 
विशाखा नक्षत्र में वाराणसी नगरी के महाराज प्रतिष्ठसेन की महारानी प्ृथ्‌वी 


की कुक्षि में गर्भ रूप से उत्पन्त हुआ। उसी राज्ि को महारानी पृथुओद्ध 
महापुरुषों के जन्म सूचक चौदह मंगलकारी शुभ-स्वप्त देखे । 


विधि पूर्वक गर्भकाल पूर्णकर माता ने ज्येष्ठ शुक्ला द्वाशशी के _ 
विज्ञाखा नक्षत्र में पुत्ररत्त को जन्म दिया । 
नामकरण : 


गर्भकाल में माता पृथूवी के पाश्वे शोभित रहे । इसलिये महाराज प्रति- 
प्ठसेन ने इसी बात को विचार कर बालक का नाम सुपाश्वे रखा ।९ 


१. तीर्थंकर चरित्र, सा० १, प. १८५ 


्क् 


२. च० महा० पु० च०, पूृ० ८६ 


अगवान्‌ श्री सुपाब्व : ७१ 


ग़हस्थावस्था : 

बाह्य आाचरण में सांसारिक मर्यादाओं का भलीभांति पालन करते हुए भी 
अपने भ्रन्तःकरण में वे अतासक्ति और विरक्ति को ही पोषित करते चले । योग्य 
वय प्राप्ति पर श्रेष्ठ सुन्दरियों के साथ पिता महाराज प्रतिष्ठसेन ते आपका 
विवाह करवाया । आसक्ति और काम के उत्तेजक परिवेश में रहकर भी आप 
सर्वथा उससे अप्रभावित ही रहे । आप उन सबको अहितकर मानते थे और 
सामान्य से भिन्‍म वे सर्वेथा तटस्थता का व्यवहार रखते थे, न वैमव में उनकी 
रुचि थी, न रूप के प्रति आकर्षण का भाव। महाराज प्रतिष्ठसेन ते कुमार 
सुपाश्व को सिहासनाझूढ़ भी कर दिया था, किन्तु अधिकार सम्पन्तता छ्वं 
प्रभुत्व उनमें रंचमात्र भी मद उत्पत्त चहीं कर सका। इस अवस्था को भी वे 
भात्र दायित्व पूत्ति का बिन्दु मानकर चले, भोग विलास का आधार नहीं ।१ 


दीक्षा एवं पारणा : , 
जब प्रभू ने भोगावली कर्म को क्षीण देखा तो संयम ग्रहण की इच्छा की | 


ग्राप लोकांतिक देवों की प्रार्थंता पर वर्ष भर दान देने के उपरांत ज्येष्ठ 
शुक्ला त्रयोदशी को एक हजार अन्य राजाओं के साथ दीक्षा के लिये निकल 
पड़े । पृष्ठ भवत की तपस्या के साथ उद्यान में पहुंचकर प्रभु ने पंचमुण्टि लोच 
करके सर्वथा पापों का त्याग कर, मुनिन्नत ग्रहण किया। पाटली खण्ड के 
प्रघान नायक महाराज भहेम्द्र के यहां उनका पारणा सम्पन्न हुआ ।९ 
केवलज्ञान एवं देशता : 
तो महीते तक छदृमस्थ रहने के उपरांत विहार करते हुए आप पुनः 
वाराणसी के सहस्थाम्रउद्यान में पधारे और छठ की तपस्या कर शिरीष वृक्ष 
के नीचे ध्यान में लीन हो गये । फाल्गुत कृष्णा अष्टमी के दिन प्रथम प्रहर में 
विशासा नक्षत्र के योग में मोहदीय आदि चार धनघाति कर्म के क्षय होने पर 
प्रभु को केवलज्ञान और केवलदरन प्राप्त हुआ । भगवान्‌ को केवलज्ञान 
होते ही चौंसठ इन्द्रों के श्रासंन चलायमान हुए। उन्होंने भगवास्‌ के दशेत वे 
१. चोचीतस तोयंकर : एक पर्ये०, पु० ३७ 
२. जैन घर्मे का मौ० हृ०, प्र० भा०, पु० ८२-८३, 


६. भगवान्‌ श्री चन्द्रप्रभ (चह-चन्) 


भगवान्‌ श्री सुपादर्व के वाद भगवान्‌ श्री चब्धप्रभ भाठवें तीर्थंकर हुए ! 
्ः 
पृवभव :- 


घातकी खण्ड के पूर्व महाविदेह में मंगलावती विजय में रत्वसंचया वामक 
नगरी थी । वहां पद्म नामक राजा का राज्य था। उसने युगंधर मुति के पास 
चारित्र ग्रहण का अद्भुत तप कर तीर्थंकर नाम कमे का उपाजंन किया | 
आयुष्य पूर्ण होने पर वैजयन्त नामक विमान में देवरूप से उत्पत्त हुआ ।१ 


जन्म एवं माता-पिता : 

वैजयंत विमान से निकलकर महाराज पदुम का जीव चेत्र कृष्णा पंचमी 
को अनुराधा नक्षत्र में चन्द्रपुरी के राजा महासेव को रानी सुलक्षणा के यहां 
गर्भ रूप में उत्पन्त हुआ। महारानी सुलक्षणा ने उसी रात्रि सें उत्कृष्ट 
फलदायक चोदह महा-शुभ स्वप्त देखे । 


'सुखपूर्वक गर्भेकाल को पूर्ण कर मातता सुलक्षणा ने पौष कृष्णा द्वादशी के 
दिन अनुराधा नक्षत्र में अद्धेरात्रि के समय पुत्र रत्त को जन्म दिया। देव- 
देवेन्द्र ने अति पाण्डु-शिला -पर प्रभु का जन्माभिषेक बड़े उल्लास एवं उत्साह- 
पूर्वक मनाया ९ आचाये हेमचन्द्र ने जन्मतिथि पौष क्रुष्णा त्रयोदशी लिखी 


है ।3. 
पास करण ; 


गर्भेकाल में माता रानी सुलक्षणा ते चन्द्र पान की अपनी अभिलाषा को 
१. आगममों सें तोर्थकर चरित्र, पृ० 'पृ८द८ . 


२. जैन घमम का सौ. इति., प्र. भा. पू. ६५ 
हे. त्रिषष्टि,, ३३६॥३२ 


७४ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


पूरा किया था और नवजात शिशु की कांति भी चंद्रमा के समान शुभत्र और 
दीप्तिमान थी । अतः बालक का नाम चन्द्रप्रभ रखा ग्रया १९ 


ग्रहस्थावस्था: 

युवा होने पर राजा महासेन ने उत्तम राज्य कन्याओं से प्रभु का पाणिग्रहण 
करवाया । ढाई लाख पूर्व तक युवराज पद पर रहकर फिर आप राज्य-पद पर 
अभिषिक्त किये गये और छः लाख पूर्व से कुछ भधिक समय तक राज्य का 
पालन करते हुए प्रभु नीतिधर्म का प्रसार करते रहे । इनके राज्यकाल में प्रजा 
सर्वेभांति सुख-सम्पन्त थी श्रौर कर्त॑व्य-मार्ग का पालन करती रही ९ 


दीक्षा एवं पारणा : 

उनके जीवन में वह पल शीघ्र ही आगया जब भोग कर्मों का क्षय हुआ । 
राजा बन्द्रभ्भ ने वैराग्य धारण कर दीक्षा ग्रहण कर लेने का संकल्प व्यक्त 
किया । लोकान्तिक देवों की प्रार्थना पर वर्षीदान के पश्चात्‌ उत्तराधिकारी 
को शासन-सूत्र सौंपकर अनुराधा नक्षत्र के श्रेष्ठ योग में प्रभु चन्द्रप्रभस्वामी' 
ने पौष कृष्णा त्रयोदशी को दीक्षा ग्रहण की । आगामी दिवस को पदुमखण्ड 
नरेश सोमदत्त के यहां पारणा हुआ । 


केवल ज्ञान एवं देशना : 

भगवास्‌ श्री चन्द्रप्रभ ने तीन महीने तक छदमकाल में विहार किया और 
पुनः चन्द्रपुरी नगरी में सहस्थाम्रवन में पधारे। वहां पुन्ताग वृक्ष के नीचे 
ध्यान में लीन हो गये। फाल्गुन कृष्णा सप्तमी के दित अनुराधा नक्षत्र में छठ की 
तपस्था में ध्यान की परमोच्च अवस्था में भगवान्‌ ने केवल ज्ञान और केवलदद्यन 
प्राप्त किया 8 भगवान्‌ ने समवसरण के मध्य विराजकर देशना प्रदान की और 
चतुविध संघ की स्थापना कर भाव-तीर्थंकर कहलाये | कुछ कम एक लाख 
पूर्व तक केवली पर्याय में रहकर प्रभु ने लाखों जीवों का कल्याण किया ।४. 


- त्रिषष्टि,, ३६।४४ 

- जेच घ॒र्म का मो० इ०, भ० भा०, पृ० ८६-८७ 
« आगमों में तीथंकर चरित्र, पु० १८९ 

» जैन धर्म का मौ० इति०, प्र० सा० पु० ८६ 


ब ए0ए 0७ ८० 


भगवान्‌ श्री चन्द्रप्रभ ७५ 


धर्म-परिवार : 
गण एवं गणधर न &३ दत्त भादि 
केवली' स््ड १०००० 
मनःपर्यवज्ञानी न ८००० 
अवधिज्ञानी न-+ पघ००० 
चौदह पूर्वधारी सा २००० 
वैक्रिय लब्धिधारी ना १४००० 
वादी कि्ल्ह्ल्ल ७६०० 
साधु --+. २४०००० 
साध्वी न+. रेम०००० 
आवक >>. २४०००० 
श्राविका -++. ४६१००० 

परिनिर्वाण : 


प्रभु चौबीस पूर्वांग और तीन महीने कम एक लाख पूर्व तक तीर्थंकर रूप 
भें विचरते हुए भव्य जीवों का उपकार करते रहे । फिर मौक्ष काल निकट 
आने पर एक हजार मुनियों के साथ सम्मेद शिखर पर्वेत पर एक मास के 


अनशन से भाद्रपद कृष्णा सप्तमी की श्रावण नक्षत्र में सिद्ध गति की प्राप्त 
हुए। प्रभु का कुल आायुष्य दस लाख पूर्वे का था ॥१ 


७ 


१. तोर्थकर चरित्र, भाग १, पु० १९० 


१०. सगवान्‌ श्री सुविधि (बह्नमकर) 


भगवान्‌ श्री चन्द्रप्रभ के उपरांत भगवान्‌ श्री सुविधि नवें तीथैकर हुए । 


पूर्वभव : 

पुष्कराडधे द्वीप के पूर्व महाविदेह में पुष्कलावती' नामक विजय में 'पुण्डरीकिणी' 
नामक नगरी थी। वहां महापदम नामक राजा का राज्य था। उसने जगन्नंद 
नामक आचार्य के पास संयमग्रत अंगीकार किया | दीक्षोपरांत पदम मुनि ने 
तीर्थंकर नाम कर्म का उपाजेन किया । अन्त समय में अनशनपूर्वक वेहोत्सर्ग कर 
वैजयन्त नामक शनुत्तर विमान में देव रूप से उत्पन्न हुए। वहां उन्होंने तैतीस 
सागरोपम की आयु प्राप्त की ।१ 


जन्म एवं माता-पिता : ही 
काकन्दी नगरी के महाराज सुग्रीव इनके पिता और रामादेवी इनकी 
माता थी । | 


वैेजयन्त विमान से निकलकर महापद्म का जीव फाल्गुन कृष्णा नवमी 
को मूल नक्षत्र में माता रामादेवी की कुक्षि में गर्भ रूप से उत्पन्न हुआ | माता 
ने उसी रात्रि में चौदह मंगलकारी महाशुभ स्वप्न देखे । महाराज सुग्रीव से 
स्वप्नों का फल सुतकर वह आनंदित हो गई । 


गर्भकाल पूर्ण कर माता रामादेवी ने मृगशिर कृष्णा पंचमी को मध्यरात्रि 
के समय मूल नक्षत्र में सुखपूर्वेक पुत्र रत्न को जन्म दिया । माता-पिता एवं 
नरेन्द्र-देवेन्द्रों ने जन्मोत्सव हर्पोल्लासपुर्वेक मनाया । 


१, आगमों में तीर्थंकर चरित्न, पु० १६१ - 


भगवान्‌ श्री सुनिधि : ७७ 
भाोशकरण - 


महाराज सुग्रीव ने विचार किया कि जब तक बालक गर्भ में रहा, तव तक 
माता रासादेदी सभी प्रकार से कुशल रही है । श्रतः बालक का नाम सुविधि 
रखा जाना चाहिये | इसके अतिरिक्त गर्भकाल में माता को पुष्प का दोहद 
भी उत्पत्त हुआ था, इस कारण बालक का एक अन्य नाम पुष्पदन्त रखना 
चाहिये । इस प्रकार बालक के दो नाम सुविधि एवं पृष्पदन्‍्त रखे गये ।१ 


गृहुस्थावस्था : 


गृहस्थ जीवन को भगवान्‌ श्री सुविधि ने एक लोकिक दायित्व के रूप में 
प्रहण किया और तटस्थभाव से उन्होंते उसका तिर्बाह भी किया | तीद्म 
भवासक्ति होते हुए भी अभिभावकों के आदेश का आदर करते हुए उन्होंने 


विवाह किया। सत्ता का झार भी सं माला किन्तु स्वभावत: वे चिंतन की प्रवृत्ति 
में ही प्रायः लीन रहा करते थे । 


उत्तराधिकारी के परिषक्व हो जाने पर महाराज सुविधि ने शासन कार्ये 
उसे सौंप दिया और आप अपने पूर्व सिश्चित पथ पर अग्रसर हुए१ 


दीक्षा एवं पारणा : 


राज्य काल के उपरांत प्रभु ने संयम ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की । 
लोकान्तिक देवों ने अपने कर्त्तव्यानुसार प्रभु से प्राथता की और वर्षीदान देकर 
प्रभु ने एक हजार राजाओं के साथ दीक्षार्थ निष्क्रमण किया । मृगशिर कृष्णा 
षष्ठो के दिन मूल नक्षत्र के समय सूरप्रभा शिविका से प्रभु सहस्राम्रवन में 
पहुंचे और सिद्ध की साक्षी से, सम्पूर्ण ६. 


पापों का परित्याग कर दीक्षित हो गये । 
दीक्षा पहृर करते ही इन्होंने मन: पर्यवज्ञान प्राप्त किया । 


सवेतपुर के राजा पृष्प के यहां अभु का परमान्‍्म से पारणा हुआ और देवों 
ने पंच-दिव्य प्रकट कर दान की महिमा बत्तताई 3 .' 
+. जिषष्टि०, ३७४६-५० 
२. चौदीस तीर्थंकर : एक पर्ये० प० प्‌ 
३२. जल धर्ण कर हो ० इंति०, प्र० भा०, पु० ८घ& 


७८ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


केवलज्ञान : 


चार माह तक प्रभु विविध कष्ठों को सहन करते हुए ग्रामातुग्राम विधरते 
रहे । फिर सहस्पाम्रउयान में आकर प्रभु ने क्षपषक श्रेणी पर आरोहरण किया 
और शुक्‍्लध्यान से घाति कर्मो का क्षय कर मालूर वृक्ष के नीचे कार्तिक शुक्ला 
तृतीया को .मूल सक्षत्र में केवल ज्ञात की प्राप्ति की 


फेवलज्ञान की प्राप्ति के वाद देव-मानवों की सभा में प्रभु ने धर्मोपदेश 
दिया और चतुविध संघ की स्थापना कर भाव-तीर्थंकर कहलाये ।१ 


धर्म-परिवार : 
गणधघर थम घ्प 
केवली न ७५०० 
मनः पर्यवज्ञानी --+ ७४०० 
अवधिज्ञानी -- ८४०० 
चौदह्‌ पूर्वधारी +-- १५०० 
वैक्िय लब्धिधारी नस १३००० 
वादी --+ ६००० 
साधु च+ | २००००० 
साध्वी न १२०००० 
श्रावक न: २२६००० 
श्राविका न+ ४७२००० 

परिनिर्वाण : 


आयुष्यकाल निकट आने पर प्रभु सम्मेद्शिखर पर्वत पर एक हजार मुनियों 
के साथ पधारे । एक मास का अनशन हुआ और कात्तिक कृष्णा नवमी को 
मूल नक्षत्र में अदृठाइस पूर्वांग और चर मास कम एक लाख पूर्व तक तीर्थ- 
क्र पद भोग कर मोक्ष पधारे | प्रभु का कुल आयुष्य दो लाख पूर्व का था ।९ 


१. जैत धर्म का मौ० इति०, प्र० भा०, पू० के 
२, तोर्थंकर चरित्र - प्रथम भाग, पु० १९७ 


भगवान्‌ श्री सुविधि जद 
विशेष ध 


भगवान्‌ श्री सुविधि और दसवें तीर्थकर भगवान्‌ श्री शीतल के श्रादुर्भाव 
के मध्य की अवधि धर्म तीथ्थ की दृष्टि से बड़ो शिथिल रही। यह तीर्थ चिच्छेद 
काल कहलाता है ।,इस काल में जनता धर्मच्युत होने लगी थी। श्रावक गण 
मनमावे ढंग से दान आदि धर्म का उपदेश देने लगे । 'मिथ्या' का प्रचार 


प्रवलतर हो गया था । कदाचित्‌ यही काल ब्राह्मण संस्कृति के प्रसार का 
समय रहा था ।१ के 


संयत ही वंदनीय - पूजनीय है पर नवें तीर्थंकर श्री सुविधि के शासन में 


श्रमण-श्रमणी के अभाव में असंयति की ही पूजा हुईं, अत: यह आइचये माना 
गया है २ 


0, 


१. चौबीस तोर्थंकर : एक पर्ये ०, पृ० ४६ 
३. ऐति० के तोन तोर्थकर, पृ०. २१० 


११. मगवान्‌ श्री शीतल (उह्न - श्र) 


भगवान्‌ श्री सुविधि के बाद भगवान्‌ श्री शीतल दसवें तोथंकर हुए । 


पृवंभव : 

प्राचीनकाल में सुसीमा तगरी नामक राज्य था, जहां के नृपति महाराज 
पदमोत्तर थे। राजा ने सुदीर्घकाल तक प्रजापालन का कार्य न्यायपूर्वक किया । 
अन्त में उनके मन में विरक्ति का भाव उत्पन्न हुआ और आचार्य तिस्ताघ के 
आश्रम में उन्होंने संयम स्वीकार कर लिया । अनेकानेक उत्कृष्ट कोटि के तप 
भौर साधनाओं के द्वारा उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जेत किया | देहाव- 
सान के उपरांत उनके जीव को प्राणत स्वर्ग में बीस सागर की स्थिति वाले 
देव के रूप में स्थान मिला ॥१ 


जन्म और माता-पिता : 

वैशाख कृष्णा षष्ठी के दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्राणव स्वर्ग से चलकर 
पद्मोत्तर का जीव भद्दलपुर के महाराज दृढ़रथ की महारानी नन्‍्दादेवी के 
गर्भ में उत्पन्त हुआ । उसी रात्रि को महारानी नन्‍्दादेवी ने चौदह मंगलकारी 
महाशुभ स्वप्न देखे । उसने महाराज के पास जाकर स्वप्नों का फल पूछा। 
यह सुनकर कि वह एक महान पुण्यशाली पुत्र को जन्म देने वाली है, महारानी 
अत्यधिक प्रसन्‍न हुई। 

गर्भकाल पूर्ण होने पर माता महारानी ननन्‍्दादेवी ने माघ कृष्णा द्वादशी 
को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में सुखपूर्वक पुत्र र॒त्त को जन्म दिया। प्रभु के जन्म से 
सम्पूर्ण संसार में शांति एवं आनंद की लहर फैल गई । महाराज दृढ़रथ ने 
पूर्ण हर्पोल्लासपूर्वक जन्मोत्सव मनाया 2 


१. चौबीप्त तीर्थंकर : एक पर्ये०, पृ० ४८ 
२. जैन घममे का मौ० इ०, प्र० भा० पु० ६१. 


भगवान्‌ श्री शीतल : ८१ 
नासकरण : 


महाराज दृढ़रथ दाह ज्वर से पीड़ित थे, जो अतिशय पीड़ादायक था । 
श्रनेकामेक उपचार करवाने पर भी यह रोग शांत नहीं हुआ था । कि्तु गर्भे- 
काल में महारानी के सूकोमल कर के स्पशे मात्र से महाराज की यह आधि 
शान्त हो गयी और, उन्हें अपार शीतलता का अनुभव हुआ । वस इसी आधार 
पर सबने बालक का नाम शीतल रख दिया ।१ 


गृहस्थावस्था : 


युवराज अ्रपार वैभव और सुख-सुविधा के वातावरण में पले थे। आयु क्के 
साथ ही साथ उनका पराक्रम और विवेक भी विकसित होने लगा। सामानन्‍्यजनों 
की भांति ही दामित्वपूति की भावना से उन्होंने ग्रहस्थाश्रम के बंधनों को 
स्वीकार किया । महाराज दुढ़रथ ने योग्य एवं सुन्दरी राजकन्याओों के साथ 
आपका विवाह करवाया । दाम्पत्य जीवन में रहते हुए भी वे मनासक्त जौर 
निलिप्त बने रहे । दायित्वपूर्ति की भावना से ही पिता की जाज्ञा शिरोधाय॑ 
कर राज्यासल भी ग्रहण किया । राजा बतकर उन्होंने अत्यन्त विवेक के साथ 
निःस्वार्थ भाव से प्रजापालत का कार्य किया । पचास हजार पूर्व तक महाराज 


शीतल ने शासत का संचालन किया । भोगावली कम पूर्ण हो जानें पर झापने 
संयम धारण करने की भावना व्यक्त की ।९ 


दीक्षा एंव प्रणा : 
लोकास्तिक देवों की प्रार्थंता पर वर्षीदान के बाद एक हजार राजाओं के 


साथ चन्द्रप्रभ्मा शिविका सें आरूढ़ होकर प्रभु सहस्ास्रवन में पहुंचे और माघ 


कृष्णा हादशी को पूर्वाषाढ़ा सक्षत्र में षष्ठ भक्त तपस्या से सम्पूर्ण पापकर्मों का 
परित्याग कर मुनि बन गये । 


श्रमण दीक्षा लेते ही इन्होंने मन: पयवज्ञान प्राप्त किया । तप का अरिष्टपुर 
के महाराज पुनर्वेसु के यहां परमान्त से इनका प्रथम पारणा सम्पन्न हुआ । 
देवों ने पंच दिव्य प्रकट कर दान की महिमा बतलाई।3 


१. ल्िषष्टि ०, ३१८४७ 
२्‌, चौबीस तीर्यकर : एक पये०, पु० ४७ 
३. डेत धममे का सौ० इृति,, प्र० सा०, पु० झेर 


घ२ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


केवलज्ञांन : 

तीन महीने तक छद्मस्थकाल में विचरकर भगवान्‌ श्री शीतल भदिदलपुर 
नगर के सहस्थाम्रउद्यान में पघारे । वहां पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन 
हो गये । पौष कृष्णा चतुर्देशी के दिन पूर्वापाढ़ा नक्षत्र के योग में धनघाती कर्मो 
का क्षय कर केवलज्ञान प्राप्त किया। देवताओं ने प्रभु का केवलज्ञान उत्सव 
सनाया । भगवान्‌ ने समवसरण के बीच एक हजार अस्सी धनुष ऊंचे चैत्य 
वृक्ष के नीचे रत्नसिहासन पर विराजकर उपदेश दिया । भगवान्‌ का उपदेश 
सुनकर आनंद आदि ८१ व्यक्तियों ने प्रश्मज्या ग्रहण कर गणघर पद प्राप्त 
किया ।१ भगवान्‌ ने चतुरविध संघ की स्थापना की और भाव-तीर्थंकर कहलाये । 


धर्म-परिवार : 

गण एवं गणघर ना: प्र 
केवली ड््ल्र ७००० 
मनः पर्यवज्ञानी ह न्स्ः ७५०० 
अवधि ज्ञानी न ७२०० 
चौदह पूर्वंधारी ह न १४०० 
, वेक्निय लब्धिधारी “5 १२००० 
 बादी ह ना प्रषप०० 
साधु कक १००००० 
साध्वी नल १००००६ 
आवक  कअ+5 रपदई००० 
क्षाविका ->-. ४पघ००० 

परिनिर्वाण : ह 


मोक्षकाल निकट आने पर प्रभु एक हजार मुनियों के साथ सम्मेदृशिखर 
पर्वत पर पधारे और एक मास का संथारा किया । वैज्ञख कृष्णा द्वितीया को 
पृवरषाढ़ा सक्षत्र में प्रभु परमसिद्धि को प्राप्त हुए । प्रभु का कुल आयुष्य एक 
लाख पूर्व का था ।९ कुछ कम पच्चोस हजार वर्ष तक प्रभु ने संयम का पालन 
किया ।3 * हे 


१. आगसों में तोथंकर चरित्र पु० १६४ 
२. तीर्थंकर चरित्र, प्र. भा., पु. २०१ 
३. ज॑न धर्म का भा. इ. प्र. भा., पू. दे ३ 


भगवान्‌ श्री शीतल ; परे 


विशेष : 


भगवान श्री शीतल के बाद और भगवान्‌ श्री श्रेयांस के पूर्व हरिवंश 
कुलोत्पत्ति :- हरि और हरिणी रूप युगल को देखकर एक देव को पर्व जन्म 
के बैर को स्मृति हो आई। उसने सोचा--- “ये दोनों यहां भोग-भूमि में सुख 
भोग रहे हैं और भायु पूर्ण होने पर देवलोक में जायेंगे । अतः ऐसा यत्त करू 
कि जिससे इनका परलोक दुःखमय हो जाय ।” उसने देव शक्ति से उनकी दो 
कोस की ऊंचाई सो धनुष कर दी, आयु भी घटाई श्र दोनों को भरत क्षेत्र 
की चम्पानगरी में लाकर छोड़ दिया । वहां के भूपति का वियोग होने से हरि 
को अधिकारियों द्वारा राजा बना दिया गया। कुसंगति के कारण दोनों ही 


दुव्यंसनी हो गये और फलत: दोनों मरकर नरक में उत्पन्न हुए | इस युगल से 
हरिवंश की उत्पत्ति हुई। 


युगलिक नरक में नहीं गये, दोनों हरि और हरिणी नरक में गये । यह 
आश्चर्य- की बात है ॥१ 


९) 


१. (१) ऐति. के तीच तीर्थंकर, प. २१० 


(२) च. भ. च. पृ. १८०, (३) वाघुदेव हिण्डी खं. १, भाग २ पू. ३५७ 
(४) तोर्थंकर चरित्न साग २ प्‌. २से.५ . #- 


१२. मगवान्‌ श्री श्रयांस (छह्-गंड) 


तीर्थंकर परम्परा में भगवान्‌ श्री श्रेयांस का ग्यारहवां स्थान है । 


पूर्व भव : ह 

पुष्कराद्ध द्वीप के पूर्व विदेह के कच्छुविजय में क्षेमा नामक नगरी थी । 
वहां के राजा का नाम नलिनी ग्रुल्म था । वह अत्यन्त धाभिक प्रवृत्ति चाला 
व्यक्ति था । एक बार क्षेमा नगरी में वजत्त्दत्त नामक आचार्य का आगमन हुवा 
महाराजा नलिनी गुल्म आचार्य का आगमन सुनकर उनके दर्शन के लिये गये । 
आचार्य का उपदेश सुनकर उन्होंने संयमतन्नत अंगीकार कर लिया | वे मुनि बन 
गये । प्रन्नज्या ग्रहण करके उन्होंने कठोर तप किया और तीर्थंकर नामकमे का 
उपा्जन किया | श्रन्तर में बहुत समय तक चारित्र का पालन करते हुए आयु 
पूर्ण की भौर मरकर महाशुक्ल नामक देवलोक में महाद्धिक देव हुए ।१ 


जन्म एवं माता-पिता : 

ज्येप्ठ कृष्णा पष्ठी के दिन श्रावण नक्षत्र में नलिनीगुल्म का जीव स्वर्ग से 
चलकर भारतवप्ष की भूषणस्वरूपा नगरी सिंहपुरी के अधिनायक महाराज 
विष्णु की पत्नी सद्गुराधारिणी महारानी विष्णुदेवी की कुक्षि में उत्पन्त हुआ। 
माता ने उसी रात में चौदह महाशुभ स्वप्न देखे। गर्भकाल पूर्ण कर माता 
ने फाल्युत कृष्णा द्वादशी को सुखपूर्वक पुत्ररत्न को जन्म दिया। आपके जन्म- 
काल के समय सव्वेत्र सुख, शांति और हर्षोल्लास का वातावरण फैल गया ।२ 


त्तामकरण : 
बालक के जन्म से तन केवल राजपरिवार वरन्‌ समस्त राष्ट्र का कल्याण 


१, आय्मों में तीर्थंकर चरित्र, पृ. १४८४५ 
२. जैनधर्म का मौ, इ., प्र. सा. पृ. &€ऐ 


भगवान्‌ श्री श्रेयांस : ८५ 


(श्रेय) हुआ । इस कारण बालक का साभ श्रेयांशकुपार रखा गया । 


भहृस्थावस्था : 

पिता महाराज विष्णु के अत्यधिक आग्रह करने पर श्रेयांसकुमार से 
योग्य, सुन्दरी, मूप कन्याओं के साथ पाणिग्रहण किया । उचित बम भ्राप्ति पर 
भहाराज विष्णु ने कुमार को राज्याइुढ़ कर उन्हें प्रजा पालन का सेवाभार 
सौंपकर स्वयं साधता मागे पर अग्रसर हो गये । राजा के रुप में श्रेयांसकुमार 
ने अपने उत्तरदायित्व का पूर्णतः पालन किया । प्रजा के जीवन की दुःख और 
कठिनाइयों से रक्षा करमा-मात्र यही उनके राजत्व का प्रयोजन था। सत्ता 
का उपभोग और विलासी जीवन व्यतीत करना उनके जीवन का कभी लक्ष्य 
नहीं रहा । उनके राज में प्रजा सभी प्रकार से प्रप्तन और संतुष्ट थी। जब 
आपके पुत्र दायित्व ग्रहण करने के लिये योग्य और सक्षम हुए तो उन्हें राज्यभार 


सॉपकर आत्म-कल्याण की साधता के पथ पर अग्रसर होने की उल्होंने इच्छा 
व्यवत्त की )९ 


दीक्षा एवं पारणा : 


जब आपने संयम ग्रहण करने को इच्छा व्यक्त की; तब लोकांतिक देवों 
ने अपनी मर्यादा के अनुप्तार आकर प्रभु से प्राथंना की। परिणामस्वरूप वर्ष 
भर तक निरन्तर दाव देकर एक हजार अन्य राजाओं के साथ बेले की तपस्या 
में राजमहलत से दीक्षार्थ अभिनिष्क्रमण किया और फाह्युन कृष्णा चयोदशी को 


आवश नक्षत्र में सहधाम्रवत के अशोक वृक्ष के तौचे सम्पूणें पापों का परि- 
स्माग कर आपने विधिपूर्वक प्रव्नण्या स्वोकार को । 


सिद्धाथेपुर में राजा सन्‍्द के यहां भसु का परमान्त से यारणा सस्पत्न 
हुआ ।8 


केवलज्ञान ; 


, रक्षोपरांत भीषण उपसर्गों एवं परीषहो को घेयंपूर्वक सहन करते हुए, 
उस मत से साधनारत प्रभु ने विभिन्‍न बस्तियों में बिहार किया । साथ 
१. चोदो त्तीयंकर : एक पर्यवेक्षणा, पृ. धरे ह 

२. जनरधर्स का मो, इति., प्र. भा. पु. ७५ पा 


१२. मगवान्‌ श्री श्रयोस (बह्न-ेंब) 


तीर्थंकर परम्परा में भगवान्‌ श्री श्रेयांस का ग्यारहवां स्थान है । 


पूर्व भव : 

पुष्कराद्ध द्वीप के पूर्व विदेह के कच्छुविजय में क्षेमा नामक तगरी थी । 
वहां के राजा का नाम नलिनी ग्ुल्म था। वह अत्यन्त धार्मिक प्रवृत्ति वाला 
व्यक्ति था । एक बार क्षेमा नगरी में वत्भदत्त नामक आचाये का आगमन हुवा 
महाराजा नलिनी गुल्म आचाये का आगमन सुतकर उनके दर्शंत के लिये गये । 
आचार्य का उपदेश सुनकर उन्होंने संयमत्रत अंगीकार कर लिया ! वे मुनि बन 
गये । प्रन्नज्या ग्रहण करके उन्होंने कठोर तप किया और तीर्थंकर नामकर्म का 
उपाजंन किया । अन्त में बहुत समय तक चारित्र का पालन करते हुए आयु 
पूर्ण की और मरकर महाशुक्ल नामक देवलोक में महाद्धिक देव हुए ।१ 


जन्म एवं माता-पिता : 

ज्येष्ठ कृष्णा पष्ठी के दिन श्रावण नक्षत्र में नलिनीगुल्म का जीव स्वग्गं से 
चलकर भारतवर्ष की भुपणस्वरूपा नगरी सिहपुरी के अधिनायक महाराज 
विष्णु की पत्नी सद्गुणधारिणी महारानी विष्णुदेवी की कुक्षि में उत्पत्त हुआ । 
माता ने उसी रात में चौदह महाशुभ स्वप्त देखे। गरभकाल पूर्ण कर माता 
ने फाल्गुन कृष्णा द्वादशी को सुखपूर्वक पुत्ररत्त को जन्म दिया। आपके जन्म- 
काल के समय सर्वत्र सुख, शांति और हर्षोल्लास का वातावरण फैल गया ।२ 


नामकरण : 
बालक के जन्म से न केवल 'राजपरिवार वरन्‌ समस्त राष्ट्र का कल्याण 


१. आम्मों में तोथंकर चरित्र, पृ. १६५ 
२. जैनधर्स का मौ, इ., प्र. भा. पृ. ६४ 


भगवान्‌ श्री श्रे्वास : ८४ 
(अेग) हुआ । इस कारण बालक का नाम श्रेयांसकुमार रखा गया । 
गृहस्थावस्था : 


पिता महाराज विष्शु के अत्यधिक भाग्रह करने पर श्रेषांसकुमार ने 
योग्य, सुल्दरो, नूष कस्याओं के साथ पाणिग्रहण किया । उचित व प्राप्ति पर 
महाराज विष्णु ने कुमार को राज्यारुढ़ कर उन्हें प्रजा पालन का सेवाभार 
सौंपकर स्वयं साधना मार्ग पर अग्रसर हो गये । राजा के हप में श्रेयांसकुमार 
ने अपने उत्तरदायित्व का पुर्णेठ: पालन किया । प्रजा के जीवन की दुःख और 
कठिनाइयों से रक्षा करता-मात्र यही उनके राजत्व का प्रयोजन था। सत्ता 
का उपभोग और विलासी जीवन व्यत्तीत करना उनके जीवन का कभी लक्ष्य 
नहीं रहा । उसके राज में प्रजा सभी प्रकार से प्रसत्त और संतुप्द थी । जब 
आपके पुत्र दायित्व प्रहण करने के लिये योग्य और सक्षम हुए तो उस्हें राज्यभार 


सॉपकर जात्म-कल्याण की साधना के पथ १२ अग्रसर होने की उन्होंने इच्छा 
ध्यक्ष्त को ।१ 


दीक्षा एवं पारणा : 


जब आपने संयम प्रहण करने की इच्छा व्यक्त की; तव लोकांतिक देवों 
से अपनी मर्यादा के बनुसार आकर प्रभु से प्रार्थना की | परिणामस्वरुप वर्ष 
भर तक निरत्तर दान देकर एक हजार अस्य राजाओं के साथ वेले की तपस्या 
में राजमहूल से दीक्षार्थ अभिनिष्क्ररण किया और फाल्गुन कृष्ण जयोदशी को 
श्रावश नक्षत्र में सहधाज्रदत के अशोक दृक्ष के भीजे सप्ुण पापों का परि- 
त्याग कर आपने विधिपूर्वक प्रव्ज्या स्वीकार की | 


सिद्धाथपुर में राजा तन्द के यहाँ प्रभु का परमाल्त से पारणा सम्प्न 
हुआ । ९ 


क्रेबलज्ञात : 


दीक्षोपरांव भीषण उपसर्यों एवं परीपहो को कैप सह फ् 
अंचल भत से साधनारत प्रभु से विश्निस्त बस्तियों मे हल 
१: घोजीत तोमेकर : एक पर्येवेक्षण, प, ध्र्३ 2, 8 
२. जेनघर्म का सो, इति., प्र, भा. प्‌. हि . 


८६ १ जैन घम्म का संक्षिप्त इतिहास 


कृष्णा अमावस्या के दिल क्षपक श्रेणी में आरूढ़ होकर उन्होंने मोह को परा- 
जित कर दिया श्रौर शुक्लध्यान द्वारा समस्त घाती कर्मों का क्षय कर षष्ठ 
तप में केवलज्ञान- केवलदशेन प्राप्त कर लिया । 


समवसरण में देव-मानवों के अपार समुदाय को प्रभु ने केवली बनकर 
प्रथम धर्म देशना प्रदान की । प्रभू ने चतुविध संघ स्थापित किया एवं भाव- 
तीर्थंकर पद पर प्रतिष्ठित हुए ।१ 


धर्मेप्रभाव : 

केवलज्ञान प्राप्ति के पश्चातु प्रभु उस समय को राजनीति के केदर 
पोतनपुर पधारे। पोतनपुर त्रिपृष्ठ वासुदेव की राजधानी थी। उद्यान के 
रक्षक ने आकर वासुदेव को शुभ संवाद दिया - “महाराज तीर्थंकर श्री 
श्रेयांस अपने नगर के उद्यान में पघारे हैं।” जचानक यह संवाद सुनकर 
वासुदेव ह्षेविभोर हो गये | इस खुशी में उन्होंते इतना पुरस्कार दिया /कि 
कि वह रक्षक धन-सम्पत्त हो गया | वासुदेव भर उनके बड़े भाई श्रचल 
बलदेव प्रभु के दर्शन करने आये। प्रभु ने मानव के कत्तंव्यों का विवेचन-विश्ले- 
पण करते हुए हृदयस्पर्शी उपदेश दिया | 


वासुदेव ज्िपुष्ठ इस कालचक़ के पहले वासुदेव थे । वे अत्यन्त पराक्तमी 
और कठोर शासक थे। उनकी भजाओं में अद्भुत बल था. एक बार एक 
भयेकर ऋर सिद्द से निःशस्त्र होकर मुकाबला किया और सिह के जबड़े पकड़कर 
यों चौर डाले जैसे पुराता कपड़ा चीर रहे हों । उस समय के फ्रर और श्रत्या- 
चारा शासक अइवग्नीव (प्रति वासुदेव) के आतंक से प्रजा को मुक्त कर वे 
तीन खण्ड के एक छन्न सम्राट वासुदेव बने थे। आज्ञा के उल्लंघन के अपराध 

उन्होंने शय्यापालक के कान में खौलता हुआ सीसा उंडेलवा दिया था । 
जिससे उनको सातमी नरक में जाने का आयुष्य बंधा 


जब बासुदेव त्िपृष्द ने प्रभु श्री श्रेयांस की देशना सुती तो सहसा प्रकाश- 
सा उनके हृदय में छा गया ।-राजनीति के वे घुरंधर थे. किन्तु जात्मविद्या में 
श्राज भी वालक थे। प्रभु का उपदेश सुनकर दया, करुणा, समता और भवित 
के भाव उनके हृदय में जाग्रत हो उठे । संस्कारों के इस परिवर्तन से वासुदेव 


१. चौबीस तोर्थकर : एक पयें., प. ५३ 


भगवान्‌ श्री श्रेयांस : ५७ 


के अन्तर जगत में अपूर्वे परिवर्तत भा गया । जैसे अंधकार से प्रकाश में आा 
गये ।१ 


हजारों स्त्री पुरुषों ने श्रावक धर्म तथा मुनिधर्म स्वीकार किया और प्रभु 
के उपदेश को जीवन में उतारा । 


धर्म-परिवार : 
गणधर नह ७९ 
केवली नया ६००० 
अवधिज्ञाती न ६००० 
चौदह पूर्वधारी न-+ १३०० 
वैक्रिय लव्धिधारी न ११००० 
वादी न++ ५००० 
साधु न-++ प्र४००० 
साध्वी +-+ १०३००० 
शावक 5 २७६००० 
श्राविका चलन एएं८००० 
प्रिनिर्वाण : 


अपने निर्वाणकाल के समीप भगवान्‌ समस्मेद्शिखर पर पधारे। श्रावण 


कृष्णा तृतीया के दिन घनिष्ठा नक्षत्र में एक मास का अनशन कर एक हजार 
मुनियों के साथ मोक्ष प्राप्त किया । 


भगवान ने कुमारवय में इक्कीस लाखवर्ष, राज्य पदपर ४२ लाखबषे, 
दीक्षा पर्याय में इककीसलाख इस प्रकार भगवान्‌ ने चौरासीलाख वर्ष फी 
कुल भ्रायु में सिद्धत्व प्राप्त किया । भगवान्‌ श्री शीतल के बाद ६६ लाख ३६ 
हजार वर्ष तथा सौ सागरोपम कम एक कोटी सागरोपम व्यतीत होने पर 
भगवान्‌ श्री श्रेयांस से निर्वाण प्राप्त किया ॥५ | | 
५2 
१. जैन कथयामाला, भाग ५, पु. ४ से ६ न्‍ 
२. आगमों में तोथेंकर चरित्न, पु,. पृ६७ .. 
(सप्नदायोग-छ४) 


१३. मगवान्‌ भरी वासुपूज्य (चह-महिष) 


बारहवें तीर्थंकर भगवान्‌ श्री वासुपूज्य हुए। 


पूर्वंभव हि 

पुष्कराद्ध द्वीप के पूर्व ,विदेह क्षेत्र के मंगलावती विजय में रत्नसंचया नामक 
नगरी थी । वहां के शासक का नाम पदमोत्तर था । वज्नाभ मुनि के समीप 
उसने चारित्र ग्रहण किया । संयम और तप की उत्कृष्ट भावों से श्राराधना 
करते हुए उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का उपाजंत किया । अन्तिम समय में 
समाधिपूर्वक देह-त्याग कर वे प्राणतकल्प में मह॒द्धिक देव बने १ 


जन्म एवं माता-पिता : 

प्राणत स्वगे से निकल कर पद्मोत्तर का जीव तीर्थंकर रूप' से उत्पन्न 
हुआ । भारत की प्रसिद्ध चम्पानगरी के प्रतापी राजा वसुपूज्य इनके पिता 
भ्ौर महारानी जयादेवी माता थी । ज्येष्ठ शुक्ला नवमी को शतभिपा नक्षत्र 
में पदमोत्तर का जीव स्वर्ग से निकलकर माता जयादेवी की कुक्षि में गर्भ- 
रूप से उत्पन्न हुआ । उसी रात्रि में माता जयादेवी ने घौदह शुभस्वप्न देखे 
जो महान्‌ पुण्यात्मा के जन्म-सूचक थे। उचित आहार विहार से माता ने गर्भ- 
काल पूर्ण किया श्रौर फाल्गुन कृष्णा चतुर्देशी के दिन शतभिषा नक्षत्र के योग 
में सुखपूर्वेक पुत्ररत्त को जन्म दिया ।९ 


तामकरण : 
महाराजा वसुपूज्य के पुत्र होनें के कारण आपका नाम वासुपूज्य रखा 
गया । 


१. आगसों में तीर्थंकर चरित्न, पु. १६४८ ' 
२. जैन घ॒र्मे कामौ० इ०, प्र० भा०, पृ० ६६ 


भगवान्‌ श्री वासुपूज्य : पद 


गृहस्थावस्था : 


आचार्य हेमचन्द्र और जिनसेनाचाय्य आदि के अनुसार तो आपने अविवा- 
हिवावस्था में राज्य-प्रहण किसे बिना ही दीक्षात्रत अंगीकार किया किन्तु 
आचाये शीलांक के अनुसार दार-परिग्रह करने और कुछ काल तक 'राज्यपालन 
करने के वाद आप दीक्षित हुए ।१ भगवान्‌ वासुपृज्य कुमारावस्था में ही दीक्षित 
हुए ।९ 

वास्तव में तीर्थंकर की शृहचर्या भोग्यकर्म के अनुसार ही होती है, बतः 
उत्तका विवाहित होना या त होना कोई विशेष अथे नहीं रखता । विवाह से 
तीर्थंकर की तीर्थकरता में कोई बाधा चहीं आती ।3 


दीक्षा एवं पारणा : 


मर्यादानुरूप लोकान्तिक देवों ने भगवान्‌ श्री वासुपूज्य से धर्म-तीर्थ के 
प्रवृतत की प्रार्थंथा की । आपने एक वर्ष तक उदारतापूर्वक दान दिया । वर्षी- 
दात के सम्पन्न हो जाने पर जब आपने दीक्षार्थ अभिनिष्क्रमण किया तो उस 
महान और अनुपम त्याग को देखकर जनमन गदगद हो उठा था। आपने 
समस्त पापों का क्षय कर फाल्गुन कृष्णा श्रमावस्था को शतश्िषा नक्षत्र में 


शैसणत्व अंगीकार कर लिया । महापुर नरेश सुनंद के यहां आपका प्रथम 
पारणा हुआ।४ 


केवलज्ञान : 


दीक्षा लेकर भगवान्‌ तपस्या करते हुए छदुमस्थचर्या में विचरे और फिर 
उसी उद्यान में आकर पावलवृक्ष के नीचे ध्यानावस्थित हो गये । शुक्लध्यान के 


दूसरे जर्ण मे चार घाति कर्मों का क्षय कर माघ शुक्ला द्वितीया को शतप्रिषा 
नक्षत्र के योग में 


हर पसु से चतुे भवत (उपवास) से केवलज्ञान की प्राप्ति 


प 


१, चु० महा? पु० चरि०, पृ० १०४ तओो कुमार भावसणुवालिऋण करचि- . 
कालकर्यदार परिरणहो राय सिरिमश॒पालिऊण -... न ज र 
२. ठाणांग सू्ध ५ थां राणा ० 


हे, जनपघर्म का भौ० इ०, भ्र० भा० पू० १०० 
४- चौबीस तोचेकर : एक पर्ये० , पृ० एड -- 


€० : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


केवली होकर भगवान्‌ ने देव-असु र-मानवों की विशाल सभा मे धर्म-देशना 
दी जिसमें दशविध धर्म का स्वरूप समकाकर चतुविध संघ की स्थापना की 
और भाव तीर्थंकर कहलाये ।१ 


धर्म-प्रभाव : 

विहार करते हुए जब भगवान्‌ द्वारिका के निकट पधारे तो राजपुरुष ने वासु- 
देव द्विपृष्ठ को भगवान्‌ के पधारने की शुभ-सूचना दी । भगवान्‌ श्री वासुपूज्य 
के पधारने की शुभ-सूचना की बधाई सुनाने के 3पलक्ष में वासुदेव ने उसको 
साढ़े बारह करोड़ मुद्राओं का प्रतिदान दिया त्रिपृष्ठ के बाद ये इस समय के 
दूसरे वासुदेव होते हैं । भगवान्‌ श्री वासूपृज्य का धर्म शासन भी सामान्य 
लोकजीवन से लेकर राजघराने तक व्यापक हो चला था ॥2 


धर्म-परिवार : 
गण एवं गणघर रा. ६६ 
केवली रे प ६००० 
मन: पर्यवज्ञान्ी न्गय ६१०० 
अवधिज्ञानी न+ प्रू४०० 
चौदह पूर्वंधारी ज-+ १२०० 
वैक्षिय लब्धिधारी जज १०००० 
वादी न+ ४७०० 
साधु >+- ७२००० 
साध्वी ऊझजे १००००० 
आाचक्त -7+ २१४००० 
श्राविका ना डॉ३६००० 

परिन्िर्वाण : 


भ्रंतिम समय निकट जातकर प्रभु ६०० मुन्रियों के साथ चम्पानगरी पहुंच 


१. जेन धर्म का सौ. इ. प्र. भा., पू. १०० 
२. जैन धर्म का सौ. ह., प्र. भा., पृ. १०१ 


भगवान्‌ श्री वासुपृज्य : ६१ 


गये और सप्नी ते अतशन्यत् प्रारंभ कर दिया। शुक्ल ध्यान के चतुर्थ चरण 
में पहुंचकर आपने समस्त कर्मराशि को क्षय कर दिया और सिद्ध-बुद्ध-मुवत 
बल गये। उन्होंने निर्वाण पद प्राप्त कर लिया । वह शुभ दिन जआापाढ़ शुक्ला 
चतुर्दशी का था और शुभ योग उत्तराभाद्वपद नक्षत्र का था ॥१ 


भगवान्‌ ने कुमारावस्था भें अठारह लाख घर, एक अत में चौपनलाख 
चर्ष व्यतीत किये । इस प्रकार कुल ७२ लाख व्षे कौ आपकी जायु थी ।१ 


| 


१, आगसों में होथेकर चरित्र, पुृ० २०५ 


१४. मगवान्‌ श्री विमल (बह-इकर) 


भगवान्‌ श्री विमल तेरहवें तीर्थंकर हुए । 


पृ्वेंभव : 

घातकी खण्ड के अन्तर्गत महापुरी नगरी नामक एक राज्य था। महाराज 
पद्मसेन वहां के यशस्वी नरेश हुए । वे अत्यन्त धर्मपरायण एवं प्रजावत्सल 
राजा थे । अन्त:प्रेरणा से वे विरक्‍्त हो गये और सर्वगुप्त आचार्य से उन्होंने 
दीक्षा प्राप्त करली । प्रश्नजित होकर पद्मसेन ने जिन शासन की महत्वपूर्ण 
सेवा की । उन्होंने कठोर संयमाराधना कर तीर्थंकर नामकर्म का उपाज॑न 
किया । आयुष्य के पूर्ण होने पर समाधिभाव से देहत्याग कर वे सहस्त्रार 
कल्प में ऋद्धिमान देव बने ।१ 


जन्म एवं माता-पिता : 

सहस्त्रार देवलोक से निकलकर पद्मसेन का जीव वैशाख शुक्ला द्वादशी 
को उत्तराभाद्व नक्षत्र में माता महारानी श्यामा की कुक्षि में उत्पन्त हुआ। 
इनकी जन्म-भूमि कपिलपुर थी और विमल यशधारी महाराज कंतवर्मा इनके 
पिता थे। माता ने गर्भ धारण के पश्चात्‌ मंगलकारी चौदह महाशुभ स्वप्न 
देखे श्लौर उचित आहार-विहार से गर्भकाल पूर्ण कर माघ शुक्ला तृतीया को 
उत्तराभाद्रपद में चन्द्र का योग होने पर सुखपूर्वक सुवर्ण कान्ति वाले पुत्ररत्न 
को जन्म दिया । 


देवों ने सुमेरू पर्वत की अतिपांड कम्बल शिला पर प्रभु का जन्म महोत्सव 
मनाया । महाराज कृतवर्मा ने भी हृदय खोलकर पुत्नजन्म की खुशियां 
मनाई ।९ 


१, चौबीस तोर्थकर : एक पर्य ०, पृ० ६२ 
२. जैन धर्म का मो. ह., प्रा. भा., पृ० १०२. : 


भगवान्‌ श्री विमल : ६३ 
तामकरण ; 


गर्भकाल में माता श्यामा तन मन से निर्मेल बनी रही अतः महाराज 
कृतवर्मा ने मिक्नों और परिवारजनों को एकत्र कर उक्त कारण[| बताते हुए 


बालक का नाम विमल रखने का सुझाव दिया। अतः बालक का नाम विमल 
रखा गया ।१ 


गृहस्थावस्था : 


इन्द्र के आदेश से देवांगनाओं ने कुमार विमल का लालनपालन 
किया । भधुर वाल्यावस्था की इतिश्री के साथ ही तेजयुक्त यौवन में जब 
युवराज ने प्रवेश किया तो वे अत्यन्त पराक्रमशील व्यक्तित्व के स्वामी बन 
गये । उनमें १००८ गुण विद्यमान थे । सांसारिक भोगों के प्रति अरुचि होते 


हुए भी भाता-पिता के आदेश का निर्वाह करते हुए कुमार ने स्वीकृति दी और 
उसका विवाह योग्य राजकन्याओं के साथ सम्पन्त हुआ । 


पन्‍्द्रह लाख वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर पिता भहाराज छृतवर्मा से 
इन्हें राज्यभार सौंप दिया । राजा विमल ने शासक के रूप में पी निपुणता 
और सुयोग्यता का परिचय दिया। वे सुचारु रूप से शासन-व्यवस्था एवं प्रजा- 
पालन करते रहें | तीस लाख वर्षों तक उन्होंने राज्याधिकार का उपभोग 
किया था। उसके बाद उनके सन्‌ में विरक्ति जाग्रत हो उठी ।५ 


दीक्षा एवं पारणा : 


लोका्तिक देवों द्वारा प्रार्थना करने पर प्रभु वर्ष भर तक कल्पवृक्ष की 
भांति याचकों को दान देकर एक हजार राजाओं के साथ दीक्षार्थ सहस्नाम्रवन 
में पधारे और माघ शुक्ला चतुर्थी को उत्तराभाद्र पद नक्षत्र में पष्ठः भक्त की 
पैपस्या से सब पाप-कर्मों का परित्याग कर दीक्षित हुए । धान्यकटपुर के महा- 
राज जय के यहां प्रभु ने परमान्न से पारणा किया [३ ; 


१. व्रिषष्टि,, ४(३।४८ 
२. चौबीस तोर्थकर : एक पयें,, पृ, ६३ 
हे. जेन धस का सो. ह., प्र. भर. पु.१०३ 


६४ : जेत धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


केवलज्ञान : 


दो वर्ष तक छद॒मस्थ काल में विचर, कर भगवान्‌ पुनः कपिलपुर के 
सहस्राम्नरउद्यान में पधारे । वहां जम्बू वृक्ष के नीचे षष्ठ तप के साथ कायोत्सगे 
सुद्रा में लीन हो गये | उस समय ध्यान की परमोच्च अवस्था में पौष शुक्ला 
षष्ठी के दिन उत्त राभाद्व पद नक्षत्र में केवलशान और केवलदशेन प्राप्त किया । 
देवों ने केवलज्ञान महोत्सव मनाया । तदनंतर भगवान्‌ ने देवनिर्मित समवसरण 
में विराजकर धर्मोपदेश दिया१ और चतुविध संघ की स्थापना कर भाव तीर्थ- 
कर कहलाये । 


धर्म-परिवार : 


आपके संघ में मन्दर आदि छप्पन गणधरादि सहित तिम्नलिखित 
परिवार था :- 


गण एवं गणधर न - ४६ - 
केवली नस्ल ५५०० 
' मनः पर्यवज्ञानी --.. ४४०० 
अवधिज्ञानी अब ॥ ऋ८०० 
चौदहपूर्वंघारी 23 ११०० 
वैक्रिय लब्धिधारी 5888 
वादी न ३२०० 
साधु न-+ द्‌घ००० 
साध्वी च-+ १००८६०० 
श्रावक ख््ल्के २०५००० 
श्राविका मर ... डेशेड००० 
परिनिर्वाण : 


केवलज्ञान प्राप्त होने के वाद दो कम पन्द्रह लाख वर्ष तक प्रभु पृथ्वी पर 
विहार करते हुए विचरते रहे । फिर निर्वाणकाल निकट आने पर सम्मेद्शिखर 


१, आगमों में तीर्थंकर चरित्र, पृ. २०३ | 


भगवान्‌ श्री विमल : ६५ 


पर पधारे श्रौर छः हजार साधुओं के साथ एक मास का अनहान पूर्णकर 
आपषाढ़ कृष्णा सप्तमी को पुष्य नक्षत्र में मोक्ष पघारे । भगवान्‌ पन्द्रह लाख 


वर्ष कुमारावस्था भें तीस लाख वर्ष तक राज्याधिपति और पन्द्रह लाख वर्ष 
का त्यागी जीवन व्यतीत कर, कुल साठ लाख वर्ष का पूर्ण आयुष्य भोगकर 
सिद्ध पद को प्राप्त;हुए ।१ 


(2 


१. तीर्थंकर चरित्न, भाग-१ पृ. २५५-२५६ 


१४. भगवान्‌ श्री तब्रनन्त (चिन्ह- बाज) 


चोदहवें तीर्थंकर भगवान्‌ श्री अनन्त हुए । 


पूव॑ंभव : 

घातकी खण्डद्वीप के प्रायविदेह में ऐरावत नामक विजय में श्ररिष्टा 
नामक नगरी थी। नगरी धन-धान्य से समृद्ध थी | वहां के राजा पद्मरथ बड़े 
वीर और धामिक मनोवृत्ति वाले थे । एक बार नगर में "चित्तरक्ष” नामक 
शासन प्रभावक आचार्य पधारे | आचार्य के उपदेश से उसका मन वैराग्य-भाव 
से भर उठा। घर आकर उसने अपने पुत्र को राज्यभार सौंपा और पुत्र: 
आचार्य की सेवा में उपस्थित हो दीक्षित हो गया । दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत 
उन्होंने आचार्य के समीप श्रुति का अध्ययन किया । आगमों का ज्ञान प्राप्त 
कर पद्मरथ मुनि कठोर तप करने लगे । तप संयम की उत्कृष्ट साधना करते 
हुए उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जंव किया | तप से अपने शरीर को 
क्षीण किया और आत्मा को उज्जवल बनाया । अपना आयुष्य पूर्ण कर समाधि- 
पूर्वक देह त्याग कर वे प्राणत देवलोक में उत्पन्त हुए और मह॒द्धिक देव बने ।१ 


जन्म एवं माता-पिता : 

श्रावण कृष्णा सप्तमी को रेवती नक्षत्र में पद्मरथ का जीव स्वर्ग से' 
निकलकर अयोध्या तगरी के महाराज सिहसेन की रानी सुयशा की कुक्षि में 
गर्भरूप से उत्पन्न हुआ | माता सुयशा ने उस रात को चौदह महाशुभ स्वप्न 
देखे । गर्भकाल पूर्णकर माता सुयशा ने वेशाख कृष्णा च्रयोदशी के दिन रेवती 


नक्षत्र के योग में सुखपूर्वक पुत्ररत्त को जन्म दिया । देव-दानव गौर मानवों 
ने जन्मोत्सव हर्पोल्लास के साथ मनाया 8 


१. आगमों में तीर्थंकर चरित्न, पृ. २०४ 
२. जैनधर्म का मौ. इ. प्र. भा., पृ. १०० 


भगवान्‌ श्री अनन्त ; 5७ 
तामकरण : 


महाराज सिहसेन ने विचार किया, “जब बालक गर्भ में था तव सशक्‍त 
और विशाल सेनाओं ने अयोध्या पर आक्रमण क्रिया था और उसे मैंने परास्त 


कर दिया था । अतः वालक का नाम अनन्त रखा जाय ।”१ बस इसी आधार 
पर बालक का नाम अनन्त रखा गया । 


ग्रृहस्थावस्था : 


सभी प्रकार के सुखद एवं स्नेहपूर्ण वातावरण में बालक अनन्त का पालन 
पोषण हुआ । बालक को रूप-माधुरी पर मुग्ध देवतागण भी मानवरूप धारण 
कर इनकी सेवा में रहे | युवा हो जाने पर आप अत्यन्त तेजस्वी व्यविंतत्व के 
स्वामी हो गये। माता-पिता के श्रत्यन्त आग्रह करने पर आपने योग्य एवं 
सुन्दर राज कन्यात्रों के साथ पाणिग्रहण भी किया और कुछ काल सुखी-दाम्पत्य 
जीवन भी व्यतीत “किया । साढ़े साव लाख वर्ष की भायु प्राप्त 'हो जाने पर 
पिता द्वारा आपको राज्यारूढ़ किया गया । आपने पन्द्रह लाख वर्ष तक प्रजा- 
पालन का उत्तरदायित्व निभाया । जब आपकी आयु साढ़े वाईस 'लाख वर्ष 
की हो गई तब मन में वैराग्य भावना जागृत हुई ॥९ 


दीक्षा एवं पारणा : 


लोकाच्तिक देवों की प्रेरणा से प्रभु ने वर्षीदात से याचकों को इच्छानुकूल 
दान देकर वैशाख कृष्णा धतुर्दशी को रेवती नक्षत्र में एक हजार राजाओं के 
साथ सम्परण पापों का परित्याग कर म्‌निधमम की दीक्षा ग्रहण की । उस समय 


आपके बेले की तपस्या थी । वद्धेमानपुर के राजा विजय के यहां परमानून से 
प्रभु ने पारणा किया ॥3 


केवलंज्ञान : 
तीन वर्ष तक छद्मस्थ काल में विचरने के बाद भगवात्‌ अयोध्या नगरी 
१. ब्रिषष्टि. ४४४७ एवं च. सहा. पु. च. पृ. १२६ ह 


२. चौबीस तोर्यकर : एक पर्यवेक्षण, पू. ६७ “* 
३. जन धर्म का सौ, इ., प्र. भा., पृ. १०६, 


द८ ; जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


सहस्थाम्रउद्यान में पधारे। वहां अशोक वृक्ष के नीचे ध्यानावस्थित हो गये । 
वैशाख कृष्णा चतुदर्शी के दिन रेवती नक्षत्र में घनघाती कर्मों का क्षय कर 
केवलज्ञान और केवल दर्शनप्राप्त किया। देवों ने भगवात्रु का केवलज्ञान 
उत्सव मनाया | भगवान्‌ ने देव निर्मित समवसरण में विराजकर धर्मोपदेश 
दिया ।१ धर्म-देशना देकर आपने चतुर्विध संघ की स्थापना की और भाव- 
तीर्थंकर कहलाये । 


धर्म-परिवार : 
आपका ध्मे-परिवार निम्नानुसार था :-- 
गण एवं गणधर नज+ भ्रू० 
केवली --+ प्रू००० 
मन: पर्यवज्ञानी न्प+ प्र्००० 
अवधि ज्ञानी न+ ४३०० 
चौदह पूर्वधारी नर ६०० 
वैफ़िय लब्धिधारी न प००० 
वादी रिकक ३२०० 
साधु न ६६००० 
साध्वी ते ६२००० 
श्रावक न- २०६००० 
श्राविका न-+- ४प्‌४००० 

परिनिर्वाण : 


केवलज्ञान प्राप्ति के पश्चात्‌ सात लाख वर्ष व्यतीत हो जाने पर चंत्र 
शुक्ला पंचमी के दिन रेवती नक्षत्र में सम्मेदशिखर पंत पर एक मास का अन- 
शन ग्रहणकर सात मूनियों के साथ आपने मौक्ष प्राप्त किया।. भगवान्‌ श्री 
अनन्त ने कुमारावस्था में साढ़े सात लाख वर्ष, राज्यकाल में पन्दह लाख वर्ष 
एवं संयम पालन में सात लाख वर्ष व्यतीत किये । इस प्रकार भगवान्‌ की कुल 
आयु तीस लाख वर्ष की थी ॥२ . ; ७ 


१. आगमों में तीर्यकर चरित्र, पू० २०५ 
२. आगमों में तीर्थंकर चरित्न, पु० २०६ 


१७. सग |न्‌ गे धर्म (चिह्न-वज्) 


भगवान श्री धर्म पन्द्रहवें तीथंकर हुए । 
पूर्व॑भव : 


घातकीखण्ड द्वीप के पूर्वे विदेह में भरतविजय में भहिलपुर नामक नगर 
था। भहिलपुर के राजा का नाम दृढ़रथ था। राजा दृढ़रथ बड़ा प्रतापी 
और च्यायप्रिय था। उसने विमलवाहन मुनि के समक्ष प्रन्नज्या ग्रहण की । प्रन्नज्या 
प्रहण कर उन्होंने कठोर संयमाराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन 


किया । अंतिम समय में अनशन द्वारा देहत्याग कर वैजयन्त विमान में महद्धिक 
देव बने ।१ 


जन्म और माता-पिता : 


वेजयन्त विमान में सुखोपभोग की अवधि समाप्त होने पर मुनि दुढ़रथ 
के जीव ने मानव योनि में देह धारण की । रत्नपुर के शूरवीर नरेश महाराजा 
भानु को महारानी सुत्रता की कुक्षि में मुनि दुढरथ का जीव वैशाख शुक्ला 
सप्तमी को पुष्य सक्षत्र के शुभ योग में उत्पन्न हुआ । गर्भधारण की रात्रि सें 
ही रानी ने चोदह महान्‌ मंगलकारी स्वप्न देखे जिनके शुभ प्रभाव को जानकर 
माता अत्यन्त हर्षविभोर हुई। यथासमय गर्भावध समाप्त हुईं और माघ 
शुक्ला तृतीया को पुष्य नक्षत्र की मंगलघड़ी में माता ने एक तेजस्वी पुत्ररत्न 


को जन्म दिया । राजपरिवार और राज्य की समस्त प्रजा ने, यहां तक कि 
देवताओं ने भी हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाया १९ 


१. मागमों सें तोथंकर चरित्र, पु० २०७ . 
२. चोबीस तीर्थंकर : एक पयें०, पू० ७०-७१ 


० : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


नामकरण : 


नामकरण के दिन उपस्थित परिवार जन एवं मित्रवर्ग को महाराज भानु 
ने बताया कि जब वालक गर्भे में था तब महारानी सुत्रता को धर्म साधन के 
उत्तम दोहद उत्पन्न होते रहे तथा-भावना भी सदैव धर्म प्रधान ही बनी रही। 
इसलिये बालक का नाम धर्म रखा जावे ।: अतः' बालक का नाम धर्म रखा 
गया १ 


गृहस्थावस्था : 


क्रीड़ा करते हुए सुख-वैभव के साथ आपका वाल्यकाल व्यतीत हुआ और 
आप युवा हुए । यौवनकाल तक आपका व्यक्तित्व अनेक शुणों से सम्पन्न 'होः 
गया 4 माता-पिता. का आदेश स्वीकार करते हुए आपने विवाह किया और 
सुखी विवाहित जीवन भी व्यतीत किया। 


जव झ्रापकी आयु ढाई लाख वर्ष की हुई तो पिता भहाराजा भावचु ने 
उनका राज्याभिपेक कर दिया | शासनारूढ़ होकर महाराजा धर्म ने न्‍्यायपूर्वक 
और वात्सल्य भाव से प्रजा के पालन “और रक्षण किया। पांच' लाख वर्ष 
तक इस प्रकार राज्य करने पर उनके भोग-कर्म समाप्त हो गये । ऐसी' स्थिति 
में उत्तेके मत में विरक्ति के भाव अंकुरित होने लगे ।९ | 


दीक्षाःए वं-पारणा : गे 

लोकान्तिक देवों के प्रार्थना करने पर वर्ष भर तक दानः देकर नागदत्ता 
शिविंका से प्रभु नगर के बाहर उद्यान में 'पहुंचे औरःएक हजार राजाओं के * 
साथ बेले की तपस्या से माघ शुक्ला त्रयोदशीःको पुष्य नक्षत्र में सम्पूर्ण पापों 
का परित्याग कर आपके दीक्षा ग्रहण की | सोमनसनगरु में जाकर- धर्म्िह के 


यहां भ्रभु ने परसानन से प्रथम पारणा किया। देवों ने पंच-दिव्य बरसा कर: - 
दानव की महिमा- प्रकट की।॥। ३ - 


१. त्रिपष्टि०, श।शा४वे और च० महा०- चरि०, पृ० १३३, बाव० चूर्णि- 
प्रवेंभाग, पृ० ११ 

- चौबीस तीर्थंकर : एक पये., घु० ७१२ * 

३. जैन धर्म का सो. इ., प्र. भा. :पु.-१०४- 


न्डँ 


-भंगवान्‌-श्री.-धर्म ::१०१ 
केवलज्नान : 


विभिन्‍न प्रकार के तप-वियमों के साथ परीषहों को सहते हुए ._ प्रभु दो 
वष-तक छद्मस्थचर्या से.विचरे, फिर दीक्षा-स्थान में पहुंचे और दध्रिपण वृक्ष 
के.नीचे ध्यानावस्थित हो-गये ।.शुक्ल. ध्यान से क्षपक-ेणी का-आरोहण करते 
हुए पौष शुक्ला पूणिमा के दिन भगवात्त ने पुष्य. नक्षत्र में ज्ञानावरणादि 
घाति- कर्मों का स्वेथा क्षय कर क्ेवलज्ञान-केवलदर्शन. की -आप्ति-की । 


केवली बसकर देवासुर-मनुजों की विशाल सभां में देशना देते हुए प्रभु ते 
कहा- “मानवों ! बाहरी शत्रुओं से लड़ना छोड़कर अपने अन्तर के विकारों से 
युद्ध करो । तन, धव और इन्द्रियों का दास बनकर आत्मग्रुण की हानि करने 
वाला नादान है। नाशवान्‌ पदार्थों में प्रीतिकर अनन्तकाल से भटक रहे हो, 


अब भी अपने स्वरूप को समझो और भोगों से विरत हो सहजानन्द के भागी 
बनो ।”! 


प्रभु का इस प्रकार का उपदेश सुनकर हजारों नर नारियों ने चरित्र-धर्म 
स्वीकार किया। चतुविध संघ की स्थापना कर प्रभु भाव-तीर्घकर कहलाये । 


धर्म-परिवार : 


गणधघर न ४३ गरिष्ट आदि 
केवलो -++ छ५०० 
भनः पर्येवज्ञानी क्र ४५०० 
अवधि ज्ञानी न ३६०० 
चौदह्‌ पूर्वधारी ज- ०० 
वेक्रिय लब्धिधारी ज++ छ००० 
वादी अअप्क रुप ०० 
साधु न-- ६४००० 
साध्दी न-+ ६२४०० 
आवक ब्लड र४४००० 
श्राविका ला यु 


९३००० 7; 


१०२: जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


परिनिर्वाण : 


अपना निर्वाणकाल समीप जानकर भगवान्‌ सम्मेद्शिखर पर पधारे। 
आठ सौ मुन्तियों के साथ आपने एक मास का अनशन ग्रहण किया ज्येष्ठ 
शुक्ला पंचमी के दिन पुष्य नक्षत्र के योग में भगवाण्‌ ने निर्वाण प्राप्त किया । 
भगवान्‌ ने ढाई लाख वर्ष कुमारावस्था, पांच लाख वर्ष राजा के रूप में एवं 
ढाई लाख वर्ष ब्रत पालन में व्यतीत किये । इस प्रकार भगवान्‌ की कुल आयु 
दस लाख वर्ष की थी ।१ स्‍ 


१, भागसों सें तोयंकर चरित्र, पृ० २०४६ 


१७. भगवान्‌ श्री शान्ति (हर) 


भगवान्‌ श्री शान्ति सोलहवें तीर्थंकर हुए । इनका जीवन बहुत प्रभावशाली 
और लोकीपकारी था । 


बंभव 


पूर्व विदेह के मंगलावती-विजय में रत्तसंचया नामक नगरी थी। रत्न- 
संचया के महाराजा क्षेमंकर की रानी रत्तमाला से वज्ाबुध का जन्म हुआ। 
बड़े होने पर लक्ष्मीवती देवी से इनका विवाह हुआ ओऔर उससे उत्पन्त स्नन्‍्ताव 
का नाम सहस्त्रायुध रखा गया। 


किसी समय स्वर्ग में इन्द्र ते देवगण के समक्ष वजायुध के सम्यक्त्व की 
प्रशंसा की । देवगण द्वारा उसे स्वीकार करने के बाद भी चित्रचूल तामक देव 
मे कहा- “मैं परीक्षा किये बिना ऐसी बात स्वीकार नहीं करता ४! ऐसा 
कहकर वह क्षेमंकर राजा की सभा में आया और बोला-- “संसार में आत्मा, 


परलोक और पुण्य पाप आदि कुछ नहीं है । लोग अंधविश्वास में व्यर्थ ही कष्ट 
पाते हें ४! 


देव की बात का प्रतिवाद करते हुए वज्ञायुध बोला-- “आयुष्मन्‌ ! आपको 
जो दिव्य-पद और वैभव॒मिला है, अवधिज्ञान से देखने पर पता चलेगा कि 
पूर्वेजन्म में यदि आपने विशिष्ट कर्तव्य नहीं किया होता तो यह दिव्य-भव' 


आपको नहीं मिलता । पृण्य-पाप और परलोक नहीं होते तो आपको वर्तेमान 
को ऋद्धि प्राप्त नहीं होती | ' 


चज्ञायुध की वात से देव निरुत्तर हो गया और उसकी हृढ़ता से प्रसन्‍न 
होकर बोला-- "'मैं तुम्हारी हृढ़ सम्यकत्व निष्ठा .से प्रसलन हूं, श्रतः जो चाहो 


जो मांगी ।” बच्णायुध ने निलिप्त भाव से कहा,-« “मैं तो इतना ही चाहता 
हूँ कि तुम सम्यकत्व का पालन करो 7! | ला के 


१०४ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


वज्भायुध की निस्वार्थवृत्ति से देव प्रसन्‍त हुआ झौर दिव्यअल्ंकार भेंट कर 
घज्ायुध के सम्यक्त्व की प्रशंसा करते हुए चला गया । 


किसी समय वज्ञायुध के पूवेभव के शच्चु एक देव ने उनको क़ीड़ा में देख- 
कर ऊपर से पर्वत." “गिराया और उन्हें नागपाश में बांघंलिया, परन्तु प्रबल 
पराक्षमी वज्नायुध ने वज्॒ऋषभ नाराच-संहनन के कारण एक ही मुष्टि- 
प्रहार से पर्वत के टुकड़े-टुकड़े कर दिये और वागपाश को भी तोड़ फेंका । 


कालांतर में राजा क्षेमंकर ने वज्ायुध को राज्य देकर: प्रव्मज्या--प्रहण की 
और केवलज्नान प्राप्त कर भाव तीर्थंकर कहलाये । उधर भावी तीर्थंकर 
वजायुध ने आयुध शाला में चक्ररत्व के उत्पन्त होने पर छः खण्ड -पृथ्वी 'को 
जीतकर सार्वभौम सम्राट का पद प्राप्त किया और . सहस्त्रायुध को . युवराज 
बवाया। 


एक बार जब वज्ञायुध राजसभा में बैठे हुए थे कि “बचाओ । बचाओ।* 
की पुकार करता हुआ एक विद्याधर वहां श्राया और राजा के चरणों में गिर 
पड़ा । 


शरणागत जानकर वच्नायूध ने- उसे आश्वस्त किया ॥ कुछ समय ,बाद ही 
'हाथ में शस्त्र लिये एक. विद्याधर दम्पती का आगमन-हुआ: और अपने अपराधी 
की मांग की ।  इ, 


महाराज वजच्ञायुध ने उनको पूर्वजन्म की बात सुनाकर उपश्ान्त' किया 
और स्वयं भी -पुत्न-को राज्य-देकर--दीक्षा-अहण:-की । वे -संयम साधना के 
: पदचात्‌ -पादोपगसत सथारा कर आयु-का-अंत-होने पर अवेयक में देव हुए. 


जवेयके से निकलकर वज्ञायुध का जीव पुण्डरीकिणी नगरी के राजा घन- 
रथ के यहां महारानी प्रियमंती की कुक्षि से पुत्न रूप में उत्पन्त हुआ । उसका 
नाम मेघरथ रखा गया । 5 


- महाराज घनरथ की दूसरी रानी-मनोरमा से ह्ढ्य्थ का जन्म हुआ - युवा 
द्वोते पर. सुमंदिरषुर के राजा-की- कन्या के साथ सेघरथ-का- विवाहः-हुआ । 
भेघरथ महान पराक्तमी होकर भी बड़े दयालु और साहसी -ये | । 


भगवान्‌ श्री शान्ति : १०५ 


 सहाराज घतरथ ने मेघरथ को राज्यभार सौंपकर दीक्षा ग्रहण कर ली । 
राजा बनने पर भी मेघरथ धर्म को नहीं भूला । एक दिन एक कबूतर आकर 
उसकी गोद में गिर गया और भय से कंपित हो अभय की याचता करने लगा ।१ 


राजा ने स्तेहपूवंक उसकी पीठ पर हाथ फेश और उसे निर्भय रहने को ग्राश्वस्त 
किया । 


इतने में ही वहां एक बाज आया और राजा से कबूतर की मांग करने 
लगा । राजा ने शरणागत को लोटाने में असमयथेता ब्यक्त की। बाज को यह 
भी कहा कि पेट किसी अन्य दूसरी वस्तु से भी भरा जा सकता है। किन्तु बाज 
ताज मांस की बात पर श्रड़ा रहा । इस पर राजा सेघरथ ने कबूतर के स्थात 
पर अपने शरीर से कबूतर के बजन के बराबर मांस देने का प्रस्ताव किया 
जिसे बाज ने स्वीकार कर लिया। तराजू के एक पलड़े में कबूतर रखा गया और 
दूसरे पलड़े में राजा अपना मांस काट काट कर रखने लगा। इस' झूय को देखकर 
सारी सभा स्तब्ध रह गयी । श्रंततः राजा स्वयं तराजु के पलड़े पर बैठ गया 


पाजडप में देवःराजा की इस अनुपम दयालुता और अपु्व॑त्याग को देख-- 
कर मुख्य हो गया और दिव्य रूप से उपस्थित होकर मेघरथ के -करूणाभाव 
'की प्रशंसा करते हुए चला गया । ' 


. 3जे समय बाद स्ेधरथ ते पौषध शाला में. पुत्र: भ्रष्टम्‌ तप किया । उस 
पमय राजा ने जीव- दया के उत्कृष्ट अध्यवसायों में भहानु पुण्य संचय किया । 


बाजरूपी देव ने इन्द्र द्वारा भेघरण की करुण भावत्रा की प्रद्ंसा पर 
विश्वास न करते हुए, मेघरथ की परीक्षा लीथी।2 

ईशानेद्ध ने स्वगें से नमन्‌ कर इनकी प्रशंसा की किन्तु इल्द्राणियों को 

-विदवास नहीं हुआ । उन्होंने आकर-मेघरथ को ध्यान से विचलित करने के 

१.' बासुदेवं हिप्डी, द्वि. स्व, 

'११४५ से उद्घत । ४ 

: + भाषाय शोलांक ने वज्ञायुध द्वारा पोषध शाला में. पा 


की रक्षार्थ 
जेपता भाँस काटकर देना स्वीकार करने फे बाद देव के असन्‍्न होकर चले 
जाने का विवरण <दिया- है । डे मे 


(च०पम० पुण्च०,पु० १४८ )८ 


६ ३३७, जंसघर्ग का सो, इति.; पअः'भा, पृ. 


१०६ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


लिये विविध परीपह दिये परन्तु राजा का ध्याव चंचल नहीं हुआ । सुर्योदय 
होते होते देवियां अपनी हार मानती हुई राजा को तमस्कार कर चली गई। 


प्रातःकाल राजा मेघरथ ने दीक्षा लेने का संकल्प किया और अपने पुत्र 
को राज्य देकर महासुति घनरथ के पास अनेक साथियों सहित दीक्षा ले ली । 
प्राणि-दया से प्रकृष्ट-पुण्य का संचय किया हीं था फिर तपः आराधना से 
उन्होंने महती कर्म निर्जेरा की और तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया | 


.. अन्त समय अनशन की आराधना कर सर्वा्थंसिद्ध विमान में उत्पन्त हुए 
तथा वहां तेंतीस सागर की आयु प्राप्त की ।१ 


जन्म एवं माता-पिता : 


भाद्रपद कृष्णा सप्तमी को भरणी नक्षत्र के शुभ योग में मेघरथ का णीव 
सर्वार्थंसिद्ध विमान से निकलकर हस्तिनापुर के महाराज विश्वसेन की महा- 
रानी अचिरा की कुक्षि में उत्पस्त हुआ । मात्ता ने गर्भधारण कर उसी रात में 
मंग्रलका री चोदह महाशुभ स्वप्न भी देखे । उचित आहार-विहार से गर्भकाल 
पूर्ण कर ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी को भरणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय माता 
ने सुखपूर्वक कांचनवर्णीय पुत्ररत्त को जन्म दिया । इनके जन्म से सम्पूर्ण लोक 
में उद्योत हुआ और तारकीय जीवों को भी क्षणभर के लिये विराम मिला । 
महाराज ने अनुपम आमीद-प्रमोद के साथ जन्म-्महोंत्सव मनाया ।९ 


नामंकरण : ह 
भगवान्‌ शांति के जन्म से पूर्व कुरुदेश में भयानक महामारी फैली हुई 
थी । प्रतिदिन अनेक व्यक्ति रोग के शिकार हो रहे थे । अनेकानेक उपचार 
करने के उपराल्त भी महामारी शांत नहीं हो रही थी। भगवान्‌ के गर्भ में 
आते ही-मुहामारी का वेग कम हुआ । महारानी ने राजभवन के ऊंचे - स्थल 
पर चढ़कर चारों और दृष्टि डाली । जिघर भी महारानी की दृष्टि पड़ी महा- 
मारी का प्रकोप शांत हो- गया और इस प्रकार देश को रोग से मुक्ति मिल 


१. जैन धर्म का मौ०३०, प्र०भा०, प्रृ० ११४ से ११६ 
२. जैन धर्म का सौ०६०, प्रण्मा०, पृ० ११६-११७ 


भगवान्‌ श्री शान्ति : १०७ 
गईं। इस प्रभाव को देखकर आपका नाम शत्ति रखा गया ।१ 


भृहस्थावस्था एवं चक्रवर्ती-पद : 


अनेक बाल-सुलभ क्रीड़ाएँ करते हुए वे क्षारीरिक एवं मानसिक रूप से 
विकसित होते रहे और युवा होने पर वे क्षत्रियीचिंत शौय, पराक्रम, साहस 
और शक्ति के मूतरूप दिखाई देने लगे। यद्यपि सांसारिक विषयों में कुमार की 
तनिक भी रुचि न थी, किस्तु भोग फलदायी कर्मों को निःशेष भी करना था 
और माता-पिता के आग्रह का वे अनादर भी नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने 


गुशवती रमणियों के साथ विवाह किया तथा सुखी दाम्पत्यः जीवन का उप 
ओऔग भी किया १ 


जब युवराज की भायु पर्चीप्त हजार वर्ष की हुई तो पिता महाराज विश्व- 
सेन मे उन्हें राज्यभार सौंपकर दीक्षा अ्रहण कर ली। महाराजा के रूप भें 
आपने भ्यायशीलता, श्ासन-कौशल और प्रजावत्सलता का परिचय दिंया। 
पराक्रमशीलता में तो आप भौर भी दो कदम आगे थे । आपके पराक्रम को 


देखते हुए किसी भी राजा का साहस हस्तिनापुर के साथ बेमतस्थ रखने का न 
होता था । 


प्रापके शासत-क्वाल के कोई पथ्चीस हजार वर्ष व्यतीत हुए होंगे कि 
आपके शस्त्रागार में चक्रत्त की उत्तत्ति हुईं। यह इस बात का संकेत था कि 
अब नरेश को चक्रवर्ती बनने के प्रयास करने हैं । राजा ने चक्ररत्न उत्पत्ति 
उत्सव मनाया और चक्र शस्त्रागार से निकल पड़ा । खुले भ्राकाश में जाकर 
वह पूर्व दिशा में स्थापित हो गया । सदलबल महाराज ने पूर्व दिशा की ओर 
प्रयाश किया । अपती घिजय यात्रा के सार्ग में पड़ते वाले राजाओं को अपने 
अधीन करते हुए उन्होंने शेष तीनों दिशाओं में भी विजय पताका फहरा दी। 
फिर सिंधु को लक्ष्य मानकर उतको सेवा आगे बढ़ी | सिंधुदेवी ने.भी अधीचता 
स्वीकार कर ली । तत्पन्‍चात्‌ उन्होंने वैताढ्मगिरि को अपने अधीन किया इस 
प्रकार छः खण्ड साधकर महाराज शांति चक्रवर्ती की समस्त ऋद्धियों सहित 
राजधानी हस्तिनापुर लौट आये । देवों और नरेशों ने सम्राट 'को चक्रवर्ती पद 
पर अभिषिक्त किया और विराट महोत्सव का भायोजन हुआ जो बारह वर्षों 
त्तक चलता रहा। प्रजा इस अवधि में कर और दण्ड से भी मुक्त रही । लगंभर 


१. चण्महाण्पुरिण्च ०, पु० १५० 


१०८ न धर्म काःसंक्षिप्त इतिहास 
चौबीस हजार वर्षो-्तक सम्राट शांति चक्तवर्ती पद पर विभूषित! रहे । 


दीक्षा एव' पारणा 


“भोग-कर्मो के क्षीण होने परःसम्राट शांत ने दीक्षा ग्रहण करते की इच्छा 
- व्यक्त की ।. लोकान्तिक देवों के प्राथना करने पर प्रभु ने एक वर्ष-तक.याचकों 
“को इच्छानुसार दान दिया और एक :हजार राजाओं के साथ छुट्ठ-भक्त-: की 
-तपस्या से ज्यैष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को भरणी नक्षत्र में दीक्षार्थ निष्क्रमण-किया | 
“देव-मानव-इन्द्र से घिरे हुए प्रभु सहस्पाम्रवन में पहुंचे और वहां सिद्धःकी साक्षी 
से सम्पूर्ण प्रापों का परित्याग ;.कर दीक्षा ग्रहण. की ॥ मंदिरपुर के /महाराज 
सुमित्र के यहां परमान्त से आपने प्रथम पारणा किया | पंच्र,दिव्य बरसाक़र 
देवों ने दाव की महिमा प्रकट फी ।९ 


' क्रेवलज्ञान : 


“ग्रामानुग्राम विहार करते हुए संयम की उत्कृष्ट आराघता करते हुए प्रभु 
हएक वर्ष के बाद हस्तिनापुर के सहस््राम्रउद्यान, में पधारे ओर -नत्दीः वृक्ष के 
नीचे ध्यानावस्थित हो गये । ध्यात की उत्कृष्ट अवस्था में पौष शुक्ला नवमी 
के दिन भरणी नक्षत्र में घनघाती कर्मों का क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त किया। 
इन्द्रादि देवों ने भगवान्‌ का केवलज्ञान उत्सव मनाया । देवों ने समवसरण की 
रचना की । समवसरर में विराज कर प्रभु ने देशना दी और चतुविध संघ की 
स्थापता की 3 चतुविध संघ की स्थापना कर प्रभु भाव तीर्थंकर कहलाये । 


“घर्म-पेरिवार 
- “गण-एवं-गणधर हे . १६ 
': 'कंवली वत्क 9३००, 
' मनः पर्यवज्ञानी  कन- ३०००, 
« अवधि ज्ञानी . नन्‍ल्‍ञभूज.... + ३००० 


१, चौबीस तीर्थकर, एक पर्य, पृ. ७७-७८ 
२. जैन धर्म का मौ०६०, प्र०भा०, पृ० ११७, 
३. भागमों में तीथंकर चरित्न, पृ० २३० 


भगवान्‌ श्री शान्ति : १०४ 


चौदह पूर्वंधारी ना घ००० 
वैक्षिय लब्धिधारी ना ६००० 
चादी 5 २४०० ह 
साधु त्त्दः ६२००० 
साध्वी न्ल् ६१६०० 
श्रावक ध्््य 5 २६०900 
श्राविका क्र रेपगे००० 
परिनिर्वाण :- 


केवलज्ञान उत्पन्त-होने के बाद भगवान्‌ २४६६९ वर्ष तक विचरते रहे । 
निर्वाण काल निकेट आने पर प्रभु सम्मेदेशिखर पर्वेत पर पधारे और ६०० 
मुनियों के साथ एक मास के अनशन' के पश्चात्‌ ज्येष्ठ कृष्णा अयोदशी को 
भरणी नक्षत्र में मोक्ष पधारे । भगवान्‌ का कुल आयुकाल एक लाख वर्ष का 
थाः। इसमें से कुमारावस्था, मांडलिक राजा, चक्रवर्ती-और व्रत पर्याय में 
पच्चीस पच्चीस “हजार वर्ष व्यत्तीत किये ।१ 


(छः 


१. तोर्यंकर चरित्न, साग १ पृ. ८३५७-५८, 


१८. भगवान श्री कुन्शु (चह्न-छाण) 


भगवान्‌ श्री कुन्थु सत्रहवें तीर्थंकर हुए । 


पूर्वभव : 

जम्बूद्वीप के पूर्व॑विदेह में आवत्त विजय में खडिग नामक रमणीय नगर 
था । वहां के राजा का नाम सिहावह था । वह अत्यन्त धर्मपरायण राजाथा । 
एक बार संकर नामक ज्ञानी आचार्य का श्रागमन हुआ | राजा सिंहावह उनके 
दर्येत के लिये गया। भ्राचार्थ ने उसे धर्मोपदेश दिया | राजा धर्ंपरायण तो 
था हो, प्रवचन पीयूष का पान कर वह विरक्‍्त हो गया। अपने पुत्र की राज्य- 
भार सौंपकर उससे दीक्षान्रत्त अंगीकार कर लिया और कठोर संयम का पालन 
करने लगा | उच्चकोटि की तपःसाधना करते हुए उसने तीर्थंकर नामकर्म का 
उपार्जव किया | अन्त में अनशनपूर्वंक देह का त्याग कर सर्वार्थ सिद्ध विमान 
में तँतीस सागरोपम की आयुवाला देव बना ।१ 


जन्म एवं माता पिता : 


सर्वार्थे सिद्ध विमान से निकलकर सिहावह का जीव हस्तिनापुर के महा- 
राज वसु की धर्मपत्नी महारानी श्रीदेवी को कुक्षि में श्रावण कृष्णा नधमी को 
कृत्तिका नक्षत्र में गर्भ रूप से उत्वस्त हुआ । उसी रात्रि को महारानी श्रीदेवी 
ने महान्‌ मंगलकारी चौदह शुभ स्वप्न देखे । गर्भेकाल पूर्ण होने पर वैज्ञाख 
शुक्ला चतुर्देशी को कृत्तिका नक्षत्र में सुखपूर्वक पुत्ररत्त का जन्म हुआ ।९ 


तामकरण : 
महाराज वसुसेन ने उपस्थित मित्रों एवं परिवार के सदस्यों को बताया 


१. आगमों सें तीर्थंकर चरित्न, पृ० २३३ 
२. जैन धर्म का सौ० इ०, भ्र० भा०, पृ०.११४ 


भगवान्‌ श्री कुन्धु : १११ 


कि जब बालक गर् में था तब रानी श्रीदेवी से कुंथु तामक रत्नों की राशि 


देखी थी, इसलिये बालक का तांम कुन्धु रखा जाना चाहियें। अतः वालक का 
साम कुत्थु रखा गया ।१ 


प्ृहस्थावस्था एवं चक्रवर्ती पद : 


युवराज दुस्धु अतिभव्य व्यक्तित्व के स्वामी थे । उनकी वलिष्ठ देह ३४ 
धनुष ऊंची और समस्त शुभ लक्षण युक्त थी । वे सौंदर्य की साकार प्रतिमा 
से थे । उपयुक्त आयु प्राप्ति पर पिता मे अनिद्य सुन्दरियों के साथ आपका 
विवाह सम्पत्त करवाया । आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुखी था। 
चौबीस हजार वर्ष की आयु होने पर पिता ने इन्हें राज्यभार सौंप दिया। 
शासक के झूप पं उन्होंने स्वयं को सुयोग्य एवं पराक्र॒मी सिद्ध किया । पिता 
से उत्तराधिकार में प्राप्त वैभव एवं राज्य को और अधिक अभिवधित एवं 
विकसित कर वे अतिजातपुन्र!ं को पात्रता के अधिकारी दने । लगभग पौने 
चौबीस हजार वर्ष का उनका शासनकाल व्यतीत हुआ था कि उनके शस्ता- 
गार में चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई, जो अन्तरिक्ष में स्थापित ही गया | यह शुभ 
संकेत पाकर महाराज कुन्यु ने विजय अभिवात की तैयारी की और इसके लिये 
प्रस्थान किया । अपनी शक्ति और साहस के बल पर आपने छह खण्डों को 
साथा भौर अभेक सीमा रक्षक देवों पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने अधीन 
किया | छः सो वर्ष तक निरत्तर युद्धों में विजय प्राप्त करते हुए वे चक्रवर्ती 

सन्नाढ के गौरव से सम्पन्त होकर अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौठे | आपका 
चक्रवर्ती महोत्सव बारह वर्षों तक मनाया जाता रहा । इस अवधि में प्रजा कर 

मुक्त जीवन व्यतीत करती रही थी। सम्राट चौदह रत्नों और तवनिधान के 

स्वामी हो गये थे। तीर्थंकरों को चक्रवर्ती की गरिमा ऐश्वर्य के लिये प्राप्त 

नहीं होती - भोगावली कर्म के कारण होती है । भतः इस गौरव के साथ भी 

वे विरक्त बते रहते हैं। सम्राट कुन्थु भी इसके अपवाद नहीं थे १ 


दीक्षा एवं पारणा : 
भोगकर्म क्षीण होने पर प्रभु ने दीक्षा अ्रहण करने की इच्छा व्यक्त की । 


१. च० सहा० चरि०, घृ० १५२ 
१. चौबीच तोर्यंकर : एक पर्य०, पृ० घर 


११२ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


उस पर लोकास्तिक देवों ने आकर प्रार्थना की, “भगवन्‌। घर्म-तीर्थ को प्रवृत्त' 
कीजिये” | 


एक वर्ष तक याचकों को इच्छानुसार दान देकर आपने वेशाख कृष्णा 
पंचमी को क्ृत्तिका नक्षत्र में एक हजार राजाओं के साथ दीक्षार्थ निष्क्रमण 
किया और सहस्याम्रवत में पहुंचकर छठ भक्त की तपस्था से सम्पूर्ण पापों 
का परित्याग कर विधिवत्‌ दीक्षा ग्रहण की । दीक्षा ग्रहण करते ही आपको 
मनःपर्यवज्ञान उत्पत्त हो गया। चक्रपुर मगर के राजा व्याप्नतिह के यहां 
प्रभु ने प्रथम पारणा किया ।१ 


केवलज्ञान : 


भगवान्‌ सोलह वर्ष तक छुद॒म॒स्थ काल में विचरते रहे | विहार करते हुए 
आप पुनः 'हस्तिनापुर के सहस्ाम्नवन में पधारे और तिलक वृक्ष के नीचे वेले 
का तप कर ध्यानावस्थित हो गये। शुक्ल ध्यान की मध्य अवस्था में चार 
घनघाती कर्मो का क्षय कर चैत्र शुक्ला तृतीया के दिन कृत्तिका नक्षत्र के योग 
में “केवलज्ञान और केवलदर्शन प्राप्त किया । इन्द्रादि देवों ते भगवान्‌ का 
केवलज्ञान उत्सव मनाया | समवसरण की रचना हुई और भगवान्‌ ने धर्मो- 
पदेश देकर चतुविध संघ की स्थापना की ।९ चतुविध संघ की स्थापना कर 
श्राप भाव-तीर्थकर कहलाये । 


धर्म-परिवार ; 


गण एवं गरणधर ् ३४ स्वयंभू आादि 
गणघर ३४ ही गण । 
केवली च+ ३२०० 
मन:पर्येवज्ञानी ल्‍-+ ३३१४० 
अवधिज्ञानी न 2४०० 
' चौदहपूर्व घारी न-+ ६७० 


१. जैन घ॒र्म का मौ० इ०; प्र० मभा०, पृ० १२०, 
२. आगमों सें तीर्थंकर चरित्न, पृ. ३२३४-३५ 


अगवान्‌ भरी कुन्धु : ११३ 


वैक्रिय लब्धिधारी न ५१०० 

वादी नज+ २००० 

साधु की ६०००० 

साध्वी न :.. ६०६०० 

बावक न ' बृछडु००० 

श्राविका न ३८१००० 
परिनिर्वाण : 


केवलज्ञान प्राप्ति के उपरांत २३७३४ वर्ष तक प्रभु त्तीर्थंकर के रूप में 
विचरकर भव्य जीवों का उपकार करते रहे। निर्वाणु का समय निकट जान 
कर प्रभु एक हजार मुनिवरों के साथ सम्मेद्शिखर पर्वेत पर पधारे और एक 
हजार मूनिवरों के साथ वैशाख कृष्णा प्रतिपदाओं को इृत्तिका नक्षत्र के योग 


में एक मास के अनशन से मौक्ष पधारे । भगवान्‌ का छुल आयु ६५००० घर्ष 
का था ।१ 


9 


१. तोेकर चरित्र, साग-१, पृ०३६१- 


१६. मगवान्‌ श्री अर क 


दावत स्वस्तिक) 


भगवान्‌ कुन्थुनाथ के पश्चात्‌ अवतरित “होने वाले अठारहवें तीर्थंकर हुए 
भगवान्‌ श्री अर । 


पुर्वेंभव : 
' अम्बूद्वीप के पूर्व॑विदेह में सुसीमा नामक रमणीय नगरी थी । वहां के धन- 
* पति वीर नामक राजा थे । उन्होंने संवर नामक आचार्य के उपदेश को सुनकर 
दीक्षा ग्रहण करली । चारित्र ग्रह्य कर तपः साधना के द्वारा 'तीर्थकर ताम 
कर्म का उपाजेन किया । अन्त में अनशनपूर्वक देह का त्याग कर नौवें ग्वेयेक 
विमान में देवरूप से उत्पन्न हुए ।१ 


जन्म एवं माता-पिता : 


ग्रेवेयक से निकलकर धनपति का जीव हस्तिनापुर के महाराज सुदर्शन की 
रानी महादेवी की कुक्षि में फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को गर्भेरूप में उत्पस्त हुआ 
और उसी रात को महारानी ने चौदह शुभ स्वप्नों को देखकर परम आनन्द 
प्राप्त किया । 


गर्भकाल पूर्ण होने पर मृगशिर शुक्ला दशमी को रेवती नक्षत्र में माता ने 
सुख-पूर्वक कनक-वर्णीय पुत्ररत्म को जन्म दिया । देव और  देवेन्द्रों ने जन्म 
महोत्सव मनाया | महाराज सुदर्शन ने भी नगर में आमोद-प्रमोद के साथ प्रभु 
का जन्म महोत्सव मताया ।९ 


१. आममों में तीर्थंकर चरित्र, पृ. २२७ 


द 


२. जैन घम्म का सो. इति. प्र. भा.ै, पृ. ११३ 


भगवान्‌ श्री अर ; ११५ 
भामकरण ; 


जब बालक गर्भकाल में था, तब माता महादेवी ने बहुमूल्य रत्तमय चक्र 
के भर को देखा था, इसलिये महाराज घुदर्शव ते बालक का नाम अर रखा ॥१ 


भृहस्थावस्था एवं चक्रवर्तीपद : 
कुमार अर सुखी, आनन्दपूर्वक्ष वालक जीवन व्यतीत कर जब युवक हुए 
तो लावण्यवती नृपकन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ । इक्कीस हजार वर्ष 
की भायु पुणे होते पर उनका राज्याभिषेक हुआ । महाराज सुदर्शन समस्त 
राजकीय दायित्व अर को सौंपकर विरक्‍त हो गये । महाराज अर वंश्षपरस्परा 
के अनुकूल ही अतिपराक्रमी, शुरवीर भौर साहसी ये । अपने राजत्वकाल के 
इक्कीस हजार वे व्यतीत हो जाने पर आपकी आयुध शाला में चक्रत्त का 
उदय हुआ । नरेश ने चक़रत्व का पूजन किया और चक्र शस्त्रागार छोड़कर 
अंतरिक्ष में स्थिर हो गया । संकेतानुसार अर ने विजय अश्वियान के लिये सेना 
को सुसज्जित कर प्रयाणु किया । इस शोगे अभियान :में महाराज अर सेना 
सहित एक योजन की यात्रा प्रतिदित किया करते थे. और इस बीच में स्थित 
राज्यों.के राजाओों से अपनी अधीनता स्वीकार कराते चलते । आ्तिधु विजय 
(पूर्व की दिशा में) कर चुकते के वाद वे दक्षिण दिशा की बोर उन्मुख हुए । 
इस क्षेत्र को जीतकर पश्चिम की शोर बढ़े, उधर से विजयश्नी प्राप्त कर ये 
उत्तर में श्राये। यहां के भी तीनों खण्डों पर विजमश्ी प्राप्त करली । गंगा के 
समीप का भी सारा क्षेत्र श्रपने अधीनस्थ कर लिया! इस प्रकार समस्त 
भरतखण्ड में विजय-पताका फहुराकर महाराज अर चार सौ धर्षों के इस 
अभियान की उपलब्धि .“चक्रवर्ती गौरव' के साथ राजघानी हस्तिनापुर लौटे 
थे । देव-मानवों के विशाल समुदाय ने आपका चक्वर्ती नरेश के रूप में अ्रभि- 
पेक किया । इसके साथ जो समारोह प्रारम्भ हुए वे बारह वर्षों तक चलते 


रहे ४ 
दीक्षा एवं पारणा :- | 
भोग-कास के उपरात्त जब उदय-कर्म का जोर कम हुआ तब प्रभु से 


१. चढ़. महा. घरि., पृ. १५३ 
२. चोबोीस त्तोर्य, एक पये,, पृ. ५९-८७ 


११६ : जैत धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


राज्य वैभव का त्याग कर संयम ग्रहण करने की अभिलाषा व्यक्त की। 
लोकान्तिक देवों ने श्राकर नियमानुसार प्रभु से प्राथंना की और अरविन्द 
कुमार को राज्य सौंपकर आप वर्षीदान में प्रवृत्त हुए तथा. याचकों को इच्छा- 
नुसार दान देकर एक हजार राजाओं के साथ बड़े समारोह के साथ दीक्षार्थ 
निकल पड़े । 


सहस्थाम्रवत्त में आकर मार्गशी्षं शुक्ला एकादशी को रेवती नक्षत्र में 
छट्ठ भक्त वेले की तपस्या से सम्पूर्ण पापों का परित्याग कर प्रभु ने विधिवत्‌ 
दीक्षा ग्रहण की । दीक्षा ग्रहण करते ही आपको मनःपर्यवज्ञान उत्पन्न हुआ । 
राजपुर नगर में अपराजित राजा के यहां प्रभु ने परमान्त से पारणा ग्रहण 
किया ।१ 


केवलज्ञान 


तीन वर्ष तक छद्॒मस्थावस्था में रहने के बाद भगवात्र हस्तिनापुर के 
सहस्त्राम्रवन में पधारे । वहां कात्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन शुक्ल ध्यान की 
उच्च श्रवस्था में आम्रवृक्ष के नीचे प्रभु को केवलज्ञात भौर केवलदर्शन की 
प्राप्ति हुई । इन्द्रादि देवों ने भगवाद्र्‌ का केवलज्ञान उत्सव मनाया । समवसरण 
की रचना हुई और उसमें विराजकर प्रभु ने धर्मोपदेश देकर चतुविध संघ की 
स्थापना की ।९ चतुर्विध संघ की स्थापना कर प्रभु भाव-तोर्थंकर एवं भाव- 
अरिहंत कहलाये ।९ 


धर्में-परिवार : 
गण एवं गणधर न क्‌ंभजी श्रादि ३३ गणधर 
एवं ३३ ही गण । 
केवली नल र्‌८०० 
मनःपर्ये वज्ञानीं हस्ज २५५१ 
अवधिज्ञावी न २६०० 
१, जैन धर्म का मौ, इ., प्र. मा., पृ. १२३ 
२. आममों में तीर्थंकर चरित्र, पु. २३८ 
३, भाव भरिहंत १८ आत्मिक दोषों से मुक्त होते हैं । 


क्षमवानर्‌ श्री अर : ११७ 


चौदह पूर्वधारी न-+ ६१० 
वैक्रिय लब्धिधारी न छ३०० 
वादी न १६०० 
साधु ब--- पूछ०0००० 
साध्वी न ६०००० 
श्रावक -- १८5४००० 
श्राविका -++> रे७छ२०००७ 
परिनिर्वाण : 


भगवान्‌ अर २०६६७ वर्ष तक केवलज्ञानी तीर्थकररूप में विचरते रहे। 
निर्वाणकाल के निकट एक हजार मुनियों के साथ सम्मेद्‌ शिखर पर्दत पर 
पधारे और एक मास के अनशन के पश्चात्‌ मार्गशीर्ष शुक्ला दशमी को रेवती 
नक्षत्र में मौक्ष पधारे | भगवान्‌ इक्कीस हजार वर्ष तक कुमारावस्था, इतते ही 
भांडलिक राजा, इतने ही वर्ष चक्रवर्ती और इतने ही व व्रत पर्याय में रहे । 
प्रभु का कुल आयुष्य ८४००० वर्ष का था ॥१ 


(2 


१. तीर्षकर चरित्ध, झाग १, यू. ३७४ 


२०. मगवती श्री मल्‍ली (बह-कतश 


भगवती श्री मल्‍ली का तीर्थंकरों की परम्परा में १६ वां स्थान हैं। 
तोर्थकर प्रायः पुरुष रूप में ही अवतरित होते हैं और अपवाद स्वरूप स्त्रीरूप में 
उनका अवतीर्ण होना एक आइचर्य माना जाता है । उत्तीसवें तीर्थंकर का 
स्‍्त्रीरूप में जन्म लेना भी इस काल के दस आश्चयों में से एक है । दिगम्बर 
परम्परा इन्हें स्त्री स्वीकार नहीं करती । 


पूर्व भव : 


जम्बूद्वीप के पश्चिम महाविदेह के सलिलावती विजय में वींतशोका नगरी 
धन-घान्य से परिपूर्ण थी । इस सुन्दर राज्य के अ्रधिपति किसी समय महाराजा 
महाबल थे । ये अत्यन्त योग्य, प्रतापी और धर्माचारी शासके थे । इनकी रानी 
का ताम कमलश्री था और उससे उन्हें वलभद्ग तामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी । 
वैसे महाराजा महावल ने पांच सौ नृपकन्याओं के साथ अपना विवाह किया 
था किन्तु उनके मन में संसार के प्रति सहज अनासक्ति का भाव था, अतः 
बलभद्र के युवा हो जाने पर उसे राज्यभार सौंपकर स्वये ने धर्म-सेवा और 
आत्म-कल्याण का निश्चय कर लिया । इनके सुख-दुःख के साथी बाल्यकाल के 
छः मित्र- १. धरण, २. पूरण, ३. वसु, ४. अचल, ५. वेश्रवण और ६. अभि- 
चन्द्र थे । इन मित्रों ने भी महावल का श्रनुसरण किया । सांसारिक संताधों से 
मुक्ति के अभिलापी महावल ने जब संयम अत ग्रहण करने का निश्चय किया 
तो इन मित्रों ने न केवल इस विचार का समर्थन किया, अपितु इस नवीन मार्ग 
पर राजा के सांथी बने रहने का अपना विचार व्यक्त किया | अत: इन सातों 
ने अतधर्म मुनि के पास दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा प्राप्त कर सातों मुनियों ने 
यह निश्चग्र किया कि हम सव एक ही प्रकार की और एक ही समान तपस्या 
करेंगे । कुछ काल तक तो उनका यह निश्चय क्रियान्वित होता रहा, कित्तु 
मुति महावल ने कालास्तर में यह सोचा कि.इस प्रकार एक समान फ़र्ं सभी 


” भगवती श्री मल्ली : ११६: 


हे मिलने के कारण मैं भी इतके समान ही हो जाऊंगा । फिर' भेरा इनसे: 
'भन्‍्न विशिष्ट और उच्च महत्व नहीं रह जायगा । इस कारण गुप्त रीति से 
वे अतिरिक्त साधना एवं तप भी करने लगे । जब श्रत्य छह मुनि पारणा करते 
तो ये उस समंथ पुत्ः तपरत हो जाते । इस प्रकार छद्मरूप में तप करने के 
कारण स्त्रीवेद का बंध कर लिया । किन्तु साथ हो साथ बीस स्थानों को 
आराधना के फलस्वरूप उन्होंने तीर्थंकर नामकर्म भी अजित किया। सातों मुनियों 
ने चौरासी हजार वषे की दीर्घावधि तक संयम पर्याय का पालन किया | अन्तत: 
समाधिपूर्वक देह त्यागकर जयन्त चामक अनुत्तर विमान में बत्तीस' सागर 
भ्रायु के अहमिन्द्र देव के रूप में उत्पन्त हुए । हे ह 


माया या कपट धर्म कम में अनुचित तत्व है । इसी माया का आश्रय 
भहावल्ल ने लिया था और उन्होंने इसका प्रायाश्चित्त भ्षी नहीं किया । अतः 
उनका स्त्रीवेद कर्म स्थगित नहीं हुआ । कपट भाव से किया गया जप-तप भी 
मिथूया हो जाता है। उसका परिणाम शून्य ही रह जाता है ।१ 


जन्म एवं माता+पिता : 


फाल्युण शुक्ला चतुर्थीर के दिन अश्विनी नक्षत्र में महावल का जीव अनुत्तर 

विमान से चलकर मिथिला के महाराजा कुभ की महारानी प्रभावती की कुक्षि 
में पर्भरूप से उत्पन्त हुआ । महारानी प्रभावती ने उसी रात चौदह महाशुभ- 
सुतेक स्वप्त देखे | तीन भाह व्यतीत हो जाने पर प्रभावती को दोहद उत्पत्त 
हुआ कि वे माता धन्य हैं, जो पंचवर्ण-पुष्पों की शैव्या में ' शयन करती और 
पटल, चस्पा श्रादि फूलों के गुब्छे सूंघदी हुई विचरती रहती हैं ।3 

- समीपस्थ व्यन्तर देवों ने माता,-के - दोहद को पूर्ण किया. | महारानी 
प्रभावती ने सुख-पूर्वक गर्भकाल पूणो कर नंबमास और साढ़े सात रात्रि के 
पश्चात्‌ मृगशिर शुक्ला एकादशी को अशिवनी नक्षत्र के शुभ योग में उन्सतीसवें 
तीर्थंकर को पुत्नीरूप से जन्म दिया ।४ राजा कुंभ इक्वाकुबंश का था। 
१, चोबीस तोर्यकर 3 एक पर्ये० गंपु० ,घद्च-६० है ह 

२. ज्ञाता०, श्र० पाइप ह 

३. ज्ञाता०, अ० ८६५ 


४. जेत घममें का भौ० इृ०; अण्या०, 'पु० १२६: 


१२० : जैन घर्मं का संक्षिप्त इतिहास 


वामकरण : 


गर्भकाल में माता को माला की शैय्या पर शयन करने का दोहद उत्पन्त 
हुआ था, इस कारण पिता महाराजा कुंभ ने पुत्री का नाम मल्ली रखा ॥१ 
विशिष्ट ज्ञान की धारिका होने के कारण इन्हें 'मल्‍ली भगवती” के नाम से भी 
पुकारा जाने लगा । 


अलौकिक सौंदय्य की ख्याति९ . 

कालान्तर में मल्‍ली कुमारी बाल्यभाव से मुक्त हुई उनके रूप-लावण्य 
और गरुणादि की उत्कृष्ठता की झ्याति चारों ओर फैल गई । जब उन्होंने सौ 
से कुछ कम वर्ष की अवस्था प्राप्त की तो अवधि-ज्ञान से वे अपने पूर्वभव के 
उन छह मित्रों को जानने लगी जो विभिन्‍न राज्यों के राजा बन गये थे । 


राजाओं के मोह-भाव को उपशम करने के लिये उन्होंने उपाय सोचा 
और आज्ञाकारी पुरुषों को बुलाकर एक मोहन घर बनाने की भ्राज्ञा दी। 
उसके मध्य में मणिमय पीठिका पर अपने ही समान रूप लावण्यमयी सुवर्शांमय 


पुत्तलिका बनवाई श्रौर भोजव के बाद एक एक पिंड उस पुतली में डालने की 
व्यवस्था की । 


एक वार साकेतपुर-में प्रतिबुद्ध राजा ने- रानी पदुमावती के लिये वागधर 
के यात्रा-महोत्सव की घोषणा की, मालाकारों को अच्छी से भच्छी मालाएं 
बनाने का आदेश दिया-। जब राजा और राती नागघर में भाये और नागर 
प्रतिमा को वन्दत किया उस समय मालाकारों द्वाश अ्रस्तुत एक श्रीदास के 
दड़े को राजा ने देखा और विस्मित होकर भपने सुबुद्धि नामक प्रधान से बोले- 


“देवानुप्रिय ! तुम राजकार्य से बहुत से ग्राम व बगरों में घूमते हो, श्रीदामगंड 
पुष्पगुच्छ) कहीं अन्यत्र भी देखा है” * 


सुबुद्धि ने कहा- “महाराज | में आपका संदेश लेकर एक बार मिथिला 
गया था। वहां महाराज कुंभ की पुत्री मंल्‍ली के वापिक मद्दोत्सव पर जो दिव्य 


३. ज्ञात्ता०, अ० 5६६ की 
२. जैन धर्म का मौ० ३०, भ्र०्भा,, पृ. १२६ से १३१ के आधार परत 


भगवती श्री मत्लौ : १११ 


श्रीदाम-गण्ड मैंने देखा उसके साभने देवों पद्मावती का यह श्रीदामगंड लक्षांश 
भी नहीं है ।” उससे मल्‍ली के सौंदयें का भ्राश्वर्यंजतक परिचय दिया। जिसे 
सुनकर महाराज प्रतिवुद्ध मल्लीकुमारी पर सुग्ध हो गये । 


महली के सौंदर्य की ख्याति अंग देश में भी फैली । चस्पानगरी के महाराज 
चल्राग ने उपासक अहन्नक से पूछा- “देवानुप्रिय ! तुम्त बहुत्त से ग्राम-नमरों 
में घूमते हो, कहीं कोई आश्चर्यकारी वस्तु देखी हो तो बताओ ॥" 


अहस्तक ने कहा- “'स्वामित्‌ ! हम चम्पा के ही निवासी हैं। यात्रा के 
सन्दर्भ में मैं एक बार मिथिला गया और वहां के महाराज कुंभ को मैंने दिव्य 
कुंडल युगल भेंट किया । उस समय कुंडल पहने उनकी पुत्री मल्लीकुमादी को 
देखा, उनका रूप भतोव श्राइचर्येकारो है, वैसी सुन्दर कोई देवकन्या भी नहीं 
होगी ।? 


यह सुतकर महाराज चश्यछाग भी तत्काल सुनने मात्र से ही मल्‍ली के 
रुप-लावण्य पर विभुग्ध हो गये । इसी प्रकार मलली के अलौकिक सौन्दर्य की 
ख्याति सावस्थी में कुणालाधिपति महाराज रूप्पी, काशी प्रदेश के महाराज 


शंख, कुरू के महाराज, पंचाल-पंजाब कमिलपुर के महाराज जितशन्रु आदि 
तक फल गई । 


विवाह प्रसंग और प्रतिबोध : 


जब भतली के रूप लावण्य और तेजस्विता की चर्चा चारों ओर फैल गई. 
वो अनेक देशों के बड़े-बड़े महिपाल महली पर मुग्ध हो उसे अपनी बनाने के 
लिये पूरों प्रथास करने लगे और जिस प्रकार सुगन्धित युष्प पर भौरे मंडराते 
हैँ उसी प्रकार अनेकों राजाओं और महाराजाओं के राजदूत मल्‍ली को अपने 
राज्य की राज्य-महिंषी वनाने के लिये मिथिलानगरी में मंडराने लगे । 


महाराज कुंभ इससे कुछ अनिष्ठ को झाशंका से चिंतित रहते लगे । जब 
मल्ली के पूर्वेसव के छह मित्रों ने भी, जो कि विभिन्‍न राज्यों के स्वामी थे, मल्‍ली 
के अनुपम सोन्‍्दर्य की महिमा सुनो तो पूर्व-स्तेह से श्राकपषित होकर उन्होंने भी 
सल्‍्ली की यावत्ा के लिये महाराज कुंभ के पास अपने अपने दूत भेजे ।. 


१२२ : जैन॑ धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


महाराज कुभ द्वारा मांग अस्वीकृत करने पर छहों भूमिपतियों ने अपनी 
सेना लेकर मिथिला-पर आक्रमण कर दिया और शक्ति के बल पर मल्‍ली की , 
प्राप्त करते का विचार करने लगे । 


महाराज कु भ इस आक्रमण का मुकावला करने में अपने आपको असमर्थ 
समभकर चिंतित हो उठे, फिर भी किलाबंदी कर युद्ध की तैयारी. में जुट गये । 


चरण वंदनं के लिये आई हुई मल्‍ली ने जब पिताश्री को चितित देखा भौर ' 
चिता का कारण जाना तो विनयपुर्वक कहा- “महाराज ! आप किचित मात्र 
भी चिंतित न हो, मैं सब समस्या का ठीक ढंग से समाधान कर लगी । आप 
छहों राजाओं को दूत भेजकर अलग अलग रूप में ग्राने का निमंत्रण भेज 
दोजिये ।” 


मल्ली की योग्यदा, बुद्धिमत्ता और नीति-परायणता से प्रभावित, एवं 
आश्वस्त होकर महाराज ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर छहों राजाओं को 
पृथक पृथक आने का निमंत्रण भिजवा दिया। ः 


संदेश के अनुसार छहों राजा मिथिला पहुंचे । वहाँ उन्हें. अलग अलग बने 
हुए प्रवेश द्वारों से प्रवेश कराकर पूर्व निभित मोहन घर में ठहराया गया। 
उनमें एक साकेतपुरी के राजा प्रतिवुद्ध, दूसरे चम्पा नरेश चन्द्रछाग, तीसरे 
श्रावस्ती नगरी के नरेश रुक्‍्मी, चोथे वाराणसी के शंख, पांचवें हस्तिनापुर के 
अदीनशत्रु और छठे कम्पिलपुर नरेश जितशच्ु थे । ये सब अपने लिये निर्दिष्ट 
अलग अलग प्रकोष्ठों में पहुंचकर अशोक वाटिका.स्थित सुवर्ण-पुतली, जो कि 
पूर्ण रूप से मल्‍ली की श्राकृति के अनुरूप वनवाई गई थी, देखने लगे । प्रकोष्ठों 
की रचना कुछ इस प्रकार से की गई थी कि एक दूसरे को देखे बिता वे छहों 
राजा भलल्‍्ली के रूप को देख सके । 


मल्ली ने जब इन राजाओं को रूप-द्शन में तन्‍्मय देखा तो परुतली पर 
का ढकक्‍कव हटा लिया | ऐकक्‍्कन हटते ही चिर संचित अच्न की दुर्गन्‍्ध चारों ओर 
फैल गई और सब नरेश नाक बंद कर इधर-उधर भागने की चेष्टा करने लगे। 


' उपयुक्त अवसर देखकर मल्ली ने राजाओं को सम्बोधित करते हुए कहा- 
/भ्ूपतियों ! झाप किस पर मुग्ध हो रहे हो ? इस पुतली में डाला” गया एक 
ग्रास भी कुंछ दिनों. में सड़कर आप सबको असह्य पीड़ाकार्रक लग रहा है तब 


प्षगवती श्री मलली : १२३ 


मनुष्य के भज-मूत्र मय तन में कैसा श्रण्डार भरा होगा और वह कितना दुखदायी 
होगा ? यह शरीर कितना घृणित और निस्सार है ? क्षण भर आ्राप इस पर 
विचार कीजिये । ज्ञानी पुरुष तन के रूप में रंग में न लुभाकर भीतर के आत्म 
देव से प्रीति करते हैं, वही प्रेम वास्तचिक प्रेम है। आप लोगों को मेरे प्र्ति 
इत्तनी अधिक प्रीति क्‍यों है ? इसको भी सोचिये ।” 


“हम लोग पूर्व के तीसरे भव में परस्पर मित्र थे । आप सबने मेरे साथ 
दीक्षा ली थी, हम सबकी साधना भी एक साथ हुई थी परनल्तु कर्म श्रवशेष 
रहने से हमको देवगति का भव करना पड़ा ) मैंने कपट के कारण स्त्री शरीर 
प्राप्त किया है । अच्छा हो इस बार हम अपनी प्रवल साधना द्वारा रही सही 


कमी को भी दूर कर पूर्णता को प्राप्त करलें और फिर हम सबका अखण्ड साथ 
बना रहु।! 


मल्‍ली भगवती के इन उद्वोधक वचनों से राजाओं को जाति स्मरण 
जान उत्पत्त हुआ और इस ज्ञात से उन्होंने अपने अपने पूर्वेभवों को - जाना.) 
फिर वे वितयपूर्वक वोले- “भगवति ! आपने हम सबकी आखें खोल दी हैं। 


अ्रव आज्ञा दीजिये कि हम सब अपने अनादिकालीन वंन्धनों को काटने में अग्न-, 
सर हो सकें।” १ ह 


... इस प्रकार हथित मन से छहों राजा दीक्षा लेने के पहले अपने अपने राज्य 
की व्यवस्था करने के. लिये अपने अपने राज्य को लौट गये । ही 


दीक्षा एवं पारणा :- 


छहों राजाओं को प्रतिबोध देकर स्वयं मल्ली भगवतो ने दीक्षा ग्रहण 
करने की इच्छा व्यक्त की-। लोकान्तिक देवों की प्रार्थना से अब भगवान्‌ वर्षी- 
दान में प्रदृत हुए और सूुक्त हस्त से दान करने लगे। इसके सम्पन्न हो जाने. 
पर इच्ध्रादि देवों ले प्रभु का दीक्षाभियेक किया जोर उसके बाद भगवाध्‌ ने गृह 
स्लाय कर दिया। निष्क्रमण कर वे जयब्त.नामक शिविका में आरूंढ हो 
सहस्थाम्रवन पधारे। भार्गशीर्ष अुक्ला एकादशी को भगवान्‌ मल्ली ने तीज सौ 


स्त्रियों और एक हजार पुरुषों के साथ संयम स्वीकार कर लियी। दीक्षा प्रहण 


१२४ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहांस 


करने के तत्काल बाद उन्हें मनः पर्यवज्ञान की उपलब्धि हो गई थी | प्रभु का 
प्रथम पारणा मिथिला के राजा विश्वसेन के यहां सम्पन्त हुआ ।१ 


ज्ञातासूत्र में संयम ग्रहण करने वाले आठ अन्य ज्ञातकुमारों के नाम उप- 
लब्ध होते हैं, जो इस प्रकार हैं :- 


१, नंद २. नंदमित्र 
३, सुमित्र. ४, बलमित्र 
५. भानुमित्र ६. अमरपति 
७. अमरसेन ८. महासेन 


संभव है पूर्वभव के छह मित्र राजाम्रों से भिन्‍न ये कोई अन्य राजा या हे 
राजकुमार हों। देवेद्तों और नरेन्द्रों ने बड़े ठाठ से दीक्षा का महोत्सव सम्पन्न 
किया ।२ 


केवलज्ञान : 


मनः पयंवज्ञान प्राप्ति के उपरांत भगवती मल्‍्ली उसी सहस्थराम्रवन में 
भद्योक वृक्ष के नीचे ध्यानावस्थित हो गई | विश्विष्ट उल्लेखनीय बिन्दु यह है 
कि भगवान्‌ दीक्षा के दित ही केवली भी बन गये थे | शुभ परिणाम, प्रशस्त 
अध्यवसाय भ्रौर विशुद्ध लेश्याओं के द्वारा अपूर्वकरण में उन्होंने प्रवेश कर 
लिया, जिसमें ज्ञानावरण आदि का क्षय कर देने की क्षमता होती है। अत्यन्त 
त्वरा के साथ आठवें, नौवें, दसवें और वारहवें गुण स्थान को पार कर उन्होंने 
केवलज्ञान-केवलदं न प्राप्त किया ।3 आपका प्रथम पारणा केवलज्ञान में ही 
सम्पन्त हुआ था । केवलज्ञान प्राप्ति की तिथि दीक्षा तिथि मृगशिर शुक्ला 
एकादशी ही है । 


केवली भगवती मल्ली के समवसरण की रचना हुई । भगवान्‌ ने अपनी 
प्रथम धर्म देशना में भ्रतेक नर-नारियों को प्रेरित कर आत्म-कल्याण के मार्ग 


१. चौबीस तीर्थंकर : एक पर्य*, पु० ६४ 
२. ज्ञाता सुत्र अ०्भाठ, जैन घ॒र्मे का सौ०३०, प्र०भा० पृ १३१ से उद्घृत - 
६... सूत्र मण्माठ, जैन धर्न फा मौ०३०, प्र०्भा०, पु० १३१ से उदृघृत । 


भगवती श्री मलल्‍ली : १२५ 


पर आहरूढ़ किया । देशना से प्रभावित होकर भगवान्‌ के माता-पिता महाराज 
कुभ और महारानी प्रभावती ने श्रावक धर्म स्वीकार किया और विवाह के 
इच्छुक छह राजाओं ने भी मुनि-दीक्षा ग्रहण की । आपने चतुरविध संघ की 
स्थापना की और भाव तीर्थंकर की गरिमा प्राप्त की |९७ आपके समवसरण में 


साध्वियों का अग्रस्थान माना गया है, क्योंकि उन्हें आ्राम्यंतर परिषद्‌ में ग्रिना 
गया है ॥3 


धर्म-परिवार : 
गण एवं गणधर ््च्द 


र८ गरा एवं 
२८ गणधर 

केवली न ३२०० 

मनः पर्यवज्ञानी -- ८०० 
अवधिज्ञानी न २००० 
चौदह पृबंधारी हे ६१४ 
वैक्रिय लब्धिधारी न-+ ३४०० 

वादी न १४०० 

साधु ज++ ४०००० 
अनुत्तरोपपातिक मुनि न: २००० 
साध्वी न ५५००० बन्धुमति आादि 
श्रादक जज पृ८ं४००० 
श्राविका न्ज+ ३६५००० 

परिनिर्वाण :- 


भगवती मल्ली ने १०० वर्ष ग्रहवास में रहकर, सौ वर्ष कम पचपन हजा र 
वर्ष केवली का पालन कर ग्रीष्मकाल के प्रथम मास चैत्र शुक्ला चतुर्थी को 
भरणी नक्षत्र में अद्धं रात्रि के समय पाँच सौ आयिकाओं और पांच सौ बाह्य 


परिषद्‌ के साधुओं सहित संथारा पूर्ण कर चार अघातिकर्मों का क्षय किया 
ओर चे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गयी [४ 


१. भाता सूत्र श्र. व ल्न ८ सू० प४ ; का 
२. चौबीस तोर्थकर : एक परये०, पु० ६४ 

३- जैन धर्म का मौ.ह., प्र.भा., पृ. १३२ 

४. चही, पृ. १३३ 


१२८ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


एक हजार राजकुमारों के साथ दीक्षा ग्रहण की । राजग॒ह्दी में राजा ब्रह्मदत के 
यहां प्रभु का प्रथम पारणा सम्पत्त हुआ । देवों ने पंच दिव्य बरसाकर दर्नि 
को महिमा प्रकट की ।१ 


केवलज्ञान : 


दीक्षा अहण करते ही आपको भनःपर्यवज्ञान उपलब्ध हुआ । ग्यारह माप 
तक प्रभु छद्मस्थ रहे | फाल्गुन कृष्णा द्रादशी को श्रवण नक्षत्र में राजगृही 
के नीलगुहा उच्चान में चस्पक वृक्ष के नीचे, शुक्ल ध्यान की उन्नत धारा में 
चारों घनघाती कर्मों को क्षय करके प्रभु ने केवलज्ञान-केवलदर्शन प्राप्त किया | 
देवों ने समवसरण की रचवा की । प्रभु ने धर्म देशना दी ॥९ धर्म-देशता देकर 
प्रभु ने चतुरविध संघ की स्थापना की और वे भाव-तीर्थंकर केहलाये । 


धर्म-परिवार : 
गण एवं गणधर --. १८ गण एवं १८ गणधर 
केवली डा १०० 
मन:पर्यवज्ञानी ज-+ १५०० 
अवधिनज्ञानी न्-- १८०० 
चोदह पूवंधारी --+ ५०० 
वैक्विय लब्धिधारी 2] २००० 
वादी ्> १२०० 
साधु | मु ३०००० 
साध्ची ््् प्रू०००० 
आवक न १७२००० 
आविका ्् ३५०००० 


१. जैन घममे का भो. इति., प्र. भा., पृ. १३४-३४५ 
२. तीर्थंकर चरित्र, भाग २, पु. ६ 


भगवान्‌ श्री मुनिसुश्रत : १२६ 
परिनिर्वाण : 


अपने निर्वाणकाल के समीप भगवान्‌ सम्मेदृशिखर पर पधारे | वहां एक 
हजार मूनियों के साथ अनशन ग्रहण किया । एक मास के अत्त में ज्येष्ठ कृष्णा 


तवमीं के दिल श्रावश नक्षत्र में अवशेष कर्मों का क्षय कर भगवान्‌ मोक्ष 
पधारे । ह 


भगवान्‌ ने कुमारावस्था में साढ़े सात हजार वर्ष, राज्य-पद पर पन्द्रह 
हजार वर्ष एवं चारित्र पर्याय में साढ़े सात हजार वर्ष व्यत्तीत किये । इस 
प्रकार भगवान्‌ की फुल आयु तीस हजार वर्ष की थी १ 


विशेष : 


जैन इतिहास और पुराणों के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनका 
अपर नाम पद्मवलदेव है और वासुदेव लक्ष्मणः भी” भगवान्‌ मुनिसुअत के 
“शासनकाल में हुए.। “राम ने उत्कृष्ठ साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त की और सीता 


का जीव आरहवें स्वर्ग का अधिकारी हुआ | इनका पवित्तन चरित्र पृठम-चरिय॑ 
एवं १दमपुराण-आदि-प्रंथों-में विस्तार से:उपलब्ध: होता है -९ 


|| 


१. आममों में तीर्थंकर चरित्र, पु. ३२६... 
२. जैन घ॒र्मे का सौ. इति., प्र/ भा. पू. १२५ 


२२. मगवान्‌ भी नमि (छह-कमल) 


भगवान्‌ श्री नि इक्क्रीसवें तीथंकर हुए । श्रापका अवतरण बीसवें तीथथे- 
कर भगवान्‌ श्री मुनिसुत्रत के लगभग छः लाख वर्ष पश्चात्‌ हुआ । 


पूर्वेंभव : 


जम्दूहीप के पदिचम में महाविदेह के भरत विजय में कौदास्बी नामक 
नगरी थी। वहां के राजा का नाम सिद्धार्थ था। महाराज सिद्धार्थ ने सुदर्शन 
मुनि से उपदेश सुतकर दीक्षा ग्रहण की और कठोर तप कर तीर्थंकर नाम कर्म 
का उपार्जन किया । अन्त में अनशनपूर्वेक देहत्याग कर अपराजित नामक अनु- 
त्तर विमान में मह॒द्धिक देव बने ।१ 


जन्म एवं माता पिता : 
सिद्धा्थे राजा का जीव स्वर्ग से निकलकर आश्विन शुक्ला पूणिमा के दिन 
अश्विनी सक्षत्र में सिथिला तगरी के महाराज विजय की पत्नी महारानी वश्रा 
के गर्भ में उत्पन्त हुआ । उसी रात माता ने मंगलकारी चौदह शुभ स्वप्न देखे। 
योग्य आहार-विहार और आचार से महारानी ने गर्भ का पालन किया | 


गर्भकाल पूर्ण होने पर माता वप्रा देवो ने श्रावण कृष्णा अप्दमी को 
अश्विनी नक्षत्र में कनकवर्णीय पुत्ररत्त को सूखपूर्वक जन्म दिया। नरेन्द्र 
और सुरेन्द्रों ने मंगल महोत्सव मनाया 2 


१. आममों में तीमकर चरित्र, पू० ३२७ 
२. जन घ्॒मं का मो० इति०, : प्र० झा०, पृ० १३६ .. 


भगवान्‌ श्री नमी : १३१ 
नामकरण : 


जब भगवाब्‌ गर्भ में थे, तब शत्रुओं ने मिथिला को घेर लिया था। उस 
समय माता वप्रादेवी ने राजमहल के ऊंचे स्थान पर जाकर चारों ओर उन 
शत्रुओं को सौम्य दृष्टि से देखा तो उन समस्त शत्रुओं का हृदय परिवर्तित हो 


गया और वे नम्र होकर कुक गए। इसलिये वालक का नाम नमि रखा 
गया ।॥१ * 


गृहस्थावस्था : 


यथासमय यौवन के क्षेत्र में आपने पदार्पण किया । महाराज विजयसेन 
ते राजकुमार का अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह कराया और आप गृहस्थ 


जीवनयापन करने लगे । महाराज विजयसेन ने विरक्‍्त होकर आपको राज्य 
का भार सौंप दिया और संयमगश्नत स्वीकार कर लिया । 


महाराजा के रूप में आप अ्तियोग्य और कौशल सम्पन्न सिद्ध हुए। 
अपनी प्रजा का पालन श्राप स्नेह के साथ करते थे। उनका सुखद शासनकाल 
पांच हजार वर्ष तक चलता रहा | इतना सब होने पर भी वे पारिवारिक 


जीवन और शासक जीवन में स्वंथा निलिप्त बने रहे । अ्रब उन्होंने संयम 
ग्रहण की इच्छा व्यक्त की ।९ 


दीक्षा एवं पारणा : 


सर्यादा के अनुसार लोकांतिक देवों की प्रार्थना से एक वर्ष तक निरन्तर 
दान देकर नमि ने राजकुमार सुप्रभ को राज्यभार सौंप दिया और स्वयं एक 
हजार राजकुमारों के साथ सहस्थाम्रवन की ओर दीक्षार्थ निकल पड़े । वहां 
पहुंचकर छट्ठ भक्त की तपस्या से विधिवत्‌ सम्पूर्ण पापों का परित्याग कर 
आपषाढ़ कृष्णा नवमी को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की | वीरपुर के महाराज दत्त 
के यहां परमान्त से अभु का प्रथम पारणा सम्पन्न हुआ 3 


१. च० सहा० च०, पृ० १७७ एवं आव, चु०, पु० ११ उत्तरा्ध 
२. चौबीस तीर्थंकर : एक पर्य ०, पृ० १०१ 


३. जैन धर्म का मौ० इति०, प्रन भा०, पु० १३७ ह 


. “१३२. :ज्जैन धर्म:का-संक्षिप्त इतिहास 


केवलज्ञान 


विविध :प्रकार की तपस्या करते:हुए प्रभु छद्द॒मस्थचर्या।में: विचरे और 

फिर उसी उद्यान में:आकर वो रसली वृक्ष के, नीचे. ध्यानावस्थित हो गये ॥ वहां 

१ मृगेशिर- कृष्णा एकादशीःको-शुक्लध्यान ःकी प्रचण्ड सअंरिनिः में सम्पूर्ण । घातिकर्मों 

'का- क्षय ८कर 'केवलज्ञान -केवलदशन. प्राप्त कर भाव-अरिहंत . कहलाये । 

केवली होकर प्रभु ने देवासुर-मानवों की विशाल सभा में धर्म-देशना :दी:और 
चतुविध संघ की स्थापना कर भाव-तीर्थंकर बन गये ।१ 


धर्म-परिवार : 


गण एवं गण॒धर न १७ गण और १७ गणधर 
केवली न -१६०० 
मनःपयय वज्ञाती न १२०७ 
अवधिन्नानी न १६०० 
चौदह प्र्वंधारी न ४५० 
वैक्वियलब्धिधारी 2 5 प्रू००० 
- वादी न १००० 
साधु | न २०००० 
साध्वी न्त+ ४१००० 
श्रावक 5 १७०००० 
श्राविका न ३४८००० 
-परिनिर्वाण : 


मौक्षकाल निकट- आने पर भगवान्‌ “सम्मेद्शिखर पर -पधारे और एक 
हजार मुनियों : केपसाथःभ्रनशन किया । -एक मास के अ्रनशन-के बाद वैद्ञाख 
'कृष्णा-दशमी को अश्विनी नक्षत्र के. योग में प्रभु समस्त कर्मी का क्षय- कर'मीक्ष 
पधारे। - 


प्रभु दी हजार चार सौ निन्‍नाणु वर्ष और तीन मास तक केवली पर्याय 
में विचरकर भव्यजीवों का उद्धार करते रहे ॥९ 
5 
१. जन धर्म का सो, इति., प्र. भा., पृ. १३७ 
२. तीर्यकर चरित्न भाग-२, प. ;२४७ 


२३. भगवान्‌ श्री अरिष्टनेमि (हब): 


क्षगवान- नमि के- उपरांत भगवानः्श्री : अरिष्टनेमि- या नेमि बाईसवें 
तीर्थंकर हुए । 


पूर्वभव : 


भगवान बरिष्टनेमिं:इस अवसरपिणीकाल ' के 'वाईसवें तीर्थंकर हैं। ु श्वेता- 
स्वर ग्रंथों में भगवान के नौ भवों का तथा दिगम्वर ग्रंथों सें पांच” भवों का 


उल्लेख मिलता है । भगवान श्ररिष्ट्नेसी का जीव निमन्‍तांकित भवों में होता 
हुआ भगवान्‌ अरिं्टनेमि के रूप में उत्पन्त हुआ- 


(१) धनकुमार साथ में घनवती 

(२) सौ: धर्म देवलोक में 

(३) चित्रगति:साथ में. रत्नवती 

(४) माहेन्द्रकल्प में 

(५) अपरशजित साथ में प्रीतिमती 

(६) आरण्य: (७) शंख (८) अपराजित 
(८) अरिप्टनेमि' 


भगवान्‌ भरिष्टनेमि के जीव ने शंख राजा के . भव: में . तीर्थंकर - पद -की- 
योग्यता का सम्पादत किया । भारतवर्ष में हस्तिनापुर के राजा श्रीषेण को 
पत्नी महारानी श्रीमती ने शंख के समान उज्जूवल:पुत्नरत्न' को जस्म-“दिय़ा, 
अतः बालक का नाम शंखकुमार रखा गया (१ 


शंख के भव में आपने अनेक उल्लेखनीय कार्यों का सम्पादन किया; जिसका: 
विस्तुत विवरण त्रिषष्टिशलाका पुरूष चरित्र में::मिलता है) एक दिन 


९, ल्िघष्टि,, ८८-१०४५२ - ४५७ 


१३४ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


हस्तिनापुर में केवल-ज्ञानी भगवान्‌ श्री श्रीपेणष का आगमन हुआ । झंखकुमार 
ने उनसे यशोमती पर अपना सहज अनुराग का कारण जानना चाहा। 


प्रत्युत्तर में केवली भगवान्‌ श्री श्रीषेण ने बताया कि यह यशोमती धनकुमार 
के भव की धनवती नामक तुम्हा री पत्नी है । केवली भगवान्‌ से ही विदित हुआा 
कि तुम बाईप्ें तीर्थकर बनोंगे और यशोमती उस समय राजीमती के रूप 
में जन्म लेगी । उससे तुम्हारा विवाह न होने पर भी वह तुम पर ही अनुराग 
रखेगी । अंत में वह तुम्हारे सान्तिष्य में दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करेंगी । 


तुम्हारे भाई और मभत्री तुम्हारे गणधर बनेंगे और अंत में सिद्धि प्राप्त 
करेंगे।१ 


महाराज शंख ने विरक्त होकर अपने पुत्र पुण्डरीक को राज्य भार सौपा 
और दोनों छोटे भाइयों, मंत्री तथा पत्नी यशोमती के साथ दीक्षा ग्रहण कर 
ली ।४ दीक्षा. ग्रहण करने के बाद आपने आगम्‌ साहित्य का गहन अध्ययन 
किया तथा फिर उत्कृष्ट तप की साधना कर तीर्थंकर नतामकर्म का उपाजन 
किया ।3 अंत में पादोपगमत संधारा कर समाधिपूर्वक आयु पूर्ण की ।४ 


जन्म एवं माता-पिता 


महाराज शंख का जीव अपराजित विमान से अहमिन्द्र की पूर्ण स्थित्ति भोग- 

र कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन चित्रानक्षत्र के योग से शौयेपुःर के महा- 
राजा समुद्रविजय की पत्नी महारानी शिवादेवी की कुक्षि में अरिष्टनेमि के 
रूप में उत्पत्त हुआ ।५ यशोमती का जीव राजा उम्रसेन की कन्या राजीमती 
हुआ ॥६ जिस रात आप माता के गर्भ में श्राये, उसी रात गर्भ के प्रभाव से 
माता शिवादेवी ने गज, वृषभ, सिह, लक्ष्मी, पृष्पमाला, चर्ध,' सूर्य, ध्वजा, 
कु'भ, पर्द्मसरोवर, क्षीरसागर, विमान, रत्नपुझुज और निर्धूम अग्वि, ये चौदह्‌ 
महामंगलका री शुभ स्वप्न देखे ।७8 


३. त्रिषण्टि०, 5- १- ५२६-५२१ 
२. बही०, ८5 -१- ५४३२ 

३. वही ०, ८ - १-५३३३ 

४, चही०,८ - १ - शेफरेड 

४, कल्पसृत्न, १६२, पु० र्‌२७ 
ही ब्विषष्टि,, ८ - ५ 

७. कल्पसुत्र, १६२ 


१३४ : जैन धम का संक्षिप्त इतिहास 


हस्तिनापुर में केवल-ज्ञानी भगवान्‌ श्री श्रीपेण का आगमन हुआ | शंखकुमार 
ने उनसे यशोमती पर अपना सहज अनुराय का कारण जानना चाहा । 


प्रत्युत्तर में केवली भगवान्‌ श्री श्रीषेण ने बताया कि यह यशोमती धनकुमार 
के भव की धनवती नामक तुम्हारी पत्नी है । केवली भगवान्‌ से ही विदित हुआ 
कि तुम बाईपवें तीर्थंकर बनोगे और यशोमती उस सभय राजीमती के रूप 
में जन्म लेगी । उससे तुम्हारा विवाह न होने पर भी वह तुम पर ही अनुराग 
रखेगी । अंत में वह तुम्हारे सान्विष्य में दीक्षा लिकर मोक्ष प्राप्त करेगी । 


तुम्हारे भाई और मंत्री तुम्हारे गणंधर बनेंगे और अंत में सिद्धि प्राप्त , 
करेंगे । १ 


महाराज शंख से विरक्त होकर अपने पुत्र पुण्डरीक को राज्य भार सौपा 
और दोनों छोटे भाइयों, मंत्री तथा पत्नी. यशोमती के साथ दीक्षा ग्रहण कर 
ली ॥३ दीक्षा ग्रहण करने के बाद आपने आगम साहित्य का गहन. अध्ययत 
किया तथा फिर उत्कृष्ट तप की साधना कर .तीथेंकर तामकर्म का उपार्जत 
किया ।3 अंत में पादोपगमन संथारा कर समाधिपूर्वक आयु पूर्ण की ।४ 


जन्म एवं माता-पिता ; 


महाराज शंख का जीव अपराजित विमान से अहमिन्द्र की पर्णो स्थिति भोगं- 
कर कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन चित्रानक्षत्र के योग से शौयंपुर के मंहा- 
राजा समुद्रविजय की पत्नी महारानी शिवादेवी की कुक्षि में अरिष्टनेमि के 
रूप में उत्पन्त हुआ ।५ यशोमती का जीव राजा उमय्रसेन की कन्या 'राजीमती 
हुआ ।६ जिस रात आप माता के गर्भ में श्राये, उसी, रात गभे के प्रभाव से 
माता शिवादेवी ने गज, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पंमाला, चन्द्र, सूर्यें, घ्वजा, 
कुभ, पद्मसरोवर, क्षीरसागर, विमान, रत्नपुझ्ज और निर्घूम अग्नि, ये चौदह 
महामंगलकारी शुभ स्वप्न देखे ॥8 


१. त्रिषष्टि०, ८ १० ५२६-५३१ 
२. वही ०, ८ - १ - ५३२ 
३. चही०, ८ - १-५३३ 
४, वही०,८ “१ - ४फरेड 
४, कलल्‍्पसृत्र, १६२, मु० २२७ 
ब्रिपष्टि, ८- ६ 
७. कल्पसुत्र, १६२ ही 


भगवान श्री अरिष्टनेमि : १३५ 


गर्भकाल पूर्ण होते पर श्रावण शुक्ला पंचसी के दिन चित्रा नक्षत्र के योग 
में माता शिवादेवो ने पुत्ररत्त को जन्म दिया ।१ 


नामकरण : 


भगवान्‌ के नामकरण के सम्बन्ध में विद्वानों के भिन्‍न-भिन्‍न मत हैं। 
आचाये हेमचन्द्र के अनुसार, जब भगवान्‌ गर्भ में थे, तब माता ने अरिष्ट 


रत्नमयी नेमि (चक़घारा) स्वप्न में देखी थी, अतः भगवान्‌ का नाम 
अरिष्टनेमि रखा गया ॥९ 


एक अन्य मतानुसार, “बालक के गर्भेकाल में रहते महाराज समुद्रविजय 
आदि सब प्रकार के अरिष्टों से बचे तथा माता ने भरिष्ट र॒त्नमय चक्र नेसि का 
दर्शन किया, इसलिये बालक का नाम अरिष्टनेमि रखा गया | 3” 


मलधारी आचार्य हेमचन्द्र ने भगवान्‌ के नामकरण के संबंध में निम्नानुसार 
कल्पनाएँ व्यक्त की हैं-- 


स्वप्न में माता ने रत्तमयी श्रेष्ठ रिष्टवेमि देखी थी अतः उत्तका नाम 
रिण्ट्नेमि रखा। 


भगवान्‌ के जन्म लेने से जो अरि थे वे सभी बैर भाव से रहित हो गये 
अथवा भगवान्‌ शत्रुओं के लिये भी इष्द हैं, उन्हें श्रेष्ठफल प्रदान करने वाले हैं 
भतः उनका नाम अरिष्टनेमि रखा गयाह 


विद्वानों की कल्पनाएँ कुछ भी. रही हों, यह सत्य है कि बाइसवें तीर्थंकर 
भगवान्‌ अरिष्टनेमि हुए । -. | 


वशं, गौत्र एवं कुल : 
भगवान्‌ अरिण्टतेमि का वंश हरिवंश माना गया हैं ।प हरिवंश की 
१. वही., १६३ 
२. त्रिषष्टि,, पाए १८... 
३. आाच. चू. उत्त., पु० ११ 


४. भव भावना., गा. २३४३ से २३४५ 
५. चउ. महा. चरि., पृ. १८० 


१३६ .: जैन धर्मन्का-संक्षिप्त इतिहास 


गणना श्रेष्ठवंशों में की जाती है, .क्योंकि-इस-वंश- मैं -अनेक-- तीर्थंकर, .. चक्रवर्ती, 
वासुदेव एवं वलदेव जन्म लेते रहे हैं .।१ 


भगवान्‌ अरिप्टनेमि का गौत्र गौतम और कुल वृष्णि था ।2 अंध्षक. और - 
वृष्णि दो भाई थे | अरिष्टनेमि के दादा दृष्णि कुल प्रवरततक थे । अरिष्टनेमि 
श्रपने वृष्णि कुल के प्रधान पुरूष होने से उन्हें 'वृष्णि-पुंगव” कहा गया' है ॥3 
इस प्रकार भगवान्‌ हेरिवंशीय, गौतम गौत्रीय, अंधक वृष्णि कुल के थे । 


अचुपम सौंदर्य एवं पराक्रम : । ५. » १६ 


भगवान्‌-अरिप्टनेसिःएकःहजार आठ:्शुभः लक्षण श्रौर+ उत्तम स्वर; से 
युक्त थे ।:श्यामवर्णीय शरीर* कान्तियुक्त था; ।: उनकी. मुखाकृति- मनोहर: . 
चित्ताकर्षक एवं तेजपूर्ण -थीः।४:उसका. शारीरिक; संहनन- वजसा: दृढ़; :और*ः 
संस्थान श्राकार समचतुरस्त्र था । उदर मछली जैसा था, उनका बल देव और 
देवपतियों से भी बढ़कर था ।५ 


शारीरिक सौन्दर्य की भांति ही उनका .भान्तरिक सौन्दर्य भी कम आक- 
पैक नहीं था | उनका हृदय अत्यन्त उदार था । राजकुमार होने पर भी 
राजकीय वेभव का तनिकमात्र भी अभिमान उन्हें स्पर्श न कर सका था। 
उनकी- वीरता-धी रता. योग्यता - एवं:ज्ञान-गरिमा' को “-निहारकरः संभी :लोग 
चकित थें॥। वे.ःअपने।अनुपम” विवेकं)-विचा र; - शिष्टता एवं। गाम्मीये: प्रभतिः: 
हजारों ग्रुणों के कारण जन-जन के अत्यधिक प्रियःहो चुके-थे.8- . , 


भगवान्‌ श्री:अरिष्टनेमिं केः परोक्रम :को प्रदर्शित करने' के लिये. केवल एक 
दो उदाहरण ही पर्याप्त होंगे । कमंयोगी श्रीकृष्ण भगवान्‌ अरिष्टनेमि-के- चचेरेः 
भाई थे । जब भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि युवा हुए तब श्रीकृष्ण तीन खण्ड के अ्रधि- 


- कल्पसूच्चः १७, 'पृ. ५६ ५ 

- उत्तराष्ययन, अ. २२ गा. १३ एवं ४४ 

ध्ययन, वृह॒दूवृत्ति पत्न ४६० 

- ज्ञाताघर्म कया, भ. ५५८ पृ. ६८ एवं उत्तरा,, २२५ 
« उत्तर » ऐर६ 

. भगवान्‌ अरिष्टनेमि और कर्मयोगी श्रोकृष्ण, पु०.छ० 


न्की मद ०५ ड्ण बज 9 


(भगवान्‌ श्री अरिप्ट्नेमि : १३७ 


पति बन घुक्े'थे। एक दिन अरिष्टनेमि अपने साथियों सहित श्रीकृष्ण की 
भायुधशाला में गये । आयुध शाला के रक्षकों ते श्रीकृष्ण के शस्त्रों का महत्व 
बताया और यह भी कहा कि उन्हें कोई दूसरा नहीं उठा सकता है क्योंकि: 
किसी में इतती शक्ति ही/तहीं है । इस पर अरिष्टनेमि ने उनके सुदर्शन चक्र 
की अंगुली पर रखकर.धघुमा दिया, उनके दारंग धनुप को कमत्र-नात की भांति 
मोड़ दिया, उनकी कौमुदी गदा सहज ही उठाकर कंधे पर रख ली एवं उनके 
पाह्चजन्य शंख को उठाकर फूंका । दिव्य-शंख ध्वत्ति से द्वारिकापुरी गूंज 
उठी । उस प्रचण्ड ध्वनि को सुनकर श्रीकृष्ण को बड़ा विस्मय हुमा जीर 
ये सीधे भायुधशाला में पहुंचे । वे यह जानकर प्राश्चर्यंचकित हो गये कि शंख 


भ्ररि्टनेमि ने बजाया था। श्रीक्षष्ण को अरिष्टनेमि के पराक्रम की जानकारी 
मिल गई । 


श्रीकृष्ण वे अरिष्टनेमि के बाहुबल की परीक्षा लेने के दृष्टिकोण से कहा-' 
“व्यायामशाला चलो । वहां चलकर वाहुबल की परीक्षा करेंगे क्योंकि मेरे 
पाज्चजन्य शंख को फूंकने की शव्ति- सेरे अतिरिक्त किसी मेंःभीः” नहीं है ]” 
इस पर-<दोनों व्यायामशाला पहुँचे । अमैक दर्शक भी एकत्र हो गये । श्रीक्षष्ण 
ते अपनी भुजा : फैलाई और/कहा - 'इसे नीचे भुकाओ। अरिष्टनेमि ते। . 
क्षभमात्र में श्रीकृष्ण की भुजा को भुका दिया) उपस्थित जनसमुदाय मुक्तकंठ - 
से अरिष्टनेमि को अद्ांसा करने लगा। श्रव अरिश्नेमि ने अपती भुजा फैलाई। - 
श्रीकृष्ण उसे 'मुकाने लगे, उन्होंने अपती समस्तःशक्ति का प्रयोग किया; यहां' 
पके किसे उससे भूल गये किन्तुअरिष्टनेमिंट की भुजा को तनिक भी भुका नहीं... 


पाये । इसः पर श्रीकृष्ण मेः भी अरिष्टनेमि के अतुलिंत, पराक्रम: की प्रशंसा: 
की ॥१' | 


प्रस्तुत घटना अरिष्टनेमि के थैये, शौर्य और प्रवल पराक्रम को प्रकट 
करती है। | 
विवाह प्रसंग : 


भाता-पिता एवं अन्य स्वज॑नों ने अरिष्डनेमि से:विवाहर कर लेने. का 
कई वार आ्राग्रह किया 'था किन्तु अरिष्टनेमि ने अपनी स्वीकृति नहीं 'दी थी ॥ 


१ विस्तृत विंवरणःके लिए-देखें त्रिथध्टि शलाका पुरुष चरित्न। ८। के 


१३६ : जैन धर्मःका-संक्षिप्त इतिहास 


गणना श्रेष्ठवंशों में की जाती है, क्योंकि-इसःवंश-मैं अनेक - तीर्थंकर, चक्रवर्ती, 
वासुदेव एवं बलदेव जन्म लेते रहे हैं १ 


भगवाद्‌ अरिष्टनेमि का गौत्र गौतम और कुल वृष्णि था ९ अंप्रक और - 
वृष्णि दो भाई थे | अरिष्टनेमि के दादा वृष्णि कुल प्रवर्तक थे । अरिष्टनेमि 
भ्रपने वृष्णि कुल के प्रधान पुरूष होने से उन्हें 'वृष्णि-पुंगव” कहा गया है १3 
इस प्रकार भगवान्‌ हरिवंशीय, गौतम गौत्रीय, अंधक वृष्णि कुल के थे । 


अनुपम सौंदर्य एवं पराक्रम : 


भगवान्‌ अरिष्टने सिःएकहजार आठःशुभः लक्षण भर; उत्तम स्वर से 
युक्त थे ।,श्यामवर्णीयःशरीर- कान्तियुक्त थाः। उनकी, मुखाकृति: मनोहर- 
चित्ताकर्षक एवं तेजपूर्ण-थी.।४-उनका शारीरिक, संहनन- वजसा - दृढ़; और 
संस्थान भ्राकार समचतुरस्त्र था । उदर मछली जैसा था, उनका बल देव और 
देवपतियों से भी बढ़कर'था ।५ ह 


शारीरिक सौन्दर्य की भांति ही उनका .आन्तरिक सौन्दर्य भी कम आक- 
पेंक नहीं था। उनका हृदय अत्यन्त उदार था। राजकुमार होने पर भी 
राजकीय वैभव का तनिकमात्र भी अभिमान उन्हें स्पर्श न कर सका था। 
उनकी: वी रता-धी रता, योग्यता : एवं:ज्ञान-गरिमा को निहारकर* सभी लोग 
चकित थें।॥ 'बे+ अपने अनुपम: विवेक, विचार; - शिष्टताः एवं। गाम्मीयें :प्रभुतिः 
हजारों गुणों के कारण जन-जन के अत्यधिकः प्रिय हो चुके थे 8 


भगवान्‌ श्रीःअरिष्टतेमिं के! परोक्रम को-प्रदर्शित करने। के लिये. केवल एक 
दो उदाहरण ही पर्याप्त होंगे । कर्मयोगी श्रीकृष्ण भगवान्‌ भरिष्टने मि -के! चचेरेः 
भाई थे । जब भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि युवा हुए तब श्रीकृष्ण तीन खण्ड के अधि- 


« कल्पसूत्च/ १७, -पू. ४६ ८ 

« उत्तराध्ययन, भ. २२ गा. १३ एवं ४४ 

, उत्तराध्ययन, बृहद्वृत्ति पत्र ४६० 

, ज्ञातापम कथा, अ. ५॥४८ पृ. ६४ एवं उत्तरा,, २२५ 
. उत्तरा , २२६ 

. भगवान्‌ अरिष्दनेमि और फर्मेयोगी श्रीकृष्ण, पु०. ८० 


नी जद ० ज्ए 0 ० 


(भगवान्‌ श्री अरिष्टनेमि : १३७ 


पति वत चुके थे। एक दिन अरिप्टनेमि अपने साथियों सहित श्रीक्षष्ण की 
भायुधशाला में गये । आयुध शाला के रक्षकों ने श्रीकृष्ण के शस्त्रों का महत्व 
बताया और यह भी कहा कि उन्हें कोई दूसरा नहीं उठा सकता है क्योंकि: 
किसी में इतनी शक्ति ही? नहीं है । इस पर अरिष्टनेमि ने उनके सुदर्शन चक्र,” 
को अंगुली पर रखकर.घुमा दिया, उनके शारंग धनुष को कमल-नाल की भांति 
मोड़ दिया, उनकी कौमुदी गदा सहज ही उठाकर कंघे पर रख ली एवं उनके 
पाञ्चजन्य शंख को उठाकर फूंका । दिव्य-शंख ध्वनि से ' द्वारिकापुरी गूंज 
उठी । उस प्रचण्ड ध्वनि को सुतकर श्रीकृष्ण को बड़ा विस्मय हुआ और 
वे सीधे' आयुधष्ापला में पहुंचे । वे यह जानकर श्राश्वयेवकित हो गये कि शंख 


अरिष्टनेमि ने बजाया था। श्रीकृष्ण को अरिष्टनेमि के पराक्रम की जानकारी: 
मिल गई । 


श्रीकृष्ण ने: अरिष्टनेमि के बाहुबल की परीक्षा लेने: के दृष्ठिकोण से कहा- 
“व्यायामणशाला चलो ! कहां चलकर आहुबल की एरीक्षर करेंगे क्योंकि: मेरे 
पाञ्चजन्य शंख को फूंकने-की शक्ति मेरे'अतिरिक्‍त किसी में/भी : नहीं है ।” 
इस पर-दोनों व्यायामशाला पहुँचें। अनैके दर्शक भी एकत्र हो गये । श्रीकृष्ण 
ते अपनी झुजा :फैलाई और कहा - 'इसे नीचे क्ुकाओ। अरिप्टतेसि  तेः . . 
क्षणमात्र में: श्रीकृष्ण की भुजा 'को झुका दिया। उपस्थित जनसमुदाय मुक्तकंठ 
से अरिष्टनेमि की अशंसा करने लगा। अ्रव अरिष्टनेसि ने अपनी भुजा फैलाई ।, 
श्रीकृष्ण उसे भुकाने लगे, उन्होंने अपनी समस्तःशक्ति: का प्रयोग * किया; यहां” 
तक कि-वे उससे:भूल गये किन्तु अरिष्टनेमिः की भुजा. को तनिक भी झुका नहीं' 


पाये । इसः परम्श्नीकृष्ण-नेश भी अरिष्टनेसि के अतुलिंत.पराक़मः की प्रशंसा: 
की ॥॥ 


प्रस्तुत घटना भरिष्टनेमि के घेयें, शौयें और प्रबल पराक्रम को प्रकट 
करती है । 


विवाह- प्रसंग :: 


माता-पिता एवं . अन्य स्वजेनों ने . अरिष्टनेमि से; विवाह कर लेने का 
कई बार आग्रह किया 'था किन्तु अरिष्टतेमि ने अपनी स्वीकृति नहीं दी थी। 


१ विस्तृतःविवरणः:के लिए देखें द्विषष्टि शलाका पुरूष चरित्र, ८६: 


१३८ : जैन धर्म-का संक्षिप्त इतिहास 


इस कारण सब निराश थे। श्रीकृष्ण ने अपनी पटरानियों से कहा कि वे किसी 
प्रकार अरिष्टनेमि को विवाह के लिये तैयार करें | इस प्रसंग में जब रानियों 
ने अनेकविध प्रयास कर अरिष्टनेमि से विवाह करने की प्रार्थना की तो वे 
केवल मुस्करा दिये । बस । इसे ही स्वीकृति मात ली गई । 


श्रीकृष्ण की एक पटरानी सत्यभामा की बहन राजीमती को श्ररिष्टनेमि 
के लिये सर्वेप्रकार से योग्य पाकर श्रीकृष्ण ने कन्या के पिता उमग्रसेन के समक्ष 
इस सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा । उग्रसेन ने तत्काल प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । 
अरिष्टनेमि ने इन प्रयत्नों का विरोध नहीं किया और भ ही वाचिक रूप से 
उन्होंने अपनी स्वीकृति भी दी । 


यथा समय शअरिष्टनरेमि की भव्य वारात सजी। अनुपम श्यगरार कर 
वस्त्राभूषण से सजाकर दुल्हे को विशिष्ट रथ पर आरूढ़ किया गया। समुद्र- 
विजय सहित समस्त दशाहें श्रीकृष्ण, बलराम और समस्त यदुवंशी उल्लसित 
मन के साथ सम्मिलित हुए। बारात की शोभा शब्दातीत थी । अपार वैभव 
और शक्ति का समस्त परिचय यह बारात उस समय देने लगी थी। स्वयं 
देवताओं में इस शोभा के दर्शन करने की लालसा जागी । सौधर्मेन्द्र इस समय 
चिंतित थे । वे सोच रहे थे कि पूर्व तीर्थंकर ने तो २२ वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी 
स्वामी के लिये घोषणा की थी कि वे बाल ब्रह्मचारी के रूप में दीक्षा लेंगे । 
फिर इस समय यह विपरीताचार कंसा ? उन्होंने अवधि ज्ञान से पता लगाया 
कि वह घोषणा विफल नहीं होगी । वे किचित तुष्ठ हुए किन्तु ब्राह्मण का वेश 
धारण कर बारात के सामने श्रा खड़े हुए और श्रीकृस्ण से निवेदन किया कि 
कुमार का विवाह जिस लग्न में होने जा रहा है, वह महा अनिष्टकारी है । 
श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण को फटकार दिया । तिरस्कृत होकर ब्राह्मण वेशधारी 
सौधमेंन्द्र अच्श्य हो गये, किन्तु यह चुनौती दे गये कि आप अरिप्टनेमि का 
विवाह कैसे करते हैं ? हम भी देखेंगे । 


वारात गल्तव्य स्थान के समीप पहुँची । इस समय वच्चू राजीमती अत्यन्त * 
व्यग्रमन से वर-दर्शन की प्रतीक्षा में गवाक्ष में वैठी थी । राजीमती अनुपम, 
प्रनिद्य सुन्दरी थी ॥ उसके सौन्दर्य पर देववालाएँ भी ईर्ष्या करती थीं और 
इस समय तो उसके आभ्यन्तरिक उल्लास ने उसकी रूप माघुरी को सहस्त्रगुना 
कर दिया था | अशुभ शकुन से सहरसा राजकमारी चिता सागर में हव गे । 


भगवाम्‌ श्री भरिष्टनेमि : १३६ 


उसकी दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा जो फड़क उठी थी । वह भावी अनिष्ठ 
की कल्पता से कांप उठी | इस विवाह में विष्न की आशंका उसे उत्तरोत्तर 
बलवती होती प्रतीत हो रही थी | उसके मानसिक रंग में भंग तो मभी से होने 
लग गया था| सखियों ते उसे घैयें बंधाया भोर आश्वंकाओं को मिथ्या वत्ताया। 


वे बार बार उसके इस महाभाग्य का स्मरण कराने लगी कि उसे अरिष्टनेमि 
जैसा योग्य पति मिल रहा है । 


बारात का लौटना : 


बारात ज्यों ज्यों आगे बढ़ती थी, त्यों त्यों सबके मन का उत्साह भी 
बढ़ता जाता था। उम्रसेन के राजभवन के समीप जब बारात पहुंची तो - 
अरिष्टनेमि ने पशु-पक्षियों का करूण-क्रन्दन सुना भौर उनका हृदय द्रवित हो 
उठा। उन्होंने सारथी से इस विषय में पूछा तो ज्ञात हुआ कि समीप के 
अहते में अनेक पशु-पक्षियों को एकन्र कर रखा है। उन्हीं की चीख-चिल्लाहट 
का यह शोर है । अरिष्टवेसि के प्रश्न के उत्तर में उसने आगे यह भी बताया 
कि उनके विवाह के उपलक्ष में विशाल भोज दिया जायेगा, उसमें इन्हीं पशु- 
पक्षियों का मांस प्रयुक्त होगा। इसीलिये इन्हें पकड़ा गया है। इस पर 
अरिष्टनेमि के मन में उत्पन्न करूणा और अधिक प्रवल हो गई । उन्होंने 
सारथी से कहा कि तुम जाकर इन सभी पशु-पक्षियों को मुकत्त कर दो । 
आश्चानुस्तार सारथी ने उन्हें मुक्त कर दिया। प्रसत्त होकर अरिष्टनेमि ने अपने 


वस्नालंकार उसे पुरस्कार में दिये और तुरन्त रथ को द्वारिका की ओर लौटा 
लेने का आदेश दिया । 


रथ को लौटता देखकर सब के मत चिचलित हो गये। श्रोकृष्ण, समुद्र- 
विजय आदि ने उन्हें वहुत रोकना चाहा किस्तु वे नहीं माने, वे लोट ही गये । 


यह अशुभ समाचार पाकर राजकुमारी राजीमतो मुच्छित हो गई । सचेत 
होने पर सख्धियां उसे दिलासा देने लगीं । अच्छा हुआ कि निर्मम अरिष्टनेसि 
से तुम्हारा विवाह टल गया। महाराजा तुम्हारे लिये अन्य कोई योग्य वर * 
खोजेंगे । किन्तु राजकुमारी को ये वचन बाण के समान लग रहे थे । वह तो 
अरिप्टनेमि को हृदय से श्रपना पति स्वीकार क्र चुकी थी । अब तो किसी * 


१४०८; जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


अन्य पुरुष की'कह्पना को भी मन में स्थात देता वह पाए समभती थी । उसने 
सांसारिक भोगों को तिलांजलि दे दी !९ 


वैदिक साहित्य- में जैसा स्थान राधा और श्रीकृष्ण का है, वेसा ही स्थातः 
जन साहित्य में राजीमती और अरिष्ट्नेमि का है । हां ! राजीमती के समक्ष 
किसी भी प्रकार की भौतिक वासना को स्थान नहीं है । यही कारण- है कि 
जब अरिण्टनेमि साधना के मार्ग पर बढ़ते हैं तव वह भी उसी मार्ग को ग्रहण 
करती है और कठोर साधना कर भरिष्टनेमि के पूर्व ही मुक्त होती है । यदि 
वासनायुकक्‍त प्रेम होता तो वह साधना को न अपना सकती ॥९ 


दीक्षा एवं-पारणा : 
भगवान्‌अरिष्टनेमि के भोग-कर्म क्षीण हो रहे थे । विरक्‍्त होकर आत्म- 

कल्याण के/लिये संगम >ग्रहण करने की जभिलाषा वे व्यक्त करने लगे । लोकां- 

लिक देवों की आथेना से वे वर्षीदान- की ओर प्रवृत्त हुए । अपार धत दान कर 

वे याचकों . को संतुष्ट करते रहे। वर्ष भर दान करने के उपरांत भगवान्‌ 
श्रावण शुक्ला : छद्ठ- के।दिन पूर्वान्ह के समय उत्तराकुरू शिविका में: बैठकर 
द्वारिका नगरी के मध्य में होकर रेवत तामक उद्यान'में: पहुंचे.।3 वहां अशोक ' 
वृक्ष के/चीचे स्वयं-मपने माभुषण उतारते हैं और पंचमुष्टि लोच- करते हैं ।४- 


१. चौबीस.तीर्थकर.: एक पर्ण०, पु. १२-११३ विस्तार फे-लिये देखें-। 
(१) *त्रिषष्टिः-शलाका०; पर्व भाठ- सर्ग ९- 
(२) उत्त राषध्ययन, २२ वां अध्याय 
(३) उत्तरपुराण, (४) हरिवंशपुराण, (५) सवधावना, 
(६) : चडपन; महापुरिसचरिय । 
(७) तीर्थंकर चरित्र, भाग २ १० ५८४-५९ १ 
(5) . भगवान .भरिष्टनेसि औ र- कर्मंगोगी श्रीकृष्ण, यू.. ८ ६-से-६४- 
(5) :ऐतिहामिक-काल के तोन तोर्थकर,. पृ... ४२ से ६० 
२, भू. _अरिष्टनेमि-और कर्म योगी श्रीकृष्ण; पृ, ९४-- 
३. समयावांग सूत्र; १५७-१७ - 
5 हरेशरो 


भगवान्‌ श्री स्मरिष्टने मि: १४१ 


निर्जल-षष्ठभवत के साथ चित्रा नक्षत्र के'योग से देव-दृष्प१ वस्त्र को लेकर 
हजारों पुरुषों के साथ -मुण्डित होकर मुनिधर्म स्वीकारः करते हैं ।९ : भगवान्‌ 
के-दीक्षा: ग्रहण करते-ही उन्हें मनः-पर्यवज्ञान की प्राप्ति हो जाती +है ।3 भग- 


भबानू-तीन सौ-वर्षो तक -गृहस्थाश्रम में रहे और उसके उपरांत संयम . ग्रहण 
किया-। 


भगवान्‌ श्री अरिष्टनेमि फिर गोष्ठ पधारे, वहीं -वरदत्त-ब्राह्मणः के यहां 
प्रमान्न से उनका पारणा हुआ ४ 


भगवान्‌ के पारणे के स्थान का नाम द्वारावती नगरी५ एवं ' दारिका- 
“पुरी६ भी- मिलता है। 


केवलज्ञात :- 


भगवान्‌ ५४ दिन की छद॒मस्थावस्थां में रहकर विभिन्‍न प्रकार के तप करते 
रहे और फिर रेवत पर्वत पर लौट जाये । वहां आकर भगवान्‌ अष्टम तप में 


लीन' हो गये । शुक्ल ध्यान से भगवात्‌ ने समस्त घांति कर्मों को क्षीण कर 
“दिया ओर आशिवस कृष्णा अमावस्या की अद्धेराबि से पूर्व चित्रा नक्षत्र के 
“योग में केवलशान-केवलदर्शन प्राप्त किया ॥७ भगवान्‌ 'के केवलज्ञान प्राप्ति 
' के समय में अलग-भलग विवरण' मिलता है। जिस स्थान परःअरिष्टनेमि से 
दीक्षा प्रहण की थी,-उसी स्थान पर भगवान्‌ को केवलज्ञान प्राप्त हुआ [८ 


सहस्त्राम्नवन के रक्षक ने भगवान्‌ के केवलज्ञान प्राप्ति की सूचना वासु- 
देव श्रीकृष्ण को दी । इस समाचार से श्री कृष्ण अत्यधिक प्रसस्त-हु ए. और 
उन्होंने समाचार सुनाने वाले को बारह-कोटि सौनेय दान में दिये ।& 


- फेल्पसूत्र सू, १६४ पृ. २३१ 

« भव . तियक्ति, 'गा..२२५ 

- 'ब्रिषष्ठि०.: ८द।२५३ मु 

* भगवान्‌, अरिष्टनेमि और कस ..श्रौकृष्ण, प, ६८-६६ 

« उत्तरपुराण, ७५१११७५-१७६ 8] 

- हरिवंश पुराण, ५५११२६ 

* ऐति. काल के तोन तीर्थंकर, पु. ६४, चौबोस तीर्थ, : एक: ५. १९४ 
« आ, न्ि., २५४ 74; 

-« ब्रिषष्टि,, ५९२८४ 


बज ठी & दूत दृद #&चए 4० ८? 


१४२ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


देवताओं ने भगवान्‌ के समवसरण की रचना की । भगवा श्री अरिष्ट- 
नेमि ने त्याग और वैराग्य पूरो प्रवचन दिया जिसे सुतकर सर्वेश्रथम वेरदत्त 
राजा ने दीक्षा ग्रहण की । तदुपरान्‍्त दो हजार अन्य क्षत्रियों ने भी संयम गत 
अ्ंगीकार किया । एक यक्षिणी तामक राजकुमारी ने भी अनेक राजकुमारियों 
के साथ दीक्षा अत स्वीकार किया । अनेक राजपुरुषों एवं महिलाओं ने श्रावक 
श्राविका धर्म स्वीकार किया। १ इस प्रकार भगवान्‌ श्री अरिष्टनेमि चतुविध 
संघ की स्थापना कर भाव तीर्थंकर कहलाये । 


राजीमती की दीक्षा : 


राजीमती के अन्तर्मन में ये विचार उत्पत्त हुए कि भगवान्‌ श्री अरिष्ट- 
नेमि धन्य हैं जिन्होंने मोह पर विजय प्राप्त कर ली है । वे निर्मोही बन चुके 
हैं। मुके घिककार है जो मोह के दलदल में फंसी हुईं हूं । अब मेरे लिये यह 
उचित है कि इस संसार को त्याग कर दीक्षा ग्रहण कर लूं ।९ 


ऐसा दृढ़ संकल्प करके उसने कंघी से संवरे हुए भ्रमर-सहश काले केश्षों को 
उखाड़ डाला | वह सर्वे इच्द्रियों को जीतकर दीक्षा के लिये तैयार हो गई । 
श्रीकृष्ण ने राजीमती को आश्षीर्वाद दिया । “हे कन्या ! इस भयंकर संसार 
सागर से तू शीघ्र तर ।” राजीमतो ने भगवाचु श्री अरिप्ट्नेमि के पास अनेक 


सराजकन्याओं के साथ दीक्षा ग्रहण की । रथनेमि ने भी उस समय भगवान्‌ के 
पास संयम ग्रहण किया ॥3 


रथनेमि को प्रतिबोध : 


रथनेमि भगवान्‌ श्री अरिप्टनेसि के लघु अ्राता ये और उनके वोरण से 
लौटने के बाद रथनेमि राजीमती पर मोहित हो गये थे । जब राजीमती ने 
प्रथ्वज्या ग्रहण की तव भगवान्‌ रेवताचल पर्वत पर विराजमान थे | भतः साध्वी 
राजीमती अनेक साध्वियों के साथ भगवान्‌ को वन्दन करने के लिये रेवतगिरि 
की ओर चल पड़ी । अकस्मात्‌ आकाश में उमड़ घुमड़ कर घटायें घिर आईं 


१. त्रिषष्टि,, ८६।३७५-३७४६ . 
२. उत्तराष्ययन-२२॥५६ 
३. भगवान्‌ अरिष्टमेमि और कर्मयोगी श्रीकृष्ण, पृ. १११ 


भगवान्‌ श्री अरिष्टनेमि : १४३ 


और वर्षा होने लगी जिससे साध्वियां इधर उधर गुफाओं में चली गई | 'राजी- 
मती भी पास की एक गुफा में पहुंची, जिसे भाज भी लोग राजीमती गुफा 
कहते हैं। उसको यह ज्ञात नहीं था कि इस गुफा में पहले से हो रथनेमि बैठे 
हुए हैं। उसने अपने भीगे कपड़े उतारकर सुखाने के लिये फैलाये । 


नग्नावस्था में राजीमती को देखकर रथनेमि का मन विचलित हो उठा ! 
उधर राजीमती ने रपनेमि को सामने ही खड़े देखा तो वह सहसा भयभीत 
हो गई ! उसको भयभीत और कांपती हुई देखकर रथनेमि बोले- 'हे भद्दे ! 
में वही तेरा अनन्‍्योपासक रथनेमि हूं । है सुरूपे ! मुझे! भव भी स्वीकार करो । हे 
चारूलोचने ! तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा । संयोग से ऐसा सुअवसर 
हाथ आया है । आओ, जरा, इन्द्रिय सुखों का भोग कर लें । मतुष्य जन्म बहुत 


दुर्लभ है। अतः भुक्त भोगी होकर फिर जिनराज के मार्ग का अनुसरण 
करेंगे ।” 


रपनेमि को इस प्रकार सग्न चित्त और मोह से पथभ्नष्ट होते देखकर 
राजीमती ने निर्भव होकर अपने आपका संवरण किय्रा और निभर्मों से सुस्थिर 
होकर कुल जाति के गौरव को सुरक्षित रखते हुए वोली--“रथनेमि ! तुम 
साधारण पुरुष हो, यदि साक्षात रूप से वैश्वमण देव और सुन्दरता में नलकुबर 
तथा साक्षात इन्द्र भी जा जाय तो भी मैं उन्हें तहीं चाहुंगी. क्योंकि हम कुल- 
बती हैं। नागजाति में अगंधन सर्प होते हैं जो जलती हुई आग में ग्रिरना 
स्वीकार करते हैं कि्तु वमत किये हुए विष को कभी वापिस नहीं लेते । फिर 
तुम तो उत्तर कुल के मानव हो, व्या त्यागे हुए विषयों को फिर से ग्रहण 
करोगे ? तुम्हें इस विपरीत मार्ग पर चलते हुए लज्जा नहीं आती ? रथनेमि 


तुप्हें घिक्कार है । इस प्रकार अंगीकृत अत से गिरने की भपेक्षा दो तुम्हारा 
भरण श्रेष्ठ है | 


राजीमती को इस प्रकार हितभरी ललकार और फटकार सुनकर अंकुश 
से उन्मत हाथी को तरह रथनेमि का मत ध्र्म में स्थिर हो गया। उन्होंने 
भगवान्‌ अख्टिनेमि के चरणों में पहुंचकर आलोचना प्रतिक्रमण पूर्वक आत्म- 
शुद्धि की और कठोर तपर्चर्या की प्रचण्ड अग्ति में कर्म समूह को काष्ठ के 
टेर की तरह भस्मसात कर दे शुद्ध, बुद्ध एवं मुक्त हो गये । राजीमती ते भी 


' १४२ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


देवताओं ने भगवान्‌ के समवसरण की रचना की । भगवान्‌ श्री अरिष्ट- 
नेसि ने त्याग और वैराग्य पूर्ण प्रवचत दिया जिसे सुनकर सर्वप्रथम वरदत्त 
राजा ने दीक्षा ग्रहण की । तदुपरान्त दो हजार अन्य क्षत्रियों ने भी संयम गत 
अंगीकार किया । एक यक्षिणी नामक राजकुमारी ने भी अनेक राजकुमारियों 
के साथ दीक्षा अत स्वीकार किया । अनेक राजपुरुषों एवं महिलाओं ने श्रावक 
श्राविका धर्म स्वीकार किया । १ इस प्रकार भगवान्‌ श्री अरिष्टनेमि चतुविध 
संघ की स्थापता कर भाव तीर्थंकर कहलाये । 


राजीमती की दीक्षा : 


राजीमती के अन्तर्मन में ये विचार उत्पन्त हुए कि भगवान्‌ श्री अरिष्ट- 
नेमि धन्य हैं जिन्होंने मोह पर विजय प्राप्त कर ली है। वे निर्मोही बन चुके 
हैं । मुफे घिक्कार है जो भोह के दलदल में फंसी हुई हूं । अब मेरे लिये यह 
उचित है कि इस संसार को त्याग कर दीक्षा ग्रहण कर लूं ।९ 


ऐसा दृढ़ संकल्प करके उसने कंघी से संवरे हुए भ्रमर-सद्ृश काले केझों को 
उखाड़ डाला । चह सर्व इन्द्रियों को जीतकर दीक्षा के लिये तैयार हो गई । 
श्रीकृष्ण ने राजीमती को आश्यीर्वाद दिया । “हे कन्या ! इस भयंकर संसार 
सागर से तू शीघ्र तर ।” राजीमती ने भगवान्‌ श्री अरिप्टनेमि के पास अनेक 


राजकन्याओं के साथ दीक्षा ग्रहण की । रथनेमि ने भी उस समय भगवान्‌ के 
पास संयम ग्रहण किया 3 


रथनेमि को प्रतिबोध : 


रथनेमि भगवान्‌ श्री अरिप्टनेमि के लघु अ्राता थे और उनके तोरण से 

लौटने के बाद रथनेमि राजीमती पर मोहित हो गये थे । जब राजीमती ने 
प्रथ्मज्या ग्रहण की तब भगवान्‌ रेवताचल पर्वत पर विराजमान थे । अतः साध्वी 

* राजीमती अनेक साध्वियों के साथ भगवान्‌ को वन्दन करने के लिये रेवत्तगिरि 
की ओर चल पड़ी । अकस्मात्‌ आकाश में उमड़ घुमड़ कर घढायें घिर आईं 


१, क्विषष्टि,, ८ा६।२७५-३७र 
२. उत्तराष्ययनं-२२॥५६ है 
३. भगवान्‌ अरिष्दनेमि और कर्मयोगी श्रीकृष्ण, प्र. १११ . 


भगवात्‌ श्री अरिष्ठनेमि : १४३ 


और वर्षा होने लगी जिससे साध्वियां इधर उधर गुफाओं में चली गई + राजी- 
मती भी पास की एक गुफा में पहुंची, जिसे आज भी लोग राजीमती गुफा 
कहते हैं। उसको यह जात नहीं था कि इस गुफा में पहले से ही रथनेमि बैठे 
हुए हैं । उसने अपने भीगे कपड़े उतारकर सुखाने के लिये फलाये ) 


नरतावस्था में राणीमती को देखकर रधनेमि का मन विचलित हो छठा। 
उधर राजीमती ने रथनेमि को सामने ही खड़े देखा तो बह सहसा भयभीत 
हो गई । उसको भयभीत और कांपती हुईं देखकर रथनेमि वोले- “हे भद्दे ! 
भें बही तर प्रनन्‍्यीपासक रथनेमि हू । है सुरूपे | मुझे भव भी स्वीकार करो । है 
चारुलोचते ! तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा । संयोग से ऐसा सुम्रवसर 
हाथ आया है। आओ, जरा, इच्द्रिय सुखों का भोग कर लें । मनुष्य जन्म बहुत 


दुलभ है। अतः भुक्त भोगी होकर फिर जिनराण के भारग का अनुतरण 
करेंगे ।” 


रथनेमि को इस प्रकार मग्त चित्त और मोह ते पथश्रष्ट होते देखकर 
राजीमती ने निर्भय होकर अपने आपका संवरण किया और नियमों से सुस्थिर 
होकर कुल जाति के गौरव को सुरक्षित रखते हुए बोली---““रथनेमि ! तुम 
साधारण पुरुष हो, यदि साक्षात रूप से वेश्रमण देव और सुन्दरता में नलकुबर 
तथा साक्षात इच्ध भी आा जाय तो भी मैं उन्हें नहीं चाहुंगी. क्योंकि हम कुल- 
बती हैँ। नागजाति में अग्रंधन सर्प होते हैं जो जलती हुई आग में गिरना 
स्वीकार करते हैं किन्तु वमत किये हुए विष को कभी वापिस नहीं लेते । फिर 
तुम तो उत्तस कुल के मानव हो, क्या त्यागे हुए विपयों को फिर से ग्रहण 
करोगे ? तुम्हें इस विपरीत मार्ग पर चलते हुए लज्जा नहीं आती ? रथनेमि 


तुम्हें घिक्कार है। इस प्रकार अंग्रीकृत रत से गिरने की भपेक्षा तो तुम्हारा 
म्रण श्रेष्ठ है ।/ 


राजीमती की इस प्रकार हितभरी ललकार श्रौर फटकार सुबकर अंकुश 
से उन्मत हाथी की त्तरह रथनेमि का मन धर्म में स्थिर हो गणा। उन्हींने 
भगवान्‌ अरिष्व्नेमि के चरणों में पहुंचकर वातोचवा प्रतिक्रमण पूर्वक आत्म- 
शुद्धि की और कछोर तपदचर्या की प्रचण्ड अरिति में कम समूह को काष्ठ के 
ठेर की तरह भस्मसात कर चे शुद्ध, बुद्ध एवं मुक्त हो शगे । राजीमती ने भी 


. १४४ :जैतः धर्म'का संक्षिप्त इतिहास 


7भगवच्चरणों में पहुंच कर वंदन किया और तप संयम 'का साधन करते हुए 
> केवल ज्ञान की प्राप्ति करती ओर अस्त में निर्वाण प्राप्त किया 9 


भविष्य कथन : 


ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए प्रभु द्वारिका पधारे। श्रीकृष्ण भगवान की' 
' सेवा में पधारे | श्रीकृष्ण ने अपने मन की सहज जिज्ञासा अभिव्यक्त करते 
' हुए द्वरिकानगरी के 'भविष्य के सम्बन्ध में प्रदन॑ किया कि यह स्वर्गोपम नगरी 

: ऐसी ही बनी रहेंगी अथवा विनाश होगा ? 


भगवाद्‌ ने -भविष्यवाणी-करते- हुए कहा -कि- शीघ्र-ही यह-सुन्दर-तगरी 
-मदिरा, झरिन और ऋषि. इन तीत कारणों से-सष्ट होगी ! 


श्रीकृष्णा को चिंतामस्त देखकर प्रभु ने इस विनाश से बचने का उपाय 

भी बताया । उन्होंने कहा कि कुछ उपाय हैं, जिससे नगरी को अमर तो नहीं 

बनाया जा सकता किन्तु उसकी आयु अवश्य ही बढ़ाई जा सकती. है । वे उपाय 

ऐसे हैं, जो सभी नागरिकों को अपनाने होंगे। संकट का पूर्वा विवेचन करते 

हुए भगवान्‌ ने कहा कि कुछ भद्य .प्रेमी यादवकुमार.दपायनत ऋषि के साथ 

अभद्र व्यवहार करेंगे। ऋषि क्ोधावेश में द्वारिका को भस्म करने की प्रतिज्ञा 

'पूरी करेंगे। काल को प्राप्त.कर ऋषि अग्निदेव बनेंगे और भपनी प्रतिज्ञा पूरी 

. करेंगे। अर्थात्‌ यदि नागरिक मांस-मदिरा का सर्वथा त्याग करे और तय करते 
रहें,तो तगर की सूरक्षा सम्भव है । 


श्रीकृष्ण ने द्वारिका में मद्यवान का निषेध कर दिया और जितनी भी 

' मंदिरा उस समय थी, उसे जंगलों में प्रवाहित कर दिया भया । सभी ने सर्ब- 

नाश से रक्षा पाने के लिये मदिरा का- सदा सदा के लिये त्याग कर दिया और 
यथाशक्ति तप में प्रवृत्ति रखने लगे । 


: '१. ऐतिहासिक काल के तोन तीर्थंकर, पृ. ६६-६७ और देखें 
(१) उत्तराष्ययन सुख बीध-२८१ ह॒ 
(२) :उत्तराष्ययन झ, २२. 
(३) दशवेकालिक सुत्रःभ. २: 
: (४); तीर्थंकर चरित्र, झाग २पू. ५६३-५६४ 


भगवान्‌ श्री भरिष्ट्नेमि: : १४४ 


समय व्यतीत होता रहा और भगवान्‌ की चेतावनी की ओर लोगों का 
ध्यान हटता रहा । जनता असावधान होने लगी | संयोग से कुछ यादवकृमार 
कदम्बवन की ओर अमणाशथे गये थे । वहां उन्हें पूर्व में प्रवाहित मदिरा कहीं 
शित्ा संधियों में युरक्षित मिल गयी। उन्हें तो आनन्द ही आ गया । खूब 
छुककर मदिरापान किया और उसके उपरांत विचार आया द्वैपायत ऋषि का, 
जो द्वारका के विवाश के प्रमुख कारण बनने चाले हैं। उन्होंने विचार किया 


कि फ्राषि का हीं आज बंध कर दिया जाय। नगरी इससे सुरक्षित हो 
जायगी । 


इन मद्यप भ्रुवकों ते ऋषि पर प्रह्मार कर दिया । प्रचण्ड क्रोध से श्रभिभूत 
दपायन ने उनके सर्वेनाश की प्रतिज्ञा कर ली । भविष्यवाणी के श्रनुसार ऋषि 
म्रणोपरात्त श्रग्तिदेव बने किन्तु वे द्वारिका की कोई भी हानि नहीं कर पाये, 
वर्योकि उस नगरी में कोई न कोई तप करता ही रहता था और अग्निदेव. का 
बस ही नहीं चल पाता था। धीरे धीरे सभी निश्चित हो गये कि अब कोई 
खास आवश्यकता नहीं है' भीर सभी ने तप त्याग दिया । अग्निदेवता को ग्यारह 
वर्षों कै बाद अवसर' मिला । शीतल जल वर्षा करने वालें मेघों का निवास 
स्थान यह स्वच्छ व्योम अब अग्नि वर्षा करने लगा। सर्वभांति समृद्ध द्वारिका 
तगरी भीषण ज्वालाशों से भस्मस्समूह के रूप में ही अवशिष्ट रह गयी। 
मदिरा अन्ततः द्वारिका के विनाश का प्रधान कारण बनी ।१... | 


धर्म-परिवार-: 


गण एवं गणधर 


११ वरदेत आदि: 
गणधर एवं १३ ही गण. 


केवली दा ११९० 
१. (१) .चोवीस तोर्थंकर एक पर्य-, पृ. ११६-११७ 
(२) भगवान अरिष्टनेसि और कर्म. श्रीकृष्ण; प्‌. १९२-१९४ 


(३) अन्तगड़दशा, बगे ५. १ 

(४) ल़िंपध्टि,, ६१११ ऐ 
(५) तीर्थक्तर चरित्र, भाग-२, पृ. ६४६ से ६५ 
(६) ऐति. फ्रे.तोन तौर्यकर; पृ. ८६+से दू८ - 


१४६ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


मनः पर्यवज्ञानी न १००० 
अवधि ज्ञानी ना १४५०० 
चौदह पूर्वधारी न+ ४०० 
वैक्रिय लव्धिधारी न १५०० 
वादी ना+ प०० 
साधु नज-+ १८००० 
साध्वी न+ ४०००० 
श्रावक नस १६६००० 
श्राविका ज-+ ३३६००० 
अनुत्तर गतिवाले स्स्ल १६०० 
परिनिर्वाण : 


अंतिम समय निकट जानकर भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि ने रेवतक शौल शिखर 
पर पांच सो छत्तीस मुनियों के साथ जल रहित मासिक अनशन ग्रहण किया । 
आपषाढ़ शुक्ला अष्टमी के द्विन चित्रा नक्षत्र के योग में मध्यरात्रि में श्रायु, 
नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मों का नाश कर निर्वाण पद प्राप्त किया और वे 
सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गये ।१ 


भगवान्‌ अरिष्टनेमि तीन सौ वर्ष कुमारावस्था में, चौपन रात्रि दिवस 
छुद॒मस्थावस्था में, चौपन दिन कम सात सौ वर्ष केवली अवस्था में और सात 
सौ वर्ष श्रमण अवस्था में रहे ।२ 


विशेष : 


द्रोपदी की गवेपणा के लिये श्रीकृष्ण घातकी खण्ड की अमरकका नगरी 
में गये और वहां के कपिल वासुदेव के साथ शंखनाद से उत्तर-प्रत्युत्तर हुआ । 
साधारणतः चक्रवर्ती एवं वासुदेव अपनी सीमा से वाहर नहीं जाते पर श्रीकृष्ण 
गये, यह आश्चर्य की बात है ।3 

( 

१, ब्विषष्टि,, ८६१२॥१०८-१०६ 
२. चही., 5१२११५ 
३, ऐति. तीन तीर्थंकर, पु. २०८, त्रिषष्टि., ८१०, ज्ञाताधर्म कर 


के 


जज, 


२४. मगवान श्री पाइर्वनाथ (ल्हृ-ताग) 


भगवान्‌ श्री श्ररिष्टनेमि के उपरांत भगवान्‌ श्री पारर्वनाथ तेईसवें तीर्थकर 
हुए। भगवान्‌ पाइवेनाथ का समय ईसा पूर्व के वीं-१० वीं शताव्दी माना जाता 
है । इतिहासकार भगवान्‌ श्री पाश्वेतराथ को ऐतिहासिक पुरुष मानने लगे हैं। 
भगवान्‌ श्री पाश्वेनाथ भगवान्‌ श्री महावीर के दो सौ पचास वर्ष पूर्व हुए 


उस समय एक और तपस्या, दान, आजव, अहिंसा तथा सत्य का ज्ञान-यज्ञ 
चल रहा था, दूसरी ओर यज्ञ के नाम पर पशुओं की बलि चघढ़ाकर देवों को 
प्रसन्‍त करने का आयोजन भी खुलकर होता था । जब लोक-मानस कल्याण- 
मार्ग का निरय करने में दिग्मूढ़ होकर किसी विशिष्ट नेतृत्व की अपेक्षा में था 
ऐसे ही समय में भगवान्‌ श्री पाश्वेनाथ का भारत की पुण्यभूमि वाराणसी में 
अवतरण हुआ । उनका करूण कोमल मन प्राणिमात्र को सुख-शांति का 
प्रशस्त मा्गें दिखाना चाहता था। उन्होंने अनुकूल समय में यज्ञ-याग की हिसा 
का प्रबल विरोध किया और आत्म-घ्यान, इन्द्रिय दमन पर जनता का ध्यान 
आकर्षित किया । आधुनिक इतिहासकारों की कल्पना है कि हिंसामय यज्ञ का 
विरोध करने से यज्ञ-प्रेमी उनके कट्टर विरोधी हो गये । उन्तके विरोध के: 
फलस्वरूप भगवान्‌ श्री पाश्वेताथ को अपना जन्मस्थाव छोड़कर अनार्य देश 
को अपना उपदेश क्षेत् बनाना पड़ा । वास्तव में ऐसी बात नहीं है । यज्ञ का 
विरोध भगवान्‌ श्री महावीर के समय में भगवान्‌ श्री पाइवेनाथ के समय से 
भी उग्ररूप से किया गया था फिर भी वे अपने जन्म स्थान और उसके आसपास 
धर्म का प्रचार करते रहे । ऐसी स्थिति में भगवान्‌ श्री पाइ्वेनाथ का श्रनायें 


प्रदेश में म्रमण भी विरोध के भय से नहीं किन्तु सहज धमम-प्रचार की भावना 
से ही होना संगत प्रतीत होता है ॥१ 


१. ऐतिहासिक काल के तोन तीर्यंकर, पृ. १४७ 


१४८ : जँन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


पूर्वभव : 

पूर्वभव की साधना के फलस्वरूप ही भगवान्‌ श्री पाइवेनाथ ने तीर्थंकर 
पद की योग्यता का अ्रजंव किया । भगवान्‌ श्री पाइवेनाथ का साधनारम्भ 
काल दशभव पूर्व से बताया गया है जिनका विस्तृत विवरण चउपन्न महापुरिस 
चरियम्‌, त्रिंपष्टि शलाका पुरूष चरित्र, आदियअ्ंथों में. बताया गया है। भगवान्‌ 
के जो दशभव बताये गये हैं उनके नाम इस प्रकार मिलते हैं-- 


« मरूभूति और-कमठ का-भव 
हाथी का भव ' 

« सहस्त्रार देव लोके का भव 
« किरणदेव विद्याधर का भव 
- श्रच्युत-देवलोक .का-भव . 


न्छ. #० 


« वज्ननाभ-का भव - 
१ ग्रेवेयेक देवलोक का भव 


ल्‍ 6 #. # ० ० 


डी 


« स्वर्णवाहु का भव 
थै. प्राणत देवलोक का भव 
१०. पाहवेनाथ का भव... 


पोतनपुर 'नगर के नरेश महाराजा अरविंन्द-जैनः धर्म परायण' थे । उनके 
राजपुरोहित विश्वभूति के दो पुत्र थे- बड़ा कमठ और छोटा मरूभूति । पिता 
के स्वर्ंवास के वाद'कमठ ने पिता का कार्यभार संभाला, किन्तु मरूभृति की 
रुचि सांसारिक विंपयों में नहीं थी । वह सर्वसावद्य योगों को त्यागने के अनुकूल' 
अवसर की प्रतीक्षा में रहा कंरता ।. दोनों भाइयों के-मनोजगतः में-जमीन 
आसमान का अन्तर था | कमठ कामुक. और दंभी था । इनः दुर्गुगगों ने उसके' 
चरित्र को पतित कर दिया था । यहां तक कि/अपने अनुज की. पत्नी से भी 
उसके अनुचित सम्बन्ध थे-। कमठ की पत्नी इसे कैसे। सहनः करती ' ? उसने: 
देवेर को इंस वीभत्स:कांड की सूचना दे दी, किन्तु-मरूभूति सहज: ही इसमें 
सत्यता का अनुभव नहीं कर पाया । उसका सरल हृदय सर्वेथा : कपटहीन' था 
आऔर अपने अग्रज कमठ के प्रति ऐसे किसी भी समाचार को वह विश्वसनीय 


>भगवाण श्री पार्वनाथ : १४६ 


नहीं दे पाती । उसने यह घोर अश्रभाचार जब स्वयं देखा तो वह सन्‍्न रह गया। 
उसने राजा की सेवा में प्राथेना की और राजा 'ब्राह्मण होने के बाते 'कम्ठ को 
मृत्यु दण्ड तो नहीं दे पाया, किन्तु उसे राज्य से निष्कासित कर दिया । 


कमठ ने जंगल में कुछ दिनों पश्चात 'तपस्या प्रारम्भ कर दी ! अपने चारों 
ओर अग्नि प्रज्वलित कर नेत्र निमीलितः कर बैठ 'गया । समीप के क्षेत्र में 
कमठ “के तप 'की. प्रशंसा होते लगी और अ्रद्धाभाव 'के साथःजनसमुदाय 
वहाँ एकत्र रहने लगा । मरूभूति वे 'जबव इस विषय में सुना तो उसका सरल 
मव पद्चाताप में डुब'गया । बह सोचने लगा 'कि मैंने कमठ के लिये धोर- 
यातनापूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न: कर दीं । उसके. मत - में 'उत्पन्त पश्चाताप 
का' भाव तीज होकरःउसे प्रेरित करने लगा कि बह कमठ से - क्षमायाचना 
करे ।: वह कमठ के पास पहुंचा उसे देखकर कमठ का वैमनस्पधाव-वीभत्स 
हो-उठा । मरूभृति जब-क्षणशचना हेतु श्रपना मस्तक -कमठ -के -चरणों -में 
'ुकाए हुए-था, तभी-कमठ ने एक भारी-प्स्तर उसके सिर पर दे मारा-। 
अछभुति का-बहीं-आशांत हो गया । इसी भव में नहीं श्रागामी अनेक जन्मों में 
“कमठ अपनी शत्रुता. के कारण मरुभूति के जीव को -वस्त- करता' रहा । 


यह विवरण है भगवान के दशपूर्व भवों में से प्रथम भव का । आठवें भव 
में मरुभूत्ति का जीव स्वर्णवाहु के रूप में उत्पन्न हुआ । पुराएपुर नगर. में एक 


समय भद्दाराजा कुलिशवाहु छा शास्त्र था । इनकी धर्मपत्नी महारानी 
सुदंदोंता थी । 


भध्य ग्रेवेमक का आयुष्य समाप्तःकर'जब वज्धनाभ के जीव का च्यव्न 
'हुआ तो उसने महारानी सुदर्शन के गर्भ सें स्थिति पायी । इसी राध्रि को 
रानी ने चोदह दिव्य स्वप्त-देसे और : इतके शुभ फलों से अवगत होकर बह 
5फुली तू सभायी. कि वह चक्रवर्ती अथवा-धर्मचक्रो 'पुंच - की जननी बनेगी। 
सर्भकाल पूर्ण होने पर रानी ते एक सुन्दर भौर तेजस्वी कुमार को जन्म दिया 


पिता महाराजा कुलिशवाहु ने कुमार का नामः स्वर्णबाहु रखा । * 


स्वर्षबाहु जब युवक हुए तो वे घीर, वीर, साहसी और.पराक्रमी-थे. | सब प्रकार 
से योग्य हो जाने पर महाराणा कुलिशवाहुते कुमार को राज्यभांर सौंपा भौर 
भन्नज्या ग्रहए कर ली । 'राजों के रुप में स्वर्णवाहु ने प्रजावत्सलता भौ< परा- 
कस का अच्छा परिचय दिया । एक समय राज्य के आयुधागार मेंचक्नरत्त 


१५०५ जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


उदित हुआ जिसके परिणामस्वरूप महाराजा स्वर्णबाहु छः खण्ड प्रथ्वी की 
साधना कर चक्रवर्ती सम्राट के गौरव से विभूषित हुए । 


पुराणपुर में तीर्थंकर जगन्वाथ का समवसरण था । महाराजा स्वर्णबाहु 
भी वहाँ उपस्थित हुए । वहीं वैराग्य की महिमा पर चिंतन करते हुए उन्हें 
जाति-स्म रण हो गया। अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर उन्होंने तीर्थंकर 
जगन्ताथ के पास दीक्षाअत्त अंगीकार कर लिया । मुनि स्वर्णबाहु ने अह्देतु भवित 
आदि बीस बोलों की श्राराधना और कठोर तप के परिणामस्वरूप तीर्थंकर 
ताम कर्म का उपार्जज किया । एक समय मुनि स्वर्णवाहु विहार करते हुए 
क्षीर॒पर्णा वन में पहुंचे । कमठ का जीव अनेक भवों की यात्रा करते हुए इस 
समय इसी वत्त में सिहमव में विचर रहा था । वन में मुनि को देखकर सिंह 
को पृर्वंभवों का बर स्मरण हो आया ओर फ्रोधित होक र उसने मुनि स्वर्णबाहु 
प्र आक्रमण कर दिया। मुनि अपना अंतिम समय समझकर सचेत हो गये और 
उन्होंने भ्रतशन ग्रहण कर लिया । सिंह ते मुति का काम तमाम कर दिया । 
इस प्रकार मुनि स्वर्णवाहु ने समाधिपूर्णक देह त्याग किया और महांप्रभ 


विमान में महद्धिक देव बने । सिंह भी भरण प्राप्त कर चौथे नरक में नैरयिक 
हुआ ॥१ 


जन्म और मात्ता-पिता : 


चैत्र कृष्णा चतुर्थी के दिन विज्ञाखा नक्षत्र में स्वर्णबाहु का जीव प्राणत 
देवलोक से बीस सागर की स्थिति भोगकर च्युत हुआ और भारतवर्ष की 
पसिद्ध नगरी वाराणसी के महाराज अश्वसेत की महारात्ती वामा की कु 
में सध्यरात्रि के समय गर्भरूप से उत्पन्त हुआ। माता वामादेवी चौदहु शुभ 
स्वप्नो को मुख में प्रवेश करते देखकर परम प्रसन्‍्त हुई भौर पुत्तरत्व को सुरक्षा 
के लिये सावधानीपूर्वक गर्भ का पालन करती रही । गर्भकाल के पूर्णा होने पर 


१. (१) चौबीस तीर्थंकर : एक पयें०, पु. १२०-१२१ 
(२) सगवान्‌ पे : एक ससीक्षात्तक् लक. , पु. ३७ से ५८ 
(३) ऐति० के तोन तीर्थंकर, पृ. १४७ से १५० 
(४) आममों में तीर्यकर चरित्न, १० ३५३ से ३५८ 
(५) तीर्षकर चरित्र, भा०३; पृ. ४१ से ५२ 


| 


१५०: जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


उदित हुआ जिसके परिणामस्वरूप महाराजा स्वर्णबाहु छः खण्ड पृथ्वी की 
साधना कर चक्रवर्ती सम्राट के गौरव से विभूषित हुए । 


पुराणपुर में तीर्थंकर जगन्नाथ का समवसरण था। महाराजा स्वर्णबाहु 
भी वहां उपस्थित हुए । वहीं वैराग्य की महिमा पर चितन करते हुए उन्हें 
जाति-स्मरण हो गया । अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर उन्होंने तीर्थंकर 
जगन्नाथ के पास दीक्षाअत्त अंगीकार कर लिया । मुनि स्वर्णबाहु ने अहंवृभक्ति 
आदि बीस बोलों की श्राराधना और कठोर तप के परिणामस्वरूप तीर्थंकर 
नाम कर्म का उपार्जन किया । एक समय मुन्रि स्वर्णवाहु विहार करते हुए 
क्षीर॒पर्णा वन में पहुंचे । कमठ का जीव अनेक भवों की यात्रा करते हुए इस 
समय इसी वन में सिंहभव में विचर रहा था । वन में मूमि को देखकर सिंह 
' को पृर्वभवों का बैर स्मरण हो आया और क्रोधित होकर उसने मुनि स्वर्णबाहु 
पर आक्रमण कर दिया। मुनि अपना अंतिम समय समभकर सचेत हो गये और 
उन्होंने अनशन ग्रहण कर लिया । सिंह ने सुनि का काम तमाम कर दिया । 
इस प्रकार मुनि स्वणंबाहु ने समाधिपूर्गक देह त्याग किया और महाप्रभ 


विमान में महद्धिक देव बने । सिंह भी मरण प्राप्त कर चौथे नरक में नेरयिक 
हुआ ।१ 


जन्म और माता-पिता : 


चैत्र कृष्णा चतुर्थी के दित विज्ञाखा नक्षत्र में स्वणुबाहु का जीव प्राणत 
देवलोक से बीस सागर की स्थिति भोगकर च्युत हुआ और भारतवर्ष की 
प्रसिद्ध नगरी वाराणसी के महाराज अश्वसेन की महारानी वामा की कुक्षि 
में मध्यरात्रि के समय गर्भरूप से उंत्पन्त हुआ। माता वामादेवी चौदह शुभ 
स्वप्नो को मुख में प्रवेश करते देखकर परम प्रसन्न हुई श्रौर पुत्तरत्त की सुरक्षा 
के लिये सावधानीपूर्वक गर्भ का पालन करती 'रही । गर्भकाल के पूर्णो होते पर 


१. (१) भोबीस तीर्थंकर : एक पर्य०, पृ. १२०-१२१ 
(२). त्‌ पएवे : एक समीक्षात्सक्रआ , पृ. ३७ से ५८ 
(३) ऐति० के तीन तीर्थंकर, पृ. १४७ से १५० | ह 
(४) बागमों में तीर्थंकर चरित्र, पृ० ३५३ से ३५८ 


(५) तीर्थंकर चरित्र, भा०३; प्‌. डपृसे ५२ 


भगवात्‌ श्री पाव्वनाथ : १५१ 


पौष कृष्णा दशमी के दिन मध्यरात्रि के समय विशाखा नक्षत्र से चस्र का 
योग होने पर माता ने सुखपूर्वेक पुत्ररत्त को जन्म दिया ॥१ तिलोब पष्णत्ति 
के अनुसार भगवान्‌ श्री पादर्वनाथ का जन्म भगवान्‌ श्री अख्टितेसि के जन्मकाल 
से 5४६५० बे व्यतीत होने के बाद हुआ १६ भगवान्‌ के जन्म से घर घर में 
आामोद-प्रमोद का मंगलमय वातावरण हो गया । 


नामकरण : 


बारहें दितव नामकरण के लिये सहाराज अइ्वसेन ने अपने परिवार के 
सदस्यों एवं मित्रों को आमंत्रित किया और बताया कि जब बालक गर्भ में था 
उसे समय इसको माता से रात्रि के अंधकार में पास में चलते हुए सर्प को देख- 
कर मुझे सूचित कर प्राण हानि से बचाया था। इसलिये वालक का नाम 
पार्श्ववाथ रखा जाना चाहिये था। अतः बालक का नाम पाएवेनाथ रखा गया 3 
ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि बालके का पाइवेनाथ नाम इन्द्र ने रखा ।४ 


बाल लीलाएं : 


राजकुमार पारवेनाथ के बचपन में जो उल्लेखनीय विशेषता भी, च्रह थी 
विचार-चैतना । वे प्रत्येक वस्तुस्थिति का बड़ी ही गश्भीरता से निरीक्षण- 
परीक्षण करते, उसकी सूक्ष्म समीक्षा करते ओर अदम्य साहस और निभीकता 
के साथ उसका उद्घाटन भी करते। त्ाग उद्धार की घटना इसका साक्षाव्‌ 


भमाण है। नाग उद्धार की घटना का विस्तार से वेद जैन साहित्य में सिलता 
है। संक्षेप में घटता का विवरण इस प्रकार है- 


एक दिन युवराज पार््वताथ ने सुता कि नगर में एक तापस आया है, जो 
पंचारिन तप तप' रहा है । असंख्य श्रद्धालु नर-नारी उसके दर्शनार्थ पहुंच रहे 
थे । राजमाता और अन्य स्वजनों को भी जब उन्होंने उस तापस की बन्दना 
करने हेतु जाते देखा तो उत्सुकतावश वे नो साथ चल दिये) वहां पहुंचकर 
उन्होंने देखा कि अपार जन समुदाय एकत्रित है और मध्य में तापस तय ताप 
१. ऐति० के तीन तोर्यकर, पु० १५० - १५१: 
२ तलिलोय० ४५७६ 
३. जिषष्टि,, ६३४५ 


४. उत्तर पुराण, पर्व ७३ श्लोक ६२ 


१५० ५ जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


उदित हुआ जिसके परिणामस्वरूप महाराजा स्वर्णवाहु छुः खण्ड पृथ्वी की 
साधना कर चक्रवर्ती सम्नाट के गौरव से विभूषित हुए । 


पुराणपुर में तीर्थंकर जगन्नाथ का समवसरण था । महाराजा स्वर्णबाहु 
भी वहां उपस्थित हुए | वहीं वैराग्य की महिमा पर चिंतन करते हुए उन्हें 
जाति-स्म रण हो गया। अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर उन्होंने तीर्थंकर 
जगन्ताथ के पास दीक्षातत अंग्रीकार कर लिया । मुनि स्वर्णबाहु ने अहँतुभक्ति 
आदि बीस बोलों की आराधना और कठोर तप के परिणामस्वरूप तीर्थंकर 
त्ताम कर्म का उपॉर्जेन किया । एक समय मुनि स्वर्णबाहु विहार करते हुए 
'क्षीरपर्णा वन में पहुंचे । कमठ का जीव अनेक भवों की यात्रा करते हुए इस 
समय इसी वन में सिहभव में विचर रहा था। वन में मुनि को देखकर सिंह 
को पूर्वेभवों का बैर स्मरण हो आया और क्रोधित होकर उसने मृनि स्वर्णबाहु 
पर आक्रमण कर दिया। मुन्ति अपना अंतिम समय समभक्कृर सचेत हो गये और 
उन्होंने भ्रनशन ग्रहरा कर लिया । सिंह ने मुनि का काम तमाम कर दिया । 
इस प्रकार मुनि स्वणंवाहु ने समाधिपूर्णक देह त्याग किया और महाप्रभ 


विमान में महद्धिक देव बने | सिंह भी मरण प्राप्त कर चौथे नरक में नैरयिक 
हुआ ।॥१ 


जन्म और माता-पिता : 

चेत्र कृष्णा चतुर्थी के दिन विशाखा नक्षत्र में स्वर्णंबाहु का जीव प्राणत 
देवलोक से बीस सागर की स्थिति भोगकर च्युत हुआ और भारतवषे की 
प्रसिद्ध नगरी वाराणसी के महाराज भश्वसेन की महारानी वामा की कुक्षि 
में मध्यरात्रि के समय गर्भरूप से उत्पन्त हुआ । माता वामादेवी चौदह शुम 
स्वप्तो को मुख में प्रवेश करते देखकर परम प्रसन्‍न हुई भ्रौर पुत्तरत्त की सुरक्षा 
के लिये सावधानीपुर्वक गर्भ का पालन करती रही । गर्भकाल के पूर्ण होने पर 
१. (१) चोबीस तीर्थंकर : एक पर्य०, पृ. १२०-१२१ | 

(२) गपाएवे : एक ससीक्षात्मसक्रआ , पृ. ३७ से ५८ 

(३) ऐति० के तीन तीर्थंकर, पृ. १४७ से १५० 

(४) आगमों में तीर्थंकर चरित्र, पृ० ३४३ से ३५८ 

(५) तीर्थंकर चरित्र, भा०३; पृ. ४१ से ५२ 


१५२ ; जैन धर्म का: संक्षिप्त. इतिहास 


रहाःहै-। अ्रग्ति जब - मन्द होने “लगती तोः बड़े . बड़े लक्कड़-तापस अंखि: में 
डालता जा रहा था | ज्जव इसीःप्रकार एक - लक्कड़ उसने अग्नि में. डाला, तो 
उसमें पाइबनाथ:ने एक नाग' जीवित-अवस्था :में देखा। उनके मन-मेंःजीवित 
नाग के दाह की सम्भावना से अत्यधिक करुणा-भाव उत्पत्त हुआ ।'साथ ही 
तापस की ऐसी साधना के प्रति भी शणा 'भाव उत्पन्त 'हुए जिनमें निरीह 
प्राणियों की प्राण-हानि को भी उपेक्षित समझा जाता। एक ओर एकत्रित 
जन-समुदाय तापस की स्तुतियां कर रहा था, वहीं दुंसरी भोर पागवेनाथ के मन 
'में तापयके प्रति,-उसके श्रज्ञान-के-कारण :भत्सना के भाव प्रबल होते! जा रहें 
ये ।पाहवैनाथाने तापस कमठ/को सावधान करते हुएः कहा कि 'यह तप किसी 
शुभ फल को देते वाला नहीं? होगा । करूणा*रहित कोई धर्म नहीं-दवी सकता । 
'यदि ऐसा कोई घंगे माना जाता है'तो वह प्रज्ञानता के कारण ही धंगे माना 
'जा' सकता है-वास्तवं में माउस्बर और पाखण्ड 'के श्रतिरिक्त कुछ भी नहीं है । 
अन्य जीवों को कष्ट'पंहुंचोकेर, उतका प्राणांत 'कर आंग्रे बढ़ने वाली साधना, 
साधक का कल्याण नहीं कर सकती 


अपनी -साधना।के-प्रति-कही गई-इस-बात-को कम्ठ-सहन नहीं:केरपाया । 
.उसने राजकुमार-के विचारों का. प्रत्याख्याव- करते हुए -रोषपुर्ण/ शब्दों में-कहा 
(कि त़प-की महिसाःको।हस-अच्छी प्रकार “समभते हैं. तुम' जैसे राज-दण्ड को 
धारण करने वालों-की इसका -मिथ्या' दम्भ नहीं रखना: चो हिये ।*कुमारः शान्त 
जे । उन्होंने ग्भीर'वाणी में कहा कि धर्म पर किसी -व्यक्ति, वेश «या वर्ष 
का एकाधिपत्य नहीं हो सकता । क्षत्रिय होकर भी कोई धंमे के मं को 'न केवल 
भसमझ सकताःहै' वरत्‌ समझा भी. सकता है-और - ब्राह्मण ' होकर भी-धर्म के 
नाम पर :अकरुण बनःसकता है, जीव हिंसा कर सकता * है । “यदि ऐसा' नंहीं 
होता तो तुम आज'एक जोवित प्राणी को अग्नि में नहीं होमेते । ह 


; “एकत्रित जनसमुदार्य में अपने प्रेति धारणा की अवनंति देखकोर कम 
क्रोधित हो उठा | फ्रोधवश होकर उसने कुमार को -अपशब्द भी कहे । /उसने 
कहा कि कुमार ! सुझ पर जीव हत्या का दोष लगाकर व्यर्थ ही भक्तों की 
हृष्टि में मुझे पतित करने का साहस सोच विचार करकरना:। मैं किसी भी' 
प्राणी की हत्या नहीं कर रहा हूं। 5 . , 20 8 


भगवान्‌ श्री पादर्वनाथ : १५३ 


इस विवाद को व्यर्थ समझ कर पाश्वेनाथ मे नाग की प्राश-रक्षा करने 
की ठान ली। उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि लक्कड़ - को अग्नि से तत्काल 
बाहर निकाल लिया जावे। सेवकों ने तुर्त आदेश का पालव “क्रिया.। 
लक्कड़ को अग्नि से बाहर निकलवाकर नाग को दारुण यातना से: मुक्त किया.) 
श्र तक त्ाग भीषण अग्ति से झूंलल गया था और मरणासस्त'था। 


उन्होंने उसे तवकार महामंत्र इस उद्देश्य से सुताया कि उसे सदगति प्राप्तः हों 
सके । 


लक्कड़ में से घाग को निकलते देखकर कमठ को तो जैसे काठ हो मार 
गया ) जनता उसकी करुणाहीनता के लिये निदा करने लगी । वह अचंभित 
था । इस पर कुमार का यह उपदेश कि अज्ञाव तप को त्वागों और दया धर्म का 
प्रालन करो-उसको असंतुलित कर देने के लिये पर्याप्त था। घोर लज्जा ने 
उसे तगर त्याग कर अस्यत्न वनों में चले जाने को विवश कर दिया। वहां भी 


वह कठोर भज्ञाव तप में ही व्यस्त रहा और मरणोपरांत 'मेघमाली नाम का' 
अंसुर कुमार देव वना ।१ 


शौर्य॑प्रदर्शश एवं विवाह : 


एक समय महाराज अश्वस्तेन अपनी राजसभा- में बैठे हुए विचार विमर्श 
कर रहे थे कि कुशस्थल के एक दूत ने-आकर विनय पूर्वक. बताया कि . राजन ! 
मैं कुशस्थल के राजा नश्वर्मा का दूत हूं। महाराज -भरवर्मा ने अपने.पुत्र 
प्रसेनजित को राज्य-भार सौंपकर दीक्षा अंगीकार कर ली । महाराज प्रसेतजित 
की प्रभावती नामक एक रूपबती-कन्यर हैं ।पाश्वेनाथ के रुप श्रौर दीरत्द की 
गाथा सुनकर :वह पाह्व॑ंनाथ का ही सतत्‌ ध्यान करनवीः है १:उससे- पाश्वेनाथ 
के साथ ही विवाह 'करने का संकल्प-किया है ।:इस/वात 'का पत्ता जब राजा 
प्रसेनजित की चला तोःउन्होंने प्रशावंत्ती को स्वर्यवरा की 'तरह बनारस भेजेंने 


'पे. (१)-चोबीस तीर्थकर :. एक परये०, १०-१२२६२३ 28 
(२) ध्गवान्‌ पाएवं ::एक समौक्षात्मक अध्ययन, पृ०छइ:सेघ६,. . 
(३) चउपन्‍त महा० चरियम्‌ , २१६, :२६१, रध२ 
"(४) ऐति०-के तीन तोयेकर, पु८ १५६-१५७ 
- (३)-तीवंकर चरित्र; मा० ३यु० ६०-६१ 


१५४ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


का विचार किया । कलिग देश के राजा यवनराज को जब इस बात का पता 
चला तो उसने प्रभावती की मांग एक दूत के द्वारा की । महाराज प्रसेतजितत 
ने यवनराज की मांग दुकरा दी। इस बात पर यवनराज क्रोधित हो उठा 
और उसने विश्ञाल सेना लेकर कुशस्थल को घेर लिया है | महाराज प्रसेनजित 
इस संकटकाल में आपकी सहायता चाहते हैं । अब जैसा भी आप योग्य समभें 
वैसा करें । 


दूत की बातों से महाराज अश्वसेन की भुजाएँ फड़क उठों, खून खौलने 
लगा । उन्होंने दृत को बिदा किया और सेना को युद्ध के लिये तैयार होने 
तथा कुच के लिये आदेश दे दिया । जब पाइ्वैन्राथ को इस बात का पता चला 
तो वे स्वयं पिता के पास आये और नम्रतापूर्वक बोले- “पिताजी ? मेरे रहते 
हुए आपको युद्ध में जाने की आवश्यकता नहीं । मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा और 
यवनराज को पराजित करूंगा (” पिता महाराज अश्वसेत ने कहा- “पुत्र ! 
मैं जानता हूँ कि तू यचनराज तो क्या तीनों लोकों को अपने भुजबल से जोतने 
की शक्ति रखता है । किन्तु अभी तेरा खेलने और आनन्द मनाने का समय है। 
अतः हम तुमे क्रीड़ास्थल पर देखकर जितने असन्‍्न होते हैं उतना युद्ध भूमि 
भें देखकर नहीं । अतः पुत्र ! युद्ध में मुझे ही जाने दो । तुम यहां रहकर अपने 
राज्य की रक्षा करो।” किन्तु पाश्वेनाथ युद्ध हेतु जाने के लिये आग्रह करते 
ही रहे | उनके आग्रह को देखकर पिता महाराज अश्वसेन ने पाइवेताथ को 
जाने की आज्ञा दे दी। पाश्वेनाथ पिता को प्रणाम कर अपनी सेता के साथ 
कुशस्थल की ओर चल पढ़े । 


कुशस्थल पहुंच क़र पाइ्वंचाथ के तगर ने समीप ही डेरा डाल दिया और 
एक दुत यवन राज के पास भेजकर कहलवाया कि या तो हमसे युद्ध करो अथवा 
घेरा उठा लो । यवनराज पाइरव॑ताथ के पराक्रम के विषय में परिचित था। 
फिर भी उसने अपने मंत्रियों से परामर्श किया । अन्त में यही निर्णय 
हुआ कि पाश्वंनाथ के साथ सन्धि कर घेश उठा लेना चाहिये। अतः 
पाश्वेनाथ के साथ संधि कर यवनराज ने कुशस्थल का घेरा उठा लिया। 
पाश्व॑नाथ की इस तेज़स्विता से नगरजन और महाराज प्रसेनजित प्रसन्‍तर हुए । 
पाश्वेनाथ का भव्य-समारोह के साथ नगर में प्रवेश कराया गया । राजा पसे- 
नजित विभिन्‍न प्रकार की भेंट सामग्री लेकर सेवा में उपस्थित हुए और विनम्त 
शब्दों में निविदन किया- “राजकुमार ! आपने हम पर जो उपकार किया हैं, 


भगवान्‌ श्री पाइवेनाथ : १५५ 


उसे हम कभी भूल नहीं सकते और न प्रत्यूपकार करने में ही हम समर्थ हैं हम 
मेरी पुत्री प्रभावती को आपसे विवाह करने की इच्छा है। आप अपने चरणों 
में स्थात देकर उसे और हमें उपकृत करने की कृपा करें ।” पार्वनाथ ने कहा- 
“राजन ! में पिताजी की आज्ञा से कुशस्थल की रक्षा करने आया थो, विचाह 


करने नहीं । अतः आपके इस अनुरोध को पिताजी की आज्ञा के बिना कैसे 
स्वीकार कर सकता हूं ।” 


पाश्वेनाथ अपनी सेना के साथ बनारस लौठ आये | प्रसेनजित भी जाया । 
महाराज अश्वसेन ने पाश्वेतराथ का विवाह बड़ी धूमधाम से राजकुमारी प्रभा- 


वती के साथ करवा दिया। पारवेनाथ अपनों पत्मी के साथ सुखपृर्वंक रहने 
लगे ।१ 


उपयु वत विवरण निम्नांकित मंथों में विस्तार से पाया जाता है-सिरिपास- 
णाह चरियं, त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र, पासणाह चरिछं, चउपत्न महापुरिस 
चरिय॑ । चउपस्न महापुरिस चरियं में प्रभावती के साथ विवाह का उल्लेख तो 
मिलता है किन्तु पाइवंनराथ के कुशस्थल जाने का वर्णन नहीं है ९ पाशवे- 


नाथ के विवाह के विषय में भी मतभेद है । जिसका सम्पूर्ण वर्णन करना यहां 
संभव नहीं है। 


दीक्षा एवं पारणा : 


तीर्थंकर स्वयंबुद्ध (स्वतः बोध प्राप्त) होते हैं, इस बात को जानते 
हुए भी कुछ आचार्यों ने पाश्वंन्ाथ का चरित्न-चित्रण करते हुए उनके 
वैराग्य में वाह्म कारणों का उल्लेख किया है। जैसे चउपन्त महापुरिस 
चरियम्‌ के कर्त्ता आचाये शीलांक,3 सिरिपासणाह चरिय॑ के रचयिता देव- 
भद्रसू रि४ ओर पार्श्बनाथ चरित्र के लेखक भावदेवप तथा हेमविजय गरिए£ ने 


१. (१) आागमों में तीर्थंकर चरित्र, पु० ३६९२-६३ 
(२) तोर्थंकर चरित्र, भाग ३ पु० ५८-६० 
(३ भगवान्‌ पार्वं : एक समो० अध्य०, पृ० ८६ से ० 
र्‌, चेउ पन्‍त्र ० रशद१९ 
३ बहो० पृ० २६२-२६३ 
४, भस्तावना ३ प० १६९--१७० 
५० पएवेचाय चरित्न 


६- पएवुनाथ चरितम््‌ - हेम विजपगरिण 


१३.६ :-जैनः धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


भिंत्ति चित्रों को देखने/से .वैराग्य -होना- वतलाया है । इनके अनुसार उद्यान-में 
घूमते गये पाश्वेनाथःको तेमि के भित्तिचित्र:देखेनेःसे चेराग्य एउत्पत्नःहुआ/। 
उत्तरपुराण१ के ःअनुसार नाग-उद्धार की घढता वैराग्य .का- कारण नहीं होती 
क्योंकि उस समय -पार्श्वकुमार सोलह “वर्ष सेःकुछ 7 अधिक बय के थे ।एजब 
पार्द्वकुमारुतीस “वर्ष की आयु:प्राप्त कर-चुके तब अयोध्या "के भूषति-जयसेन 
ने उनके पास दूत के माध्यम से एक भेंट भेजी । जब' पाववेकुमार ने अयोध्या 
की विभूति के लिये पूछा तो दूत ते. पहले ऋषभदेव का परिचय दिया और 
फिर अयोध्या के अन्य समाचार वबतलाये ऋषभंदेव के त्याग श्रौर तपोमय 
जीवन की वात सुतकर पाश्वेकुमार को जाति-स्मरण हो आया । यही वैराग्य 
का कारण बताया गया है,? किल्तु पद्मकीरति3 के अनुसार नाग की घटना 
इकतीसवें वर्ष में हुई और यही पाश्वेक्रुमार के वैराग्य का मुख्य कारण बनी । 

महापुराण - में; पुष्पदन्त “ने. भी नाग की मृत्यु को पादर्वकुमार के वैराग्य का 
कारण मात्रा-है। . 


परकिन्तु आजाये हेमचन्र४एऔर वादिराज ने पार्वेकुमार की वेराग्योत्पत्ति 
मैं बाह्यःकारण त|मानकर स्वभावत: ही ज्ञानभाव से विरक्त मानाः है । ५ 


शास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर भी यही पक्ष समीचीन और थुक्ति- 
संगत अ्रतीत होता है। शास्त्र में लोकास्तिक देवों द्वारा तीर्थकरों' को मिवेदन 
'करने: का -उल्लेख जाता है;-वह भी-केवल मर्यादारूप ही माता गया है, कारण 
वके संसार में बोध:पाने वालों:की तीन श्रेणियां मनी गई हैं (१) स्वयं बुद्ध 
(२) प्रत्येक/बुद्ध: और (३) बुद्ध वोधित । इन तीर्थ॑करों को स्वयं बुद्ध कहा है 
ने किसी गुरू आदि सेःबीध पाकर विरकक्‍्त नहीं होते ।/किसी एक व।ह्यनिमित्त 
को-पाकर बोध पांने 'वाले 'प्रेत्येक-बुद्ध और 'ज्ञानग्रुरु से बोध पाने वोलि-को+बुद्ध- 


१. उत्तर पुराण ७३।६५ 

२. ऐति० के तीच तीर्थंकर, पृ० १४८ 
३. पातणाह चरित्र, दै।३।६२ 

४. प्रिष्टि, 6३ 

५. ऐति० के तोन तीर्थंकर, पृ० १४८ 


भगवान्‌: श्री सार्वंताथ : १५७० 


बोधित कहते हूँ । तीन श्ञानःके स्व्रामी होने से तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैँ। अतः 
इनका-बाहा कारण सापेक्ष वैराग्य: मानना ठीक नहीं: ।, पाश्वेनाथः- सहज़- 


विसक्त थे। तीस वर्ष तक गृहस्थ जीवन में रहकर भी वे काम-भोंग में आसकत- 
नहीं हुए- निलिप्त बने रहे ।१ 


यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि पाश्वेच्राथ को संसारावस्था में 
हीं अवधि ज्ञान था और वह अवधि'ज्ञान वे दसवें देवलोक से हो साथ लेकर 
आये थे.। वह अवधि ज्ञान काफी विशुद्ध था जिससे वे अपने. पूरे भेव 'श्रादि की' 
भी जानते थे । तथापिं उपर्युक्त ग्रंथों में जो भित्तिं-चित्रों और ऋषभदेव के 
वृत्तांत को सुनाकर जातिस्मरण ज्ञान के द्वारा विरक्ति बताई गई है वह विशेष 
महत्वपूर्ण नहीं लगती । कारण कि जाति-स्मरण ज्ञान मत्तिज्ञान: का ही एक 
प्रकार है भौर वह अप्रत्यक्ष ज्ञान है। जबकि अवधिज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है एवं 
मतिज्ञान से उसका विषय भी अधिक एवं स्पप्ट है 3 


भगवान्‌ पाइर्वनाथ ते भोग्य कर्मों के फल भोगों को क्षीण समक्कर जिस- 
समय संयम भ्रहरा करते का! संकल्प किया उस समय लोकाम्तिक- देवों-ने 
उपस्थित होकर प्रार्थथा की--“भगवानु ! धर्मतीर्थ को प्रकट करें ।” तदनुसार: 
भगवान्‌ पाश्वेनाथ वर्षभर स्वणु-मुद्राश्रों का दान कर पौषे-कृष्णा एकादशी को 
दिन के पूर्व भाण में देवों, श्रसुरों एवं सानवों के साथ बाराणसीः नगरी के 
मध्यभाग- से निंकले श्रौर आश्रमपद उद्यान में पहुंचकरःअशोकः वृक्ष के- भीचे 
विज्ञाला शिविका से उत्तरे । वहां भगवान्‌ ने अपने ही हाथों आभूषणादि 
उत्तार-कर पंचमुष्टि लोच किया और तीन दिंन के निर्जल उपवास अ्रष्टमतप से 
विशाखा नक्षत्ष में तीन सौ पुरुषों के साथ गृहवास से' लिकलकर सर्वसताब्य 
त्याग रूप सुविधर्म स्वीकार किया | प्रभु को उसी समय चौथा मन: -पर्यवेज्ञान 
हो थया ।४ कीपकटक ग्राम के धन्य नामक एक गृहस्थ के यहां ' खीर से प्रभु 


१. वही, पृ० १५५-१४६ 

२. कल्पश्षत्र- १५३ पृ० २१६९ है 
१) भगवान्‌ पाइव : एक समी०'अध्य- प० <५. - 
(२) तत्वा्थ सूत्र, १११ से १३ 

४. (१) ऐशति० के तीन तोर्थंकर-पु० १५४, (२) चडे 
(३) लिषष्दि,, ६३; (४) कल्पसत्न, १५३ प० २ 
(५) समवायांग, स० १५६ पृ०९४७ रूमल 


१५८ : जैत धर्म का सक्षिप्त इतिहास 


का पारणा हुआ ।१ देवों ने पंच दिव्य की वर्षा कर दात की महिमा प्रकट 
की । उत्तरपुराण में गुल्मलेट नगर के राजा धन्य के यहां अष्टम तप का 
पारणा करने का उल्लेख है ।९ 


अभिग्रह : 

दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत भगवान्‌ ने यह अभिग्रह किया---“तिरासी 
(८३) दिन का छंदमस्थकाल का मेरा साधना समय है, उस पूरे समय में 
शरीर से ममत्व हटाकर मैं पूर्ण समाधिस्थ रहूंगा । इस अवधि में देव, 
भनुष्य और पशु-पक्षियों द्वारा जो भी उपसगे होंगे उनको अविचल भाव से 
सहन करता रहूंगा ।3 


विहार एवं उपसर्गे : 

दीक्षा के उपरांत भगवान पाइ्वेनाथ ने वाराणसी से विहार किया । 
संयम-साधना, तप-आराधना करते हुए वे ग्रासानुग्राम विहार करने लगे। 
विहार करते हुए भगवान्‌ कलिगिरि नामक पर्वत के नीचे अवस्थित कादम्बरी 
नामक वन में गए, सरोवर के पास ध्यानस्थ होकर खड़े हो गये । उस समय 
वहां घूमता फिरता महीधर नामक हाथी आया । भगवान्‌ को देखते ही उसे 
जातिस्मरण ज्ञान हो आया जिससे वह भगवान्‌ की अचेना करने लगा । कलि- 
गिरि कुण्ड सरोवर के पास होने से वह स्थान 'कलिकुण्ड' नाम से प्रसिद्ध हुआ। 


बहां से भगवान्‌ विहार कर शिवपुरी गये | कौशांबी वन में ध्यानमुद्रा में 
खड़े थे । उस समय अपने पूर्वभव को स्मरण कर घधरणेन्द्र वहां आया । घूप से 
रक्षा करने के लिये उसने भगवान्‌ पर छत्त किया एतदर्थ उस स्थान का नाम 
अहिछत्रा पड़ा । 


१, ब्रविषष्टि,, &३।४८० 

२, उत्तरपुराण ७३।१३२ 

३. (१) ऐति० के तीन तोर्थंकर, पृ० १५४ 
(२) भगवान्‌ पाश्वे : एक सम० ग्रध्य० पु०, दे७-दफ 

४. यह सम्पृर्ण विवरण-भगवान्‌ पाश्वे : एक समीक्षात्मसक अध्ययन दं5 से 
१०३ के आधार पर है । 


भगवान्‌ श्री पाश्वंताथ : १५४ 


बहां से भगवान्‌ राजपुर गये वहां ईइवर तामक राजा उन्हें वन्द्रना करने 
के लिये आया और वह स्थान 'कुक्कु-टेइवर' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


बहां से विहार कर एक तगर के समीप तापसो का आश्रम था, वहाँ 
भगवान्‌ पधारे । सूर्यास्त होने से एक कुएँ के पास व वृक्ष के नीचे ध्योनेस्म 
होकर खड़े हो गये | कमठ तापस जो मरकर भेघमाली देव बना था । कुअवधि 
ज्ञान (विभंग ज्ञान) से अपने पूर्वे भव को स्मरण कर क्रोध और भहुंकार से 
वेधभान बना हुआ जहां भगवाद्‌ व्यातस्य थे वहां आया । भगवाद को ध्यान से 
विचलिंत करने के लिये सिंह, हस्ती, रीछ, सर्प, बिच्छु आदि विविधरूप बनता 
कर विभिन्‍न प्रकार के कष्ट देने लगा । एक के बाद एफ घनघो'र यातनाएँ देगे 
लगा | तथापि भगवान्‌ सुमेरू की भांति स्थिर रहे । अपने अडिय धर्म-ध्याव से 
तविक भी विचलित नहीं हुए तब उसने गंभीर गजेना कर अपार दृष्टि की। 
नोक तक पानी आजामे पर भी भगवान्‌ का ध्यात भंग नहीं हुआ । उसे समय 
अवधिज्ञान से धरणीरद्र ने मेषमाली के उपसर्ग को देखा, उसी समय वह वहां 
आया और सात फवों का छत्र बनाकर उपसर्ग का निवारण किया । 


भक्ति भावना से गदगदू होकर उसने भगवान्‌ की स्तुति की । ध्यानमस्ते 
समदर्शी भगवान्‌ न तो स्तुति करने वाले धरणेद्ध देव पर तुष्द हुए बोर ने 
उपसगे करने वाले दुष्ट कमठ पर ही रुष्ट हुए । 


धरणेन्ध के भय से भयभीत और पराजित होकर मेघमाली प्रभु के चरणों 
में आकर गिरा और अपने अपराध की क्षमा याचना- करने लगा । 


इस प्रकार प्रस्तुत उपसर्ग का वर्णन सभी इ्वेताम्वर और दिगरम्बर म्रंथों 
में प्राप्त होता है. किन्तु उन भ्रन्‍्धों में विष्च उपस्थित करने वाले के नाम में 
अन्तर है। चउपत्त महापुरिसचरियं, सिरिपासणाह चरियं, विषष्ठि शलाका 
पुरुष चरित्र, पासणाह्‌ चरिए, आदि ग्रंथों में विध्वकर्ता का नाम मेधमालिन 
दिया है । उत्तरपुराण, महापुराण, रइधुकृत पासचरिथ आदि में विष्लकर्ता 
का नाम शम्बर है। वादिराज ने श्री पास्वेनाथ चरित्र में उसका वाम भृता- 
सन्द लिखा है । यद्यपि मूल कत्पसूत्र, उसको चूथि और मनिर्य॑क्तत में उपसर्ग 
उमस्थित्र होने का कोई वर्णन नहीं है किन्तु सभी टोकाकारों ने उसका रोचक 


घशेन किया हैं। आचाये सिद्धसेत दिवाकर ने भी कल्याण मंदिर स्त्रोत में 
कमठ के द्वारा किये गये उपसर्ग का उल्लेख किया है ।. 


१६० : जैन धर्मःका संक्षिप्त इतिहास 


प्राय: सभी ग्न्‍्धों में:उपसर्ग के निवारण हेतु धररणोत्न नागराज का उल्लेख 
किया ग्रया। है और उसे ताग का जीव माना है. जिसे पाश्वेताथः ते: तवकार 
महामंत्र सुनवाया था । 


दिगम्बराचाये गुणभद्र : ने उपसर्गः का नाम: दीक्षावन दिया है; जिसः स्थानः 
पेर भगवान्‌: पाएवंताथ ने दीक्षा ग्रहरा की थी | उसी स्थल पर चार भाह: के. 
पश्चातु जब भगवान्‌ पुनः पधारते हैँ. तब, शम्बर नामक देव ने उन्को सातः 
दिन तक भयंकर उपसगे दिये । किन्तु देवभद्वाचार्य, हेमचस्राचार्य, हेमविजयगणी, 
उदयवी रगणी आदि श्वेताम्बर विज्ञों ने उपसर्ग का स्थल आश्रम वताया है। 


केवलज्ञानः : 


दीक्षोपरांत तिरासी दिन तक भगवान्‌ इस अ्रकार अनेके परीषेहों और” 
उपसर्गों को : क्षमा व समता की प्रबल भावना के साथ सहन- करते रहे एवं' 
छद्मेस्थावस्था में विचरण करते रहे ! इस अवधि में भगवान्‌ ने अतेक/कठोर 
तप एवं उच्च आराधताएँ की7 अच्ततः चौरासियें दित वे वाराणसी के उसी 
आश्रमपद उद्यान में लौट आये जहां उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी । वहां पहुंचकर 
घातकी वृक्ष के नीचे भगवान्‌ घ्यावावस्थित हो गये । अष्टम तप के साथ शुवल 
ध्यान के द्वितीय चरण में प्रवेश कर भगवान्‌ ने घातिकर्मी का क्षय कर दिया । 
भगवान्‌ को केवलज्ञान-केवलदर्शन की आप्ति हो गई | वह चैत्र कृष्णा चतुर्थी 
के विशाखा नक्षत्र का शुभ योग था ।१ 


देव-देवेर्दों को भगवान्‌ की केवलज्ञान प्राप्ति की तत्काल सूचना हो गईं। 
वे. भगवान्‌ की सेवा में वन्दनार्थ उपस्थित हुए श्रौर उन्होंने केवलज्ञान की 
महिमा का पुनः प्रतिपादन किया । सभी लोकों में एक प्रखर प्रकाश व्याप्त 
हो.गया। . 


भगवान्‌ का प्रथम समवस रण आयोजित हुआ । उनकी 'अमूल्यवाणी से” 
लाभान्वित होने को देव-मनुजों का अपार समूह एकत्रित हुआ। मात्ता-पित्ता 
और पत्नी को भगवान्‌ 'के केवली हो जाने की सूचना से अपार हपें हुआ ॥ 
समस्त राज-परिवार भी भगवान्‌ कौ चरण वन्दता हेतु उपस्थित हुआ | तवीने' 
गरिमा-संडित भव्य व्यक्तित्व के स्वामी भगवान्‌ को शान्त मुद्रा में विराजित 


१. चौदौस तीर्थकर : एक पर्यवेक्षण, पृ..११८., 


भगवान्‌ श्री प्राश्वंत्राथ : १६१ 


देखकर प्रभावती की आंखों से अश्ुुधारा प्रवाहित हो उठी | भगवान्‌ तो ऐसे 
विखत थे, जिनके लिये समस्त प्राणी ही मित्र थे और उनमें से कोई भी 
विशिष्ट स्थान नहीं रखता था । प्रभु ले अपने प्रथम धर्मोपदेश में इन्द्रियों के 
दमन और सर्वेकषायों पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा दी । कपायों से उत्पस्त 
हीने वाले कुपरिणामों की व्याख्या करते हुए भगवान ने धमे-साधवा की महत्ता 
का प्रतिषादन किया । धर्मं-साधना ही कर्मे-बन्धनों को काट सकती है | सभी 


के लिये धर्म की आराधना अपेक्षित है और धर्महीनता से जीवन में एक महा- 
शुन्य तिसित हो जाता है ।१ 


भगवानु के इस अनुपम और प्रभावपूर्ण तथा प्रेरक उदवोधन से हजारों 
नर-तारी सजग हो गए । अनेकों ते समता, क्षमा भर शांति की साधना का 
व्रत लिया । महाराज भ्रश्वसेन तो विरक्त ही हो गये | अपने पुत्र की राज्य- 
भार सौंपकर उन्होंने दीक्षा प्रहण कर ली | माता वामा देवी और पत्ती प्रभा- 
वती भी दीक्षित हो गईं | अन्य हजारों लोगों को आत्म-कल्याण के मार्ग पर 
बढ़ने की प्रेरणा मिली । इस प्रकार भगवान्‌ ने चतुनिध संघ को स्थापना की 
प्लौर भाव तीर्थंकर की गरिमा से सस्पन्त हुए ॥९ 


भगवान्‌ पाश्वताथ के उपदेशों का मुख्य आधार चातुर्याम संवर'धर्मं था। 
उसी मूल विन्दु का विस्तार अनेक प्रवचनों भें हुआ किन्तु आज कोई भी ग्रंथ 
उनके प्रवचनों का, उपदेक्षों का संदर्शन कराने वाला प्राप्त नहीं है।3 जतः 
इस सम्बन्ध में अधिक विस्तार से लिखता संभव नहीं है । 


धर्म-परिवार : 
गधणर एवं गण. न शुभदत्त आदि आठ गणघर 
ह ओर जाठ ही गण . 
केवली धआ १००० ह 
१. चोदीस तीर्थंकर : एक पर्य., पृ, १२८-१२६ 
२. (१) चोबीम्त तीर्थंकर . एक पे. पृ. १२८ 
(२) कह्पसूत्र, १५४ पृ. रएए 
(३) भआाष, मि. गा., २७४ यू. २०७ 
(४) चडउपन्‍न,; २६८ 
(५) द्विषष्टि., ९१३ | 


* भगवान्‌ पाइवें : एक समोक्षा, अध्य., प्‌. (११४. 


१६२ ८ जैन. धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


 भमनःपर्यवज्ञानी ली ७० 
अवधिज्ञानी ह शी १४००. 
चौदह पूर्वंधारी. स्पर ३५० 

हैं वादी न-- ६०० 
अनुत्तरोपपातिक मुनि न १२०० 
साधु-आयेदिन्न भ्रादि -+-+. १६००० 
साध्वी-पृष्पचूला आदि ->-. इंघ००० 
श्रावक-सुनन्द आदि -- १६४००० 
श्राविका-नन्दिनी आदि -- ३२७००० 

परिनिर्वाण : 


कुछ कम सत्तर वर्ष तक केवलीचर्या से विचरकर भगवान्‌ अपंने आयु- 
काल के निकट वाराणसी से आमलकप्पा होकर सम्मेद्शिखर पर पधारे और 
तैंतीस मुनियों के साथ एक मास का अनशन व्रत ग्रहण कर शुक्ल ध्यान के 
तृतीय और चतुर्थ .चरण का आरोहण किया। फिर प्रभु ने श्रावण शुक्ला 
अष्टमी को विशाखानक्षत्न में चन्द्र का योग होने पर योग मुद्रा में खड़े ध्यानस्थ 
आसन से वेदनीय आदि कर्मों का क्षय किया और वे सिद्ध-बुद्ध मुक्त हुए ।९ 


भगवान्‌ पारव॑नाथ के पूर्ववर्ती तीर्थंकर अरिष्टनेमि और उत्तरवर्ती तीर्थ- 
कर महावीर दोनों ने ही अहिंसा के सम्बन्ध में क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया 
है और युग की कुछ घामिक मान्यताओं में संशोधन परिवर्तन भी । श्रीकृष्ण 
जिस घोर अंगीरस से अध्यात्म एवं अहिसा की शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे 
तत्वज्ञ महात्मा भ्ररिष्टनेसि थे-- ऐसा इतिहासकारों का मत है । भगवान्‌ महा- 
वीर तो निःसंदेह ही अहिसा के महान उद्घोषक' मान लिये गये हैं। इन दोतनों 
विचारघधाराओं का मध्य बिन्दु भगवान्‌ पाश्वेनाथ ही बनते हैं । वे अहिंसा के 
सम्बन्ध में प्रारम्भ से ही क्रांतिकारी विचार रखते हैं और ग्हस्थ जीवन में 


१, सिरिणाह चरियं, ५४४५१ व ४८५ 
२. ऐति. के तीन तीर्थंकर, पृ. १६६ 


भगवान्‌ श्री पाश्वेनाथ : १६३ 


भी कमठ तापस के प्रसंग पर धर्म-क्रांति का सोम्य स्वर दुढ़ता के साथ मुख- 
रित करते हैं। तीर्थंकरों के जीवन में इस प्रकार की घर्म-क्रांति की बात ग्रह- 
स्थ जीवन भें केवल पाश्वनाथ द्वारा ही प्रस्तुत होती है । दीक्षा के वाद भी वह 


अनायें देशों में भ्रमण करके अनेक हिंसक व्यक्तियों के मन में अहिसा के प्रति 
श्रद्धा जागृत करने में सफल होते हैं ।१ 


इस प्रकार भगवान्‌ पाइ्वेनाथ हमारे समक्ष एक केन्द्र विन्दु के रूप में 
प्रस्तुत होते हैं । 


पगयान्‌ पाइवें : एक समी. अध्य., पृ. १६३ 


शपथ. विश्वज्योति मगवान्‌ महावीरस्वामी 
(चिह्न-सिह) 


वर्तमान अवसर्पिणी काल में चौवीसवें एवं श्रंत्िम तीर्थंकर भगवान्‌ महा- 
वीर स्वामी हुए । तेइसवें तीर्थंकर भगवान्‌ पाश्वंन्राथ के २५० वर्षों पश्चात्‌ 
ओर ईसा पूर्व छठी झती में आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पुर्वे भगवान्‌ महा- 
वीर स्वामी ने इस भारत भूमि पर अवतरित होकर दिग्भान्त जनमानस को 
कश्याण मार्गे बतलाया था 


भगवान्‌ महावीर स्वासी के जन्म से पूर्व भारतवर्ष की स्थिति अति-दय- 
नीय थी। धर्म के नाम पर अनेक विवेकहीन क्रियाकाण्ड आरम्भ हो घुके थे । 
वरसु-व्यवस्था इतनी विकृत हो चुकी थी कि अपने आपको उच्च वर्ण का भानने 
वाले दूसरे वर्ण के व्यक्तियों को हीव समभते थे । ब्राह्मणों का चारों और बोल- 
बाला था। यज्ञ के नाम पर अनेक प्रकार की हिंसाएँ हो रही थीं । वैचारिक 
शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती चली जा रही थी | पाखण्ड, ढोंग भर बाह्मा- 
डम्बर बढ़ता ही जा रहा था। गुण-पूजा का स्थान व्यक्ति-पूजा मे ग्रहण 
कर लिया था । स्त्री तथा छूद्रों को अधिकारों से वंचित कर दिया गया था । स्त्री 
को अवबला मानकर उस पर मनसाने अत्याचार हो रहे थे । उन्हें न तो धघामिक 
और न ही सामाजिक क्षेत्र में स्वतंत्रता थी । श॒द्र सेवा का पवित्र कार्य करते 
थे फिर भी उन्हें दीन-हीन समझा जाता था | उन पर अप्तीम अत्याचार होते 
थे | यदि भूल से भी कोई स्त्री या शूद्ध वेदमन्त्र सुत लेता था तो उसके कानों 
में गर्म शीशा भरवा दिया जाता था । यद्यपि भगवान्‌ पाश्व॑ंनाथ की २४० वर्ष 
पुराती परम्परा उस समय किसी न किसी प्रकार चल रही थी किन्तु कुशल 
एवं सशक्त नेतृत्व के अभाव में उसमें तत्कालीन हिसा-काण्ड का विरोध करने 
की क्षमता नहीं थी। स्वयं उस परम्परा के अनुयायी भी अपने कत्तेव्यपालन में 
शिथिल हो गये थे । रे , 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावीर॑स्वामी : १६४ 


ऐसी विषम परिस्थितियों में जन्म लेकर भगवान्‌ महावीर स्वामी ने सच्चे 
धर्म की स्थापना की । जिसके लिये उन्होंने घोरातिधोर परीपहों को भी अतुल 
धैयें, अलौकिक साहस, सुमेरुतुल्य अविचल रढ़ता, अथाह सागरोपम' गम्भीरता 
एवं अनुपम समभाव के साथ सहतवकर भगवान्‌ महावीर में अभ्वतपूर्वे सहनशी- 
लता, क्षमा एवं अदभुत घोर तपश्चर्या का संसार के समक्ष एक नवीन कीति- 
मान प्रतिष्ठापित किया । वे एक महान्‌ लोकनायक, धर्मनायक, क्रांतिकारी 
सुधारक, सच्चे पथप्रदर्शक, विश्वव॑धुत्व के प्रतीक, विश्व के कशंधार भौर 
प्राणि-मात्र के परम प्रिय हिर्ताचतक भी थे ॥१ 


“सब्बे जीवा वि इच्छेति जीविउ न मरीजिउं” (अर्थात्‌ सभी जीव जीना 
चाहते हैं । मरना कोई नहीं चाहता है) (दशवे. ६॥१६) इस दिव्य घोष के साथ 
उन्होंने त केवल मानव समाज को अपितु पशुओं तक को भी श्रहिसा, दया और 
प्रेम का पाठ पढ़ाया । धर्म के नाम पर यज्ों में खुले आम दी-जाने वाली क्रूर 
पशुबलि के विरूद्ध जनमत्‌ को झ्लान्दोलित कर उन्होंने इस घोर पापपूर्ण कृत्य 
को सदा के लिये समाप्त प्रायः कर प्रसंख्य प्राणियों को श्रभयदान दिया ।९ 


यही नहीं भगवान्‌ महावीर ने रूढ़िवाद, पाखण्ड, मिथ्याभिमान और वर्ण 
भेद के अन्धकारपूर्ण गहरे गते में गिरती हुई मानवता को ऊपर उठाने का अथक 
भयास भी किया। उन्होंने प्रगाढ़ अज्ञानान्धकार से आच्छुन्त मानव ह॒दयों में 
अपने दिव्य ज्ञानालोक से ज्ञान की किरणें प्रस्फुटित कर विताशोन्मुख मानव 
समाज को न केवल विनाश.से बचाया अपितु उसे सम्यगृज्ञान, सम्यगूंदशेन 
और सम्पग्चरित्र की रत्नत्रयी का अक्षय पायेय दे सुक्तिपय पर अग्रसर. किया । 


भगवान्‌ महावीर ने. विश्व को सच्चे समाजवाद, साम्यवाद, भ्रहिसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचयें और अपरिस्रह का प्रशस्त मार्ग दिखाकर अमरंत्व की ओर 
अग्रसर किया, जिसके लिये मानव-समाज उनका सदा-सर्वदा ऋरणी रहेगा ।3 


प्रत्येक जात्मा परमात्मा बनने की सम्भावना से युक्त-.होता है-। विशेष-कोटि 
की उपलब्धियों के आधार पर ही उसे यह गरिमा प्राप्त होती है और ये उप- 


१, ऐत्तिहासिक काल के तोन तोर्थकर, पू० ; १६७ 
२. यही, पृष्ठ १६७ 
रे. घही. पु० १६७ 


२५. विश्वज्योति मगवान्‌ महावीरस्वामी 
(चिह्न-सिंह) 


वर्तमान अवसर्पिणी काल में चौवीसवें एवं अंतिम तीर्थंकर भगवाव्‌ महा- 
वीर स्वामी हुए । तेइसवें तीर्थंकर भगवान्‌ पाश्वेनाथ के २५० वर्षों पश्चात 
श्रौर ईसा पूर्व छठी शती में आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान्‌ महा- 
वीर स्वामी ने इस भारत भूमि पर अवतरित होकर दिग्श्रान्त जनमानस को 
कष्याण मार्ग बतलाया था । 


भगवान्‌ महावीर स्वामी के जन्म से पूर्व भारतवर्ष की स्थिति अति-दय- 
सीय थी । धर्म के नाम पर अनेक विवेकहीन क्रियाकाण्ड आरम्भ हो चुके थे । 
वर्ण-व्यवस्था इतनी विक्ृत हो चुकी थी कि अपने आपको उच्च वर्ण का मानने 
वाले दूसरे वर्ण के व्यक्तियों को हीन समभते थे । ब्राह्मणों का चारों और बोल- 
बाला था । यज्ञ के नाम पर अनेक प्रकार की हिसाएँ हो रही थीं । वैचारिक 
शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती चली जा रही थी । पाखण्ड, ढोंग ओर बाह्या- 
डम्बर बढ़ता ही जा रहा था। गुण-पूजा का स्थान व्यक्ति-पूजा ने ग्रहण 
कर लिया था । स्त्री तथा शृद्रों को अधिकारों से वंचित कर दिया गया था ! स्त्री 
को अवला सानकर उस पर मनमाने अत्याचार हो रहे थे | उन्हें न तो धामिक 
और न ही सामाजिक क्षेत्र में स्वतंत्रता थी । शूद्र सेवा का पवित्र कार्य करते 
थे फिर भी उन्हें दीन-हीन समझा जाता था । उन पर असीम अत्याचार होते 
थे। यदि भूल से भी कोई स्त्री या शूद्र वेदमन्त्र सुन लेता था तो उसके कानों 
में गर्म शीशा भरवा दिया जाता था | यद्यपि भगवान्‌ पाश्वेनाथ की २५४० वर्ष 
पुरानी परम्परा उस समय किसी न॑ किसी प्रकार चल रही थी किन्तु कुशल 
एवं सशक्त नेतृत्व के अभाव में उसमें तत्कालीन हिसा-काण्ड का विरोध करने 
की क्षमता नहीं थी । स्वयं उस परम्परा के अनुयायी भी अपने कत्तेंव्यपालन भें 
शिथिल हो गये थे । 


विश्वज्योति भगवान महावीरंस्वामी : १६४ 


ऐसी विषम परिस्थितियों में जन्म लेकर भगवान्‌ महावीर स्वामी ने सच्चे 
धर्मे की स्थापना की । जिसके लिये उन्होंने घोरातिघोर परीषहों को भी अतुल 
धेयें, अलौकिक साहस, सुमेर्तुल्य अविचल दृता, अथाह सागरोपम गम्भीरता 
एवं अनुपम समभाव के साथ सहनकर भगवान्‌ महावीर ने अभूतपूर्व सहनशी- 
लता, क्षमा एवं अद्भुत घोर तपश्चर्या का संसार के समक्ष एक नवीन कीति- 
मान प्रतिष्ठापित किया । वे एक महान्‌ लोकनायक, धर्मतायक, क्रांतिकारी. 
सुधारक, सच्चे पथप्रदर्शक, विश्ववं॑धुत्व के प्रतीक, विश्व के कर्णधार भौर 
प्राणि-मात्र के परम प्रिय हिरताचतक भी थे ।१ 


“सब्बे जीवा वि इच्छति जीविएं न मरीजिउं” (अर्थात्‌ सभी जीव जीता 
चाहते हैं । मरना कोई नहीं चाहता है) (दशवे. ६१६) इस दिव्य घोष के साथ 
उन्होंने नकेवल मानव समाज को अपितु पशुओं तक को भी श्रहिसा, दया और 
प्रेम का पाठ पढ़ाया। धरम के नाम-पर यज्ञों में खुले आम दी जाने वाली क्रर 
पश्ुबलि के विरूद्ध जनमत को झान्दोलित कर उन्होंने इस घोर पापपर्ण कृत्य 
को सदा के लिये समाप्त प्रायः कर श्रसंख्य प्राणियों को अभयदान दिया ।९ 


यही नहीं भगवान्‌ महावीर ने रूढ़िवाद, पाखण्ड, मिथ्यानिमान और वरों 
भेद के अन्धकारपूर्ण गहरे गर्त में गिरती हुई मानवता को ऊपर उठाने का अ्रयंक 
प्रयास भी किया | उन्होंने प्रगाढ़ अज्ञानान्धकार से आच्छन्त मानव हृदयों प्र 
अपने दिव्य ज्ञातालोक से ज्ञान की किरणें प्रस्‍्फूटित कर विनाशोन्मुख मानव 
समाज को न केवल व्िनाश.से बचाया अ्रपितु उसे सम्यगूज्ञान, सम्यगृदशंत 


और सम्यगुचरित्र की रत्नतयी का अक्षय पायेय दे मुक्तिपथ पर अग्रसर किया। 


भगवान्‌ महावीर ते- विश्व को सच्चे समाजवाद, साम्यवाद, भ्रहिसा, सत्य 
अस्तेय, ब्रह्मचयें श्लौर अपरिप्रह का प्रशस्त मार्ग दिखाकर अमरत्व की ओर | 
अग्रतर किया, जिसके लिये मानव-समाज उनका सदा सदेदा हज र्‌. 


प्रत्येक आत्मा परमात्मा बनने की सम्भावना से 
की उपलब्धियों के आधार पर हो उसे यह गरिमा 3 70 । 
उप- 
१. ऐतिहासिक फाल फ्रे तीन तोबकट -_:... ४ जे 
२. यही, पृष्ठ १६७ 
५ बही. पु० १६७ 


१६६ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


लब्धियाँ किसी एक ही जन्म की अजेनाएँ न होकर जन्म-जन्मान्तरों के सुकमों 
और सुसंस्कारों के समुच्चय का रूप होती है । भगवान्‌ महावीर भी इस्त 
सिद्धांत के श्रपवाद नहीं थे । जब उनका जीव अनेक पूर्वे जन्मों के पूवे नयसार 
के भव में था, तभी श्रेष्ठ संस्कारीं का अंकुरण उनमें हो गया था ।१ 


पूर्व॑भव : ह 

भगवान, महावीर के पूर्वेभवों का उल्लेख श्वेताम्बर एवं दियम्व॒र इन दोनों 
ही परम्पराओं में मिलता है। अन्तर यह है कि र्वेताम्बर परम्परा९ में भग- 
वान के सत्ताइस पूर्वभवीं का और दिगम्बर परम्परा में तैंतीस पूर्व भवों का 
विवरण मिलता है । सर्वेसामान्य की जातकारी के लिये भगवात्‌ के भवों की 
जानकारी निम्नानुसार है :-- 


इ्वेताम्बर परम्परा दिगम्बर परम्परा 
१, नयसारगाम चिन्तक '.. १. पुरूरवा भील 
२. सौध्व्म देव २. सौधर्म देव 
३. मरीचि ३. मरीचि 
४, ब्रह्मस्वगं का देव ४. ब्रह्मस्वगें का देव 
५. कौशिक ब्राह्मण (अनेकभव) ५. जटिल ब्राह्मण 
६, पुष्यमित्र ब्राह्मण . ६. सौधर्म स्वर्ग का देव 
७. सौधमे देव ७, पृष्यमित्र बाह्ण 
८. अम्निद्योत _ ८. सौधर्म स्वर्ग का देव 
5. द्वितीय कल्प का देव द- अग्निसह ब्राह्मण 
१०, अग्निभृत ब्राह्मण १०. सनत्कुमार स्वर्ग का देव 
११. समनत्कुमार देव ११. अग्निमित्र ब्राह्मण 
१२. भारद्याज _ १२. माहेन्द्र स्वर्ग का देव 
१३. महेन्द्र कल्प का देव १३. भारद्वाज ब्राह्मण 


१. चौदीस तीर्थंकर : एक पर्यंचेक्षण, पृ० १३१-३२ 
२. त्रिषष्टि०, १०।१ 
३. उत्तरपुराण, पर्वे छ४ पृ० ४४४ गुर 


विश्वज्योति भगवाध्‌ महावी रस्वांगी : ६४७ 
१४. स्थावर ब्राह्मण 
१५. ब्रह्मकल्प का देव 
१६. विश्वभूत्ति 
१७. महाशुक्र का देव 
१८. त्िपृष्ठ नारायण 
१६. सातवीं नरक 


१४. माहेन्द्र स्वर्ग का देव च्रय 
स्थावर योनि के असंख्य भव 

१५. स्थावर ब्राह्मण 

१६. माहेन्द्र स्वर्ग का देव 

१७. विद्वनन्दी 

१ृ८. महाशुक्र स्वर्ग का देव 


२०. सिंह १६. त्रिपृष्ठ नारायण 

२१. चतुर्थ नरक (अनेक भव) २०. सातवीं तरक का नारकी 
२२. पोट्टिल (प्रियमित्र) चक्रवर्ती , २१. सिंह... 

२३. महाशुक्र कल्प का देव २२. प्रथम नरक का नारकी 
२४. नन्दन “२३. सिंह 

२५. प्राणत देवलोक २४. प्रथम स्वर्ग का देव 


२६. देवानन्दा के गर्भ में 
२७. निशला की कुक्षि में 
भगवान्‌ महावीर : 


२५. कनकोज्वल राजा 
२६. लान्‍्तक स्वर का देव 
२७. हरिषेण राजा 
२८. महाशुक़् स्वर्ग का देव 
रहे. प्रियमिन्न चक्तवर्ती 
३०, सहस्वार स्वर्ग का देव _ 
३१. उन्द राजा: 
३२. अच्युत स्व का देव 
३३. भगवान्‌ महावीर 
ऊपर भगवान्‌ महावीर के जिन भवों का नामोल्लेख किया गया है, उनमें 
भी दोनों परम्परानुसार एक समान क्रम नहीं है। इनके श्रतिरिक्त भी भंगवेन्‌ 
सहावीर ने और अनेकानेक भवों में जन्म लिया । इन संबसे यह तो संहज ही 


प्रमाणित हो जाता है कि भगवात्र्‌ महावीर का तीर्थंकर के रूपं में अवतरण 
अनेकों जन्मों के सुकर्मों का प्रतिफल है । 


भगवान्‌ महावीर ने नन्दन भव में तीर्थंकर नामकर्म काः बंध: किया और: 


१६८ :.जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


मासिक संलेखना करके आयु पूर्ण किया ।॥ इसके बाद उनका जीव प्रागत- 
देवलोक के पृष्पोत्तरावतंसक विमान में वीस सागर की स्थिति वाला देव 
हुआ ।९ ह॒ 


जन्म माता-पिता : 


ब्राह्मण कुण्ड- आम में एक सदाचारी ब्राह्मण ऋषभदत्त रहता था । उत्तकी: 
पत्नी का नाम देवानन्दा था | प्राणत-देवलोक की अवधि पूर्ण कर नयसार काः 
जीव वहां से चलकर ब्राह्मणी देवानन्दा के गर्भ में आषाढ़ शुक्ला ६ उत्तरा 
फाल्गुनी नक्षत्र के योग से स्थिर हो गया । उसी रात को देवानन्दा ने चौदह . 
महा-फलदायी स्वप्न देखे और उनकी चर्चा ऋषभदत्त से की | स्वप्तफल पर, 
विचार करने के उपरान्त उसने कहा कि देव।नन्दा तुमे पुण्यशाली, लोक पूज्य, 
विद्वात भौर महान, पराक़मी पुत्ररत्त की प्राप्ति होने वाली है। यह सुनकर 
देवानंदा आनन्दविंभोर : हो गई. और पूर्ण सावधानीपूर्वक गर्भ का पालन 
करने लगी । ना - |: ५5 ह 


देवाधिप शकेन्द्र ने अपने अवधि ज्ञान से यह ज्ञात कर लिया कि भगवान्‌ 
महावीर श्राह्मणी देवानन्दा के गर्भ में अवस्थित हो घुके हैं' तो उन्होंने आसन 
से उठकर भगवान्‌ -की वन्दना की |. तदुपरांत इन्द्र के मन में विचार उत्नस्त 
हुआ कि परम्परानुसार तीर्थंकरों-का जन्म पराक्रमी और उच्चवंशों में ही होता 
रहा है, उन्होंने कभी भी क्षत्रियेत्तर कुल मैं जन्म नहीं लिया। भंगवान्‌ 
महावीर ने ब्राह्मणी देवानंदा के गर्भ में जन्म लिया यह एक आश्चर्यजतक तो 
है ही, अनहोनी बात भी है। इन्द्र ने निर्णय लिया कि ब्राह्मण कुल से निका- 
लकर मैं उनका संहरणं उच्च श्र प्रतापी वंश में कराऊ । यह विचार कर 
इन्द्र ने हरिणेगमेपीः को: आदेश दिया.कि भगवान्‌ को वेवासन्दा के गर्भ से 
निकालकर राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशलादेवी के गर्भ में साहरण किया जावे। 


: उस-समय - रानी त्रिशलादेवी भी गर्भवती थी । हरिणेगमेषी- ने अत्यन्त 
कौशल के साथ दोलनों के गर्भों में: पारस्परिक परिवर्तेत कर दिया | उस समय 
तक भगवाद्‌ ने देवानन्दा के गरभे में पर राजियों का समय व्यतीत कर - लिया: 


१. (१) आव* चूरि० २३५, (२) तिषष्ठि, १०१२२ 
२, भावण् चुण २३५४ 5 5 कर 


विद्वज्योति भगवान, महादीरस्वामी : १६४ 


था और उन्हें तीन ज्ञान तो प्राप्त ही थे। वह श्राश्विनकृष्णा अयोदशी की 


रात्रि थी | गर्भ परिवर्तन की यह घटना जैन इतिहास में एक महान्‌ आश्चयें 
मानी गई है । 


गर्भ हरण वाली रात्ति में देवान्दा ने स्वप्त देखा कि जो चौदह शुभ 
स्वय्त वह पूर्वे में देख चुकी थी, वे सभी उसके मुखमार्ग से बाहर निकल गये 
हैं। उसे अनुभव होने लगा कि जैसे उसके शुभ गभे का हरण हो गया है कौर 
ऐसा अनुभव होने पर बह अत्यधिक दुःखी हुई ।१ 


भगवान्‌ महावीरस्वामी का रानी त्रिशला के यर्भ में साहरुण होते ही 
उससे चौदह महान मंगलकारी शुभ स्वप्न देखे | जब यह विदित हुआ कि 
ऐसे द्विव्य-स्वप्तों का दर्शन करने वाली माता तीर्थंकर अथवा चक्रवर्ती जैसे 
भाग्यवात््‌ पुत्र को जन्म देती है तो व केवल वह हर्ष विभोर हुई वरभ्‌ समस्त 
राज-परिवार में प्रसन्‍तता की लहर व्याप्त हो गई। 


गभेकाल: में अभिम्नह : 


गर्भ में शिशु गतिशील रहता है और गर्भेस्थ भगवाध' महावीर स्वामी 
के लिये भी यह स्वाभाविक ही था । किन्तु एक दित उन्हें विचार आया कि 
मेरे इस अ्रकार गतिशील रहने से माता को कष्ट होता है । बस ! यह विचार 
आते ही उन्होंने अपनी गति स्थगित कर दी । किन्तु इसकी प्रतिक्तिया उल्टी 
हुई। गर्भ की स्थिरता और अ्रचंचलता देखकर माता त्िशला देवी चितित हो 
उठी कि या तो मेरे गगे का ह्ृास हो ग्या है जथवा उसका हर हो गया हैं । 
मात्र इस कल्पना से ही माता भिशला देवी घोर दुःखी हो गई ( इस सर्वथा 


१. पूर्वशव में देवानंदा, त्रिशला की जेठानी थी । एक बार देवानंदा ने अपनो 
देवरानो त्िशला का रत्नलटित आमृषणों का डिब्बा चुरा लिया, था। 
विशला ने उसे बहुत समझाया. था फिन्तु फिर भो उसने स्वोकार नहीं किया 
कि उसने आमृषण चुराये हैं। त्रिशला ने तो उसे क्षमा- कर दिया किन्तु 
देवानंदा को कपव्यूणे व्यवहार का फल इस प्रकार मिला ।.. - 


देखें :- भगवान्‌ महावीर का आाददों झोवन,-जेन दिवाकर भुनिणी धौंध- 
के, सण्प्‌० ९१५० 


१७० : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहांस 


अप्रत्याशित नई स्थिति से सम्पूर्ण राजपरिवार में भी शोक व्याप्त हो गया।' 
अवधिज्ञान से भगवान्‌ महावीर सभी वादों को जान गये और वे पुत्र: गति-' 
शील हो गये । उन्होंने यहु भी निश्चय किया कि ममतामय माता-पिता के 
लिये अब मैं कष्ट को कारण नहीं बनू गा । गर्भस्थावस्था में ही भगवान्‌ ने 
संकल्प ले लिया । इसके साथ ही भगवान्‌ महावीर ने यह संकल्प भी गर्भकाल 
में हो ले लिया कि मैं माता-पिता के जीवनकाल में दीक्षा ग्रहण नहीं कंरूगा । 


भगवान्‌ के गर्भ में गतिशील होने से माता को गर्भ की कुशलता का 
निश्चय हो गया और पुनः सर्वेत्र हर्ष की लहर फैल गई। माता प्रसन्‍्त मन से 
और अधिक संयमपुर्ण आहार-विहार के साथ गर्भ का पालन करने लगी। नौ 
मास और साढ़े सात दिल पूरे होने पर चैत्र शुक्ला त्रयोदक्षी की अद्द्धरात्रि में 
उत्तराफाल्युती नक्षत्र सें ( ३० मार्च ५६८ ई०पू० ) त्रिशला देवी ने एक परम 
तेजस्वी पुत्नरत्व को जन्म दिया | तवजात शिक्षु एक सहस्त्र श्राठ लक्षणों और 
कुल्दनवर्णी शरीर वाला था | भगवान_ के जन्म से तीनों लोकों में अनुपम 
आभा फैल गई और घोर यातनाओं को सहने वाले नारकीय जीवों को भी 
क्षएभर के लिये सुलानुभुति हुई। ६४ इल्द्रों ने मेरूपवत पर भगवान्‌ का जस्मे' 
कल्याणाक महोत्सव मनाया । भगवान्‌ के जन्म के प्रभाव से ही सम्पूर्ण राज्य में 
श्री समृद्धि होने लगी। - 


पुत्र जन्म की खुशी में महाराज सिद्धाथे ने राज्य के बंदियों को कारागार 
से मुक्त किया याचकों और सेवकों को मुक्तहस्त से प्रीतिदान दिया । दस 
दिन तक बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान्‌ का जन्मोत्सव मनाया गया । समस्त: 
नगर में बहुत दिनों तक आामोद-प्रमोद का वातावरण छाया रहा ॥१ 


१. जन्म एवं माता-पिता विषय जानकारी के लिये देखें :- 
१) चोबीस तीर्थंकर : एक पयवेक्षण, पृ. १३३ से १३४ 
(२) ऐतिहासिक काल के तीन तोर्थंकर, ए. २०५ से २१४ 
(३) भगवान्‌ सहावीर : एक अनुशीलन, पृ. १९७ से १६४ एवं २१६ से 
२२३ इसके अतिरिक्त :- 
(१) त्रिषष्टि शलाका पुरूष चरित, पर्व १० एवं अस्य । 
- (२) फल्पसूत्र (३) क्रा चृणि, (४) चडपनन सहा., 
(५) महावीर चरित्रं-गुणाचस्त्र (६) रांग सूत्र आदि आावि 


विश्वज्योति भगवाम्‌ महावीरस्वामी : १७१ 


नामकरण : 


दश दिनों तक जन्म-महोत्सव मनाये जाने के वाद राजा,सिद्धार्थ ने मित्रों 
और बन्घुजनों को आमंत्रित कर स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों से उनका सत्कार 
करते हुए कहा, “जबसे यह शिशु हमारे कुल में आया है तब से घत, घान्य 
कोष, भण्डार, बल, वाहन आ्रादि समस्त राजकीय साधनों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई 
है, अतः मेरी सम्मति में इसका 'वर्ध मान' नाम रखना उपयुक्त जंचता है ॥” 
उपस्थित लोगों ने राजा की इच्छा का समर्थन किया । फलतः तिशलानत्दन 
का नाम वद्धमान , रखा गया । आपके बाल्यावस्था के कतिपय वीरोचित श्रदेभुत 
कार्यों से प्रभावित होकर देवों ने गुण-सम्पत्न दूसरा नाम 'महावीर रखा ॥१ 


श्री देवेन्द्र मुनिजी शास्त्री ने नामकरण का विशद विश्लेषण अपने ग्रंथ 
भगवान्‌ महावीर : एक अनुशीलन' में किया है। अपने विश्लेषण के अंत में 
उन्होंने भगवान्‌ के निम्तांकित नाम बताये हैं-(१) वरद्धमान (२) महावीर, 


(३) सन्‍्मति, (४) काश्यप (अंत्यकाश्यप), (५) ज्ञातपुत्र (नातपुत्र),(६) विदेह, 
और (७) वैशञालिक । ह॒ 


यह स्पष्ट है कि उनको गृहस्थावस्था में प्रायः 'वर््धमभान” नाम से ही पुकारा 


गया है। महावीर नाम बाद में पड़ा तथा अन्य नाम साहित्यकारों द्वारा दिये 
गये ।२ 


माता-पिता की ख्याति :३3 


भगवान्‌ महावीर के पिता का ताम सिद्धाथं था, उनका अमर नाम 
श्रेयांस! और “'यशस्वी' भी था । भगवान्‌ महावीर की माता का नाम 'त्रिशला' 
था। उनका अपरनाम “विदेहदिण्णा! और 'प्रियकारिणी' था वे भगवान्‌ 
पाश्वेनाथ की परम्परा के अनुयायी थे । उनके लिये राजा और नरेन्द्र शब्दों 
का प्रयोग हुआ है । उनके गणनायक, दण्डनायक, युवराज, तलधर, मांडबिक, - 


१. (१) ऐतिहासिक फाल के तीन तीर्थंकर, पृ. २१८ 
(२) कल्प सूत्र, सूत्र १०३, १०४ 


२. भगवान्‌ महावीर : एक अनुशीलन, पु० २४८ 
हे, बही०पु० २३६-२३७ - 


१७२ ; जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


कोटुम्बिक, मंत्री महामंत्री, गणक, दौवारिक, अमात्य, चेट, पीठमर्दक नागर, 
निगम, श्रेष्ठी, सेनापति, साथंवाह, दूत, संघिपाल आदि पदाधिकारी थे । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि सिद्धार्थ एक राजा था। तथापि डावटर हार्वेले१ 
और जैकोबी१ ने अपने लेखों में सिद्धाथे को राजा न मानकर एक प्रतिष्ठित 
उमराव या सरदार माना है, जो आगम सम्मत नहीं है क्योंकि आचारांग और 
कंल्पसूत्रः में स्थान स्थान पर “सिद्धत्थे खत्तिए! शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसके 
कारण उनको यह अ्रम हो गया है किन्तु 'क्षत्रिय' शब्द का अर्थ साधारण 
क्षत्रिय के अतिरिक्त “राजा' भी होता है । अभिघान चिन्तामणि, में कहा है- 
क्षत्रिय, क्षत्र आदि शब्दों का प्रयोग राजा के लिये भी होता है ९ प्रवचन- 
सारोद्धार में महसेणेय खत्तिए” शब्द आया है। वहां टीकाकार ने क्षत्रिय का 
अंथ्थ राजा किया है। ' ' 


! पूर्व भीमांसा-सूत्र: (द्वितोय भाग) की टीका में दाबर स्वामी लिखते हैं--- 
“राजा तथा क्षत्रिय शब्द समानार्थी है। टीकाकार के समय में भी आंध्र के 
लोग क्षत्रिय के लिये 'राजा' शब्द का प्रयोग करते थे । 


- सिद्धार्थ साधारण क्षत्रिय नहीं किन्तु राजा-थे। उनके लिये नरेन्द्र शब्द 
का प्रयोग हुआ है। प्राचीन साहित्य में नरेन्द्र शब्द का प्रयोग राजा के लिये 
ही होता था। यदि सिद्धार्थ साधारण क्षत्रिय होता तो क्या वैशाली का महान्‌ 
प्रतापी चेटक जो काशी, कौशल के अठारह गण-राजाओं का अध्यक्ष था, अपनी 
बहन तिद्ला का विवाह साधारण क्षत्रिय के साथ करता ? इससे स्पष्ट है कि 


जिशला साधारश क्षत्रियाणी नहीं एक महारानी थी और उसका जन्म वंश 
गोरवशाली था।_ - 


: यह भी सत्य है कि राजा सिद्धाथें चेटक की तरह बड़े राजा नहीं थे 
तथापि थे एक भ्रमुख राजा थे, इसमें दो मत नहीं हैं और विदेंह देश के राज- 
वँशों में उतका काफी सम्मान और प्रभाव था । 


१. जे साहित्य संशोधक, पड पृ० २१६ 

२. वही, पु० ७१ 

३. क्षत्ष तु क्षत्रियों राजा, राजन्यों बाहुसंभवत) | 
+>अभि० चिता० ३ लोक प््र७ 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावीरस्वामी : १७३ 


"बाल्यकाल 


भगवास्‌ महावीर का लालन-पालन उच्च एवं पवित्र संस्कारों के भव्य 
वात्तावरण में हुआ । इनकी सेवादि के लिये पांच परमदक्ष धाइयां नियुवत की 
' गई, जो अपने अपने काये को यथासमय विधिवत संचालन करतीं । उन पांचों 
के कार्य अलग अलगथे | यथा--दूध-पिलाना, स्तान कराना, वस्त्रादि पहनाना, 
क्रीड़ा कराना और गोद में खिलाना । 


महावीर स्वामी की बचपन की क़ीड़ाएँ केवल मनोरंजन के लिये ही न 
होकर शिक्षाप्रद एवं बलवद्धक भी होती थीं । जैसे :- 


(१) आमल की क्रीड़ा : 


इस खेल के नामों में भिन्‍नता मिलती है । श्राचार्य हेमचंद्र १.ने इसे आमल 


की फ्रीड़ा कहा है तो आचार्य शीलांक९ इसे आमलयखेड़ कहा है । जिनदासगणी 3 
महत्तर ने इसे सुंकलिकडएण नाम दिया है। 


भगवान्‌ जब 'लगभग आठ वर्ष की आयु के थे उस समय उनमें साहस और 
निर्भयता के दर्शन होते हैं । उनकी इस निर्भयत्ता को देखकर एक बार देवपति 
शंकु ने देवताओं के समक्ष भगवान्‌ के गुणों की प्रशंसा कर दी । इस पर एक 


देव को विश्वास नहीं हुआ । वह परीक्षा के लिये उस क्रीड़ांगण में आया जहां 
भगवान्‌ महावीर धामल की क्रीड़ा या सुंकुली खेल खेल रहे थे । 


इस खेल में एक वृक्ष को लक्ष बनाकर समस्त बालक दूसरी भोर दौडते 
हैं। जो बालक सबसे पहले उस वृक्ष पर चढ़कर उतर जाता है, वह विजयी 


माना जाता है । विजयी बालक पराजित बालक के कंधे पर बैठकर उस स्थान 
पर जाता है जहां से दौड़ प्रारम्भ हुई थी । 


जो देव परीक्षा लेने-आया था, उसने एक भयासक विषधर का रूप, बनाया 
और उस वृक्ष से लिपट गया । भगवान्‌ महावीर उस समय वृक्ष पर ही थे । उस 


१. अिषप्टि,, १०१२११०५ 
२. चउपन्न, २७१, 
३. णाव, चू., पु. २४६ 


१७४ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


भयंकर विषधर को देखकर शग्रन्य बालक इधर-उधर भाग खड़े हुए किन्तु 
भगवान्‌ महावीर अविचलित ही बने रहे | यहां तक कि उन्होंने अपने भागने 
वाले साथियों से कहा कि तुम लोग क्‍यों भागते हो ? यह क्षुद्र प्राणी क्या 
बिगाड़ सकता है, इसके तो एक ही मृंह है, हमारे पास दो हाथ, दो पांव, 
एक मुख, मस्तिष्क एवं बुद्धि है। आओ इसे पकड़कर दूर फेंक दें । 


भगवान्‌ का ऐसा कथन सुनकर सभी वालक एक साथ कह उठे कि ऐसी 
गलती मत करना । इसके छूता मत । इसके काटने से आदमी मर जाता है ) इतना 
कहकर सब बालक वहां से भाग गये । भगवान्‌ महावीर ने ति:शंक भाव से 
सर्प को पकड़ा और एक रस्सी की भांति उठाकर एक ओर रख दिया । इस 
पर जो बालक भाग गये थे वे पुनः आ गये ।१ 


तिन्दूषक : 

महावीर द्वारा सर्प को हटाये जाने पर पुतः सभी वालक वहां आ गये और 
तिन्‍्दूषक खेल खेलने लगे । यह खेल दो दो बालकों के जोड़े बनाकर खेला जाता 
है । दो वालक एक साथ लक्षित वृक्ष की ओर दौड़ते हैं और दोनों में से जो 
बालक वृक्ष को पहले छू लेता है, उसे विजयी माना जाता हैं । इस खेल में 
विजयी बालक पराजित बालक पर सवार होकर मूल स्थान पर आता है ।९ 
परीक्षक देव भी बालक का रूप बनाकर खेल की टोली में सम्मिलित हो गया 
और खेलने लगा । महावीर ने उसे दौड़ में पराजित कर वृक्ष को छु लिया । 
तब नियमानुसार पराजित बालक को सवारी के रूप में उपस्थित होना पड़ा । 
महावीर उस पर आरूढ़ होकर नियत स्थान पर आने लगे तो देव ने उनको 
भयभीत करने और अपहरण करने के लिये सात ताड़ के बराबर ऊंचा और 
भयावह शरीर बनाकर डराना प्रारम्भ किया । इस अजीब दृश्य को देखकर 
सभी बालक घवरा गये। परन्तु महावीर पूर्ववत्‌ निर्भय वने रहे । उन्होंने 
ज्ञान-वल से देखा कि यह कोई मायावी जीव हमसे वंचना करना चाहता है । 
ऐसा सोचकर उन्होंने उसकी पीठ पर साहसपूर्वक ऐसा मुष्टि-प्रहार किया कि 


१. (१) चूणि, पृ० २४६ पू्वभाग 
(२) त्रिषष्टि०्, १०१२॥१०३-१०७, (३) चउपन्न०, प्ृ० २७१ 
२. तस्स तेसू ख्क्‍लेसु जो पढ़मे ,विलग्गत्ति, जो पढ़मं ओलुगति सो चेड़ 
खूवाणि वाहेति ॥ आव० चु०, सा० १ पत्र २४६ ५ 


विश्वज्योति भगवाम्‌ महावी रस्वामी : १७५ 


देव उस आधात से चीख उठा और गेंद की भांति उसका फूला हुआ शरीर 
दबकर वामन हो गया । उस देव का मिथ्याभिमान चूर चूर हो गया। देव ने 
बालक महावीर से क्षमायाचता करते हुए कहा--वद्ध माव ! इन्द्र ने जिस 
प्रकार आपके पराक्रम की प्रशंसा की वह अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई। वास्तव 
में आप वीर ही नहीं, महावीर हैं।” इस प्रकार महावीर की वीरता, धीरता 
और सहिष्णुता बचपन से ही अनुपम थी १ ' 


भगवान्‌ महावीर अतुल बल के स्वामी थे । उनके बल की तुलना किसी 
के बल से नहीं की जा सक्रती । देव व इन्द्रों को भी वे इसीलिये पराजित कर 
देते हैं कि तत बल के साथ ही उनमें अतुल जात्म-बल होता है। 


विद्याभ्यास : 


तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं और कहीं से उन्हें औपचारिक रूप से ज्ञान- 
प्राप्ति की आवश्यकता नहीं होती । किन्तु लोक प्रचलन के अनुप्तार उन्हें भी 
कलाचार्य की पाठशाला में विद्याध्ययन के लिये भेजा गया। गुरूजी बालक 
के बुद्धि-वैभव से बड़े प्रभावित थे। कभी कभी तो वद्धंमान की ऐसी ऐसी 
जिज्ञासाएं होतीं, जिनका समाधान वे खोज नहीं पाते । एक समय एक विप्र 
इस पाठशाला में आया और गुरुजी से एक के परचात्‌ एक प्र करते लगा | 
प्रश्न इतने जटिल थे कि आचाये के पास उनका कोई उत्तर नहीं था । बड़ी 
विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी | बालक वद्धमान ने गुरुजी से सविनय 
अनुमति मांगी ओर विजश्र के प्रत्येक प्रश्त का संतोषजनक उत्तर दे दिया। 
कलाचार्य ने स्वीकार किया कि वद्ध मान परम बुद्धिशाली है -- मेरा भी ः शुरू 
होने की योग्यता इसमें है । यह विप्रवेशधारी स्वयं इन्द्र था, जिसने कलाचार्य 
से सहमत होते हुए अपना यह मन्तव्य प्रकट किया कि यह साधारण शिक्षा 
वरद्धमान के लिये कोई महत्व नहीं रखती । ऐसे अनेक प्रसंग वर्धेमान के 
वाल्यकाल में ही आये, जिनसे उनक्रे अद्भुत बुद्धि चमत्कार का परिचय 


१. (१) ऐदतति० काल के तीन त्तोर्थ०, पृ० २१६-२२० 
(२) ह्विषष्टि०, १०१२११११-११७ 
(३) आवब० चु० भा० १ पृ. २४६ 
(४) भाव० सलय०, पृ० २४५५८. 


१७६ : जैन धरम का संक्षिप्त इतिहास 


मिलता है और भावी तीर्थंकर को बीज रूप में उपस्थिति का जिनसे आभास 
हुआ करता था १ ह | 


गृहस्थावस्था : 


बाल्यकाल पूर्ण कर जब वर्धमान युवक हुए तब राजा सिद्धार्थ भौर 
रानी त्रिशला ने इनके मित्रों के माध्यम से विवाह की वात चलाई 4 राजकुमार 
व्धंभान सहज विरकक्‍त होने के कारण भोग जीवन जीना नहीं चाहते थे । 
अतः पहले तो उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया और श्रपने मित्रों से 
कहा कि विवाह मोह-बुद्धि का कारण होने से भव-भ्रमण का हेतु है । फिर 
भोग में रोग का भंय भी भूल जाने की वंस्तु नहीं है । माता पिता को मेरे 
विधोग का दुःख न हो इसलिये दीक्षा लेने के लिये उत्सुक होते हुए भी मैं भव 
तक दीक्षित नहीं हो पा रहा हूं । 


* . जिस समय वर्धमान और उनके मित्रों में परस्पर इस प्रकार की “बात 

हो. रही थी कि माता “त्रिशला देवी वहां श्रा. गई । वर्धमान ने खड़े होकर माता 

के प्रति आदरभाव प्रकट किया। माता ने कहा “वरधधंमान ! मैं जानती हूं कि 

तुम भोगों से विरक्त हो, फिर भी हमारी प्रबन्न इच्छा है कि तुम योग्य राज- 
कन्या से पाणिग्रहण करो ।” 


अच्तत: माता-पिता के आग्रह के सम्मुख वर्धभान महावीर को भुकना 
पड़ा भ्ौर वसंतपुर के महासामन्त समरवीर की प्रियपुत्री यशीदा के साथ शुभ 
मुहूर्त में पाणिग्रहणा सम्पन्त हुआ । 


: गर्भंकाल में ही माता के अत्यधिक स्वेह को देखकर वर्धमान ने अभिग्नह 
कर 'रखा था कि जव तक माता-पित्ता जीवित रहेंगे, वे दीक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। 


(१) १. चौबीस तीर्थंकर : एक पर्ये०, पृ०१३७ 
२. भगवान्‌ महावीर : एक अनु० पृ० २६६-२७० 
३. ऐत्ति० तीन तीर्थंकर, पृ० २२०-२२१ 

४. आव०«चू०पु० २४७, र्४ं८ 

भू. त्रिषष्टि०ग, १०१२।११६-१२०, ९१२१-२२ : 

६. भहावीर चरियं, गा० ६२-६५ पृ० .३४ नेसिचन्द्र 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावी रस्वामी :- १७७ 


माता-पिता को प्रसन्‍त रखने के लिये वर्धमान को विवाह वंधन में बंधघना 
पड़ा ।१ उनके यहां एक पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम प्रियदर्शना था । 
उसका दूसरा.नाम अनवद्या भी बताया जाता है । 


दिगम्बर परम्परा भगवान्‌ महावीर के विवाह का समर्थन नहीं करती है। 
वास्तव में विवाद का कारण कुमार शब्द है। कुमार शब्द का अर्थ, एकावात:ः 
कुंआरा- अविवाहित नहीं होता | कुमार का अर्थ युवराज, राजकुमार भी 
होता है । इसीलिये आवश्यक निर्युक्ति दीपिका में 'नय इच्छि आमभिसेया, 
कुमार वासंमि पव्वइया' अर्थात्‌ राज्याभिषेक नहीं करने से कुमारवास में 
प्रवज्या लेना है ।९ कहने का तात्पये यह है कि द्वेताम्बर परंपरा के अनुसार 
भगवान्‌ महावीर मे यशोदा के साथ विवाह किया था और दिगम्बर परम्परा- 
नुप्तार वे अविवाहित थे । 


माता-पिता का स्वर्गवास : 


राजसी भोग के अनुकूल साधन प्राप्त करके भी भगवान्‌ महावीर उनसे 
अलिप्त थे। वे संसार में रहकर भो कमलपत्र की भांति निलिप्त थे। 
उनके संसारवास का प्रमुख कारण था कृत कर्म का उदय भोग और 
बाह्य. कारण था माता-पिता का अपार स्नेह। महावीर के माता-पिता 
भगवान्‌ पाइ्वेनाथ के श्रमणोपासक थे । बहुत वर्षों तक श्रावक-घर्म का पालन 
कर जब अंतिम समय निकट समझता तो उन्होंने भात्मा की शुद्धि के लिये 
अहँत्‌ सिद्ध एवं आत्मा की साक्षी से कृत पाप के लिये परचाताप किया- «और 
दोषों, से हटकर यथायोग्य प्रायश्चित स्वीकार किया तथा डाभ के संथारे, प्र 


(१) १. ऐतति. काल के तीन तीर्थंकर, पृ. २२१-२२२ 
२. भगवान महावीर : एक अनुशीलन, पृ. २७१-२७६ 
३. विषष्दि. १०१२१२६-१२७, १३६-१४६ 
, ४. चडपनन पु० २७२ 5 
(२) १. ऐलि० काल के तौन तोर्थंकर पृ० २२३ । 
.. २ शब्दरत्न सम० कोष० पृ० २६८ ह 
रे, अभि० चि० काएणड २ इलोक २४६ पृ० १३६ 
४. अप्रकोष काण्ड १, नादस चर्ग-श्लोक. पै३ पु० ७५, :- 


"१७४ :जैन घमम का संक्षिप्त: इतिहास 


बैठकर'चतुंविध आहार का त्याग-कर, संथारा ग्रहण किया-ओर फिर अपश्चिम 
'मरणांतिक सलेखना से भूषित शरीर वाले काल के समय में काल कर अच्युत 
कल्प (बारहवें स्व) में देवरूप से उत्पन्न हुए। वे स्वेगे से व्यवकर महा विदेह 
में उत्पन्त होंगे और सिद्धि प्राप्त करेंगे )१ 


ग्रृहस्थ-योगी दीक्षा को तैयारी 


माता-पिता की मृत्यु के उपरान्त दीक्षाग्रत अंगीकार करने .की .भावना 
“बलवती.हो -गई । अब -उन्हें अपने मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा दिखाई 
-नहीं :दे रही- थी-किन्तु फिर. भी. उन्हें अपने ज्येष्ठ श्राता नन्दिवर्धन से अनुमति 
आप्त-करनी -थी-। नन्दिवर्धन-अब -उत्तके लिये पिता के समान थे । नन्दिवर्घेन 
का उन पर स्नेह भी अगाध था। भगवान्‌ ने दीक्षा ग्रहण करने का रढ़ विचार 
किया और मर्यादा के अनुरूप अपने अग्रज से अनुमति की याचना की । माता- 
पिता की मृत्यु हो जाने के कारण नन्दिवर्धन भी इस-समय .दुःखी थे । वे अपने 
आपको अनाश्रित-सा अनुभव कर रहे थे। ऐसी स्थिति में जब महावीर ने 
दीक्षा की अनुमति मांगी तो उनके हृदय को भीषण आघात लगा | नन्दिवर्धन 
ने उनसे कहा कि इस असहाय अ्रवस्था में मुझे तुमसे बड़ा सहारा मिल रहा 
है । तुम भी यदि मुझे एकाकी छोड़ गये तो मेरा और राज्य का क्या भविष्य 
ट्ेगा ? इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता । कदाचित्‌ मेरा जीवित 
रहना ही असम्भव हो जायगा । अभी तुम गृह त्याग मत करो । इसी में' हम 
सबका हिंतं है । इस हादिक अभिव्यक्ति ने भगवान्‌ महावीर के निर्मेल मत 
को द्रवित कर दिया और वे अपने आग्रह की पुनरावृत्ति नहीं कर सके । नन्दि- 
बंधन के अश्वप्रवाह में वर्धभान की मानसिक रढ़ता बह निकली और उन्होंने 
अपने भावी कार्यक्रम को-कुछ समय के. लिए' स्थगित रखने का -निशचय-कर 
लिया । - * 


ज्येण्ठ आता नन्दिवर्धन की इच्छा के अनुरूप महावीर गृहस्थ तो बने रहे, 
किन्तु उनकी संसार के प्रति उदासीनता और गहरी होती गयी । भगवान्‌ 
महावीर ने इस समय राजप्रासाद और राजवंरिवार में रहते हुए भी एक योगी 
की भांति जीवन व्यतीत किया श्रौर अपनी अद्भुत संयम-गरिमा का परिचय 


१, ऐति० काल के तीन-तीथं०, पृ० २२३ .- ४ 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावीरस्वामी- :. १७४ 


दिया। समस्त उपलब्ध सुखन्सुविधाओं के प्रति घोर विकर्षण .उनके मन में 


- बना रहा । अद्भुत गृहस्थ योगी का स्वरूप उनके व्यक्तित्व में इष्टिगोचर 
“होता था ।१ 


अभिनिष्क्रमण : 


'गृहस्थावस्था में भी त्यागी जीवन-व्यतीत करते. हुए भगवाण्‌ महावीर ने 
अपने अग्रज नन्दिवर्धन,ह्वा रा-निर्धारित अवधि व्यतीत की । समय व्यतीत हो 
जाने पर भगवान्‌ ने वर्षीदान दिया । प्रतिदिन प्रातःकाल एक करोड़ आठ 
लाख स्वरा मुद्राओं का दान करने.लगे । इस प्रकार एक -बर्ष में तीन भरब 
अठासी करोड़ अस्सी लाख सोने के सिक्‍कों+का- दान किया.। यह धन शकेन्द्र 
“के आदेश से कुबेर ने जु भक देवों :द्वारा"राज्य भण्डार-में रखवाया.। जो धन 
'पीढ़ियों से भूमि में दंवा हुआ हो, जिसका कोई स्वामी नहीं रहा- हो, वंसे धन 
को निकाल कर जूभक देव ले हैं और वह जिनेश्वरों द्वारा दान किया 
जाता है । अब दो वर्ष की अवधि भी.पूर्ण. हो 'रही थी | लोकांतिक देवों ने 
श्राकर भगवान्‌ को नमस्कार किया और बड़े-ही मनोहारी, मधुर,. प्रिय, .इृष्ट 
एवं कल्याणकारी शब्दों में निवेदन -किया कि हे लोकेश्वर लोकनाथ-! अब 
आप सर्चेविरत होवें | हे तीर्थेश्वर ! धर्म-तीथ का प्रवत्तेत करके संसारः के समस्त 


जीवों के लिये हितकारी सुखदायक एवं विंश्रेयसकारी मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन 
कर । 


(१) चोबीस तीर्थंकर : एफ पर्यवेक्षण, पृ० १३४-१४० “विस्तार के लिये देखें:- 
१. भगवान्‌ महावोर : एक अनुशीलन, पु० २७८-७ दे 
२. एऐतिहासिक.काल फे-तीन तीर्थंकर, पु० २२३-२२४ 
३. तीर्थंकर -चरित्न,-भा० ३ पूृ० .१४२-१४४ 
४. भगवान्‌ भहावीरः का आददो जीवन, .प० १३६-से -१३: 
५. मावश्यक चूणि, पृ० २४६ 
“६, आचारांग, १।६।११ 
७. महावोर चरित्र, गुराचन्द्र, पृ० १३४ 
“5. आगमों में तीथंकर घरित्न, पृ० ४१५-४१६ 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावचीररवामी :.१८१, 


दर्शत चारित्र से इन्द्रियों के विषय-विकारों को जीतें और प्राप्त श्रमण धर्म 
का पालन करें। है देव ! आप विघ्त बाधाओं को जीत कर सिद्धि प्राप्त करो ) 
तप साधना करके हे महात्मन्‌ ! आप राग-द्वेंष रूपी मोह मल्‍ल को नष्ट कर 
दो। हे मुक्ति के महापधिक्र ! आप धीरज रूपी दृढ़तम कच्छ बांधकर उत्तमो- 
त्तम शुक्ल ध्यान से कर्म झत्रु का मर्दव करके नष्ट कर दो | हे वीरवर ! 
आप अप्रमत्त रहकर लोक में आराधता रूपी ध्वजा फहराओ। हे साधक 
शिरोमरि ! आप अज्ञान-रूपी अंधकार को तष्ट करके केवलेज्ञान रूपी महान्‌ 
प्रकाश प्राप्त करो । हे महावीर ! परीषहों की सेना को पराजित कर आप परम 
विजयी बनें । हे क्षत्रिय वर वृषभ ! आपकी जय हो, विजय हो । आपकी 
साधना निर्विघृन पूर्ण हो । जाप सभी प्रकार के भयों में क्षमा प्रधान रहकर 
भयातीत बनें | जय हो । विजय हो ।” १ 


इस प्रकार जयघोष से गगन मंडल को गुजाती हुई महाभिनिष्क्रमण यात्रा 
क्षत्रिय कुण्डलवगर से रवाना हुईं श्ौर भगवान्‌ महावीर ज्ञात खण्ड पधारे । 


दीक्षा महोत्सव० : 


विशाल जन समूह के साथ क्षत्रिय कुष्ड ग्राम के मध्य से होते' हुए ज्ञातृं- 
खण्ड उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे पहुंचे । शिविका में से वर्धभान नीचे उतरे 
और अपने हाथों से आभूषणादि उतारे । श्रावश्यक चूणि, महावीर चरिय॑ के 
अनुसार वे वस्त्राभूषण कुल महत्तरा लेती हैं और उत्तरपुराण के अनुसार 
शक्रेन्द्र लेता है। चूणि और महावीर चरिय॑ के अनुसार कुल महत्तरा भगवान्‌ 
को संयमी जीवन को उत्कृष्ट पालन करने का सन्देश देती है । पश्चात्‌ उन्होंने 
पंचमुष्टि लु चन किया । शक्केच्द्र ने जानुपाद रहकर उन केशों को एक रत्नमय 
थाल में ग्रहण किया तथा क्षीर समुद्र में उसे विसरजित कर दिया। ह 


उस दिन महावीर के पष्ठ भक्त का तप था। विशुद्ध लेश्या थी।., 
हेमन्त ऋतु थी। मार्गशीर्ष कृष्णादशमी तिथि थी | सुग्रत दिवस था, विजय 


१. तीर्थंकर चरित्र, भा० ३, पृ० १४४-४४ और 
(१) भआाजयारांग रापृपार७-२प-२8७ . #/ ४४88 
२. दीक्षा महोत्सव का विवरण भगवान्‌ महावीरें : एक : 
अतुशीलन, पृ० २८४४-८५ के आधार पर, :. . :., - 


१८२: जैने धर्म का संक्षिप्त'इतिहास * 


मुहुर्त था; चतुर्थ-प्रहर था. तथा उत्तराफात्गुनी नक्षत्र था । सिद्धों को नमस्कार 
करके भगवास्‌ ते 'सामायिक चरित्र स्वीकार किया । जिस समय अ्भु ने 
सामायिक-प्रतिज्ञा स्वीकारःकी उस समय देवशौरतमानव सभी चिंत्रलिखित 
से रहगये । | 


देवेद्ध ने भगवान्‌ को देवदृष्य -(दिव्य-वस्त्र) प्रदान किया । भगवात्‌ -ने 
अपना जीत- आचार समझकर उसे वामस्कंघ पर धारण - किया । आचारांग, , 
कल्पसूत्र, आवश्यक चूर्ि आदि में एक देवदृष्य वस्त्र लेकर दीक्षा लेने-का: 
उल्लेख है। भगवान्न: महावीर ने एकाकी दीक्षा ग्रहण की -थी । 


दिगम्वर परम्परा के ग्रंथों में देवदृष्य वस्त्र के साथ संयम ग्रहण का 
उल्लेख नहीं है । 


. दीक्षा लेते ही महावीर को मनः पर्यवज्ञान हुआ । जिससे ढाई द्वीप और 
दो समुद्र तक के समनस्क प्रारियों के मनोगत भावों को जानने लगे थे । 


अभिग्रह : | ु 

सवको विदा कर प्रभु ने*निम्नांकितः अभिम्नह धारण किया--- 

“आज से साढ़े बारह वर्ष पर्यल्त, जब 'तक केवलज्ञान उत्पन्न न 'हो तब- 
तक मैं देह कौ ममता छोड़कर रहूंगा अर्थात्‌ इस' वीच में'देव, मनुष्य या' 
तियेन्च जीवों की ओर से जो भी उपसर्ग कष्ट उत्पन्त होंगे, उनको समभाव+ 
पूर्वक सम्यक्‌ रूपेण सहन करूगा ।१ “इसके उपरान्त - उन्होंने ज्ञातखण्ड उद्यान 
से विहार कर दिया उस'समय वहां उपस्थित जनसमृह 'जाते 'हुए: प्रभु 'को 
तब तक देखता रहा जब तक कि वे आंखों से- श्रोझल नहीं हो गये । भगवान्‌ 


सन्ध्या के समय थ्रुहते भर दिन शेष रहते कूर्मारग्राम पहुंचे तथा वहां ध्याना- 
वस्थित हो गये ।६ 


१. (१) ऐतिहासिक काल के तीन तीर्थंकर, पृ०२२६ 
(२) भगवान्‌ महावीर : एक बनु०, पूृ० २८६. 
(३) भाचारांग, २२३१३ १. | 

२. ऐति० काल के तीन तीर्यकर पुण २२६- 


विश्वज्योति:भगवान्‌ महावी रस्वामी- १5३" 
प्रथम पारणा : 


दूसरे दित भगवान्‌ महावीर कूर्मारग्राम से विहारकर _ कोल्लाग सब्निवेश 
में आये और वहां बहुल नामक ब्राह्मण के घरघी और शवकर से मिश्नित 
परमान्न से छुट्ठ तप का प्रथम पारणा किया ॥१ “अहोदानमहोदानम्‌' के 


दिव्यकोष के साथ देवगण ने नमो मण्डल से पंच दिव्यों की वर्षा कर दान की 
महिमा प्रकट की । 


साधना और उपसर्ग : 


महावीर के. साधक जीवन-का यह- उज्ज्वल अध्याय समता की साधना से 
प्रारम्भ होकर समता की सिद्धि में परिसमाप्त होता है। इसकी वर्ण्माला कार 
प्रथम वर्ण 'अभय' से प्रारम्भ होकर धीरता, वीरता, समता, क्षमा की साधना 
के साथ ज्ञान! (केवलज्ञान) पर जाकर परिपूर्ण होता है ! सम्पूर्ण जैन- साहित्य 
में; समस्त तीर्थकरों की साधता में महावीर की साधना का अध्याय, एक 
अद्वितीय है, एक आाइचर्यकारी आभा से :दीप्त-है । इसका प्रत्येक पुष्ठ, प्रत्येक 
पंक्ति, भ्रत्येक-शब्द घ्वनिरहित-होकर- भी एक ऐसे-नाद.से- गुंजित है,, जिसमें. 
समता, सहिष्णुता, क्षमा, श्रभय,, घीरता वीरता; संयम-समभाव, तपस्या; 
ध्यान, त्याग और वैराग्य-का मधुर मघुर नादः प्रतिक्षण, प्रतिपल गुंजायमान 
हो रहा है । उनके साधक जीवन की सबसे बड़ी- उपलब्धि है---अभय' और 
'समभाव' । उपसर्गों के पहाड़ टूट टूट कर मिरे, प्राकृतिक, मानवीय एवं दैविक 
उपद्रवों एवं संकटों के प्राशधातक तूफान प्रलयक्राल, की. तरह, पद-पद _पर 
उमड़ते रहे । साढ़े बारह वर्ष के साधवाकाल में जैसे हर पथ. पर और हर. 
कदम पर नुकीले विषभरे कांटे बिछाये गये थे । हर दिशा के हर भ्रास्त में दैल्पों 
के क्र अट्टहास हो रहे थे । सिंहों.की दहाड़ें गूंजःरही थीं । अंगारे- बरस रहे; 
थे। तूफान मचल रहे थे | संकट, कष्ट और उपद्रव की: आंधियां आः रंही' 
थीं और महावीर अदम्य साहस, अपराजैय संकरप ओर श्रनन्त" आत्मबल के 
साथ उन कांटों को कुचलते चले गये, संकटों के बादलों को ची रते चले गये, आंधियों 
के सामने चट्टान बन कर डट गये और दैत्यों को अपनी-दिव्यता से परास्त 
करते चले गये । अनन्त प्रकाश, अनन्त शांति और अनन्त आत्मसुख के छोर तक । 


१. बहो० पृ०२२७, 
(२) भव चु० पृ० २७० 


१८४ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


उनका साधक जीवन बड़ा ही रोमांचक, प्रेरक और शौय॑पूर्ण रहा है। आचार्य . 
भद्बाहु ने इसीलिये तो इस सत्य को मुक्त मन से उद्धृत किया है -- “एक ओर 
तेईस तीर्थंकरों के साधक जीवन के कष्ट और एक और मकेले महावीर के । तेईस 
तीर्थंकरों की तुलना में भी महावीर का जीवन अधिक कष्ट प्रचवण, उपसर्गंमय 
एवं तप प्रधान रहा” ।१ 


भगवान्‌ के साधनाकाल में उन्हें जो दैविक, पाशविक एवं मानुषिक उप-. 
सर्गे, कष्ट एवं परोषह उपस्थित हुए और उन प्रसंगों पर उनकी भ्रन्तःक रण की 
करूणा, कोमलता, कठोर तितिक्षा, इढ़ मनोबल और भविचल ध्यान समाधि 
की जो भपूर्वे विजय. हुई है--उसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार, दिया जा 
रहा है.। * 


क्षमामृर्ति -महावीर-गोपालक प्रसंग2 : ह 
« जिस समय- भगवान्‌ कुर्मारग्राम के बाहर स्थाणु की भांति प्रचल ध्यानस्थ 
खड़े थे, उस समय एक ग्वाला अपने बैलों को लिये वहां श्राया । गो दोहन 
का समय हो रहा था । ग्वाले को गांव में जाना था। पर उसके सामतें: 
समस्या थी कि बैलों को किसे संभलाएं ? उसने इधर-उधर दृष्टि फैलाकर देखा, 
एके अ्रमंण ध्यान: में स्थिर खड़ा है । ग्वाले ने निकट आकर कहा--/जरा 
बैलों का ध्यान रखना, मैं शीघ्र ही गायें दुहकर आता हूं ।” ० 


ग्वाला चला गया । महाश्रमण अपने ध्यांत में तलल्‍लीन थे । समाधि में 
स्थिर थे । जिन्होंने अपने शरीर की रखवाली त्याग दी वे भला किसके बैलों 
की रखवाली करते ? | 


/ तीर्थंकर महावीर, श्री मधुकर अन्य, प्‌० 
हक को 

२. तीर्थंकर महावीर पृ० ६४-६४ - 

३. एति०:काल के तीन तोर्थंकर पृ० २२६-२२७ 

४. भगवान्‌ महावीर :.एक अनुशीलन, पृ० २४8२-२६ 
|... *«- भगवान्‌ महावीर का आदर्श जोवन, पु० १४८-१५ 
६- प्तीर्थकर चरित्र, भाग ३े पृ० १४७-१४८ 
७ च्णि, पृ० २६६ 
८. महावीर चरियं, ५१४४ 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावीरस्वांसी : १८५ 


भूख प्यास से पीड़ित थके हारे बैल चरते चरते बन में दूर तक चले गये । 
कुछ समय के बाद ग्वाला लौटा, बैलों को वहां नहीं देखा, तव उसने महावीर 
से पुछा-/बतलाओ मेरे बैल कहां गये हैं ?” महावीर ध्यानस्थ थे । कुछ उत्तर 
नहीं पाकर वह आगे बढ़ गया । नदी के किनारे किनारे, ऊँचे टीले, गहरे नाले, 
घनी भाड़ियां, कुरमुट, जंगल का कोना कोना छान डाला। रातभर भटकता 
रहा, इधर उधर छठोकरें खाता रहा, पर बैल नहीं मिले । 


ग्वाला सारी रात भटक कर थका हुआ खिनन्‍न मन से निराश हो लौट 
रहा था । इधर बैल भी वन में से चरते फिरते महावीर के पास आकर बैठ 
गये थे । ग्वाले ने महावीर के पास बैलों को बैठे हुए देखा तो भारे क्रोध के मापे 
से बाहर हो गया, उसकी आंखें तमतम! उठीं। महावीर को भ्रपशब्द कहने लगा। 
साधु के वेद में चोर। मेरे बैलों को छिपाकर रातभर कहीं एकांत में रख लिया, 
मालम होता है अभी लेकर चम्पत होना चाहता था। मैं रातभर भठकंता 
भटकता हैरान हो गया, पर बैल मिलते भी कंसे ? ले अभी उसका तुमे . दण्ड 
देता हूं। क्रोध के वश हो ग्वाला रस्सी से महावीर को मारने दीड़ा। , 


उस समय देवसभा में बेठे हुए देवराज इन्द्र ने विचार किया कि देखूं इस 
समय भगवान्‌ महावीर क्या कर रहे हैं? अवधिज्ञान से ग्वाले को इस प्रकार 
मारने को तत्पर देखकर इस्द्र ने उसे वहीं स्तम्भित कर दिया और साक्षात्‌- 
प्रकट होकर कहा-“अरे दुष्ट | बया कर 'रहा है ? सावधान:। 
। | 
देवराज, इन्द्र को कड़कती हुई ललकार से ग्वाला सकपकाकर एक ओर 
खड़ा हो गया । इन्द्र ने कहा-/सूखे ! जिसे तू चोर समभता. है, वे चोर नहीं 
हैं, ये तो राजा सिद्धाथे के तेजस्वी पुत्र वर्धमान हैं। राज-वैभव को लात 
मारकर ये आत्म-साधना के लिये निकले हैं, ये तेरे बैलों की क्या चोरी कंरेंगे? 
खेद है तू प्रभु पर प्रहार कर रहा है ।”” यह सुनेकर गोपालक अपने ' क्र कं 
पर पश्चाताप करने लगा ओर दुखित हुआ | उसे तीत्र आत्म-ग्लानि हुईं। 
भगवान्‌ के चरंणों भें नमत कर वह क्षमा-याचना करने लगा। 
कुछ खमय के बाद भेगवान्‌ का:कायोत्सगग समाप्त. हुमा और उन्होंने देखा 
कि इन्द्र उनके स|मते करवद्ध अवस्था में खड़ा है। इन्द्र मे भगवान्‌ से निवेदन 
किया कि आपको अपनों साधना में अनेकानेक कष्ट भोगने पड़ेंगे । दुजेन इसमें 


१८६-: जैन-धर्म का-संक्षिप्त इतिहास-- 


तनिक भी- पीछे नहीं: रहेंगे । प्रभु! .आप-भाज्ञा दें तो मैं आपके साथ रहकर 
इन बाधाओं. को दूर करता चलूं.। 


भगवान्‌ को इसकी भावश्यकता नहीं थी-। उन्होंने उत्तर. दिया कि मेरी 
साधना.स्वाश्रयी, है । अपने पुरुषार्थ से ही-श्ञान व मोक्ष सुलभ-हो सकता. है.। 
कोई भी अन्य इसमें सहायक चहीं हो सकता-। आत्मबल-ही साधक- का एक - 
मात्र आश्रय होता है| भगवान्‌ ने इस सिद्धांत का आजीवन निर्वाह किया । 


तापस- के आश्रम में : 

साधक: महावीर विहार करते करते एक समय-मोराक ग्राम कैेः समीप? 
पहुंचें/ जहां तापसों का एकआश्रम था ।हुइज्जतं इस आश्रम के कुलपति थे और: 
ये भगवान्‌ केपिता के मित्र थे । कुलपतिजी ने भगवान)से: आग्रह किया किः 
वेःइसीः आश्रम: में चातुर्मात व्यतीत करें ।; भगवान्‌: ने भी इस आग्रह को : 
स्वीकार कर लिंया भरें वें एक पर्ण' कुटिया-में।खड़ेःहोकर , ध्यानावस्थितःहो: 
गये | 


” कुटियाएं घास-फूससे: निर्मित , थीं:औरः: सभी सापसों की ' अलग अलग 
कुटियाएं:थीं । वर्षा:का प्रारम्भ भलो प्रकार नहीं हो पाया था और घास भी. 
नहीं :उय पाईं थी। अतः गायेंःक्ाश्रम में घुसकर इन कुटियाओं की घास,चर 
लिया करती थीं । अन्य: तापस तो“गायों' को भगाक्वर अपनी * क्ुटियाओं की : 
रक्षा कर लिया करते थे किन्तु ध्यानमग्त रहने वाले महावीर को इतना अवब- 
काशसकहां ? बे तोः वैसे भी ममत्व से परे हो- गये थे । ये ग्रन्य तापस' 'अपनी 
कुटिया के साथ साथ महावीर को कुटिया:की 'रक्षा भी कर लिया करते|थे १ 


एक अवसर पर जक-सभी:तापस-आश्रम से-बाहर - कहीं गये हुए थे, तो 
गायों ने-पीछे से- सभी कुछ चोपट कर-दिया-। जब तापस-लौटकर आश्र म- में5 
आये और -आश्रम-की दुर्देशा देखी तो- बहुत दुःखी ' हुएं। वे भगवाद्‌- पर भी: 
क्रोधित हुए कि वे इतनी भी चिता नहीं रख-सके-॥ तापस; क्रोध-+ में- आकर: 
भगवान्‌ की कुटिया की ओर चले। वहां उन्होंने जो देखा तो अचम्भित रह 
गये। उनकी कुटिया: की सारी घासःभी:गायें चरन्‍्गई थीं।औरे वेंअमी भी 
ध्यान-में लीन/ज्यों.के /त्यों खड़े थे। -इस:घोर और :अठल तपस्पा के कारण 
तापसों के-मन में ईर्ष्या-कीः ज़्वाला-प्रज्जवलित : हो;ढी ।-तापसीं- ने कुल्रपति' 


विश्वज्योति भगवाभ्‌ महावीरस्वामी : १८७ - 


की सेवा में उपस्थित होकर महावीर के विरूद्ध प्रलाप किया -कि वे प्रपनी . 
कूटिया तक की रक्षा नहीं कर पाये । 


कुलपति हुइज्जतं ने यह सुनकर आश्चये व्यक्त किया और: महावीर से : 

कहा कि तुम कैसेःराजकुमार हो ? राजपुत्र तो सम्पूर्ण मातृभूमि की रक्षा के: 
लिये सदेव -तत्पर रहते-हैं, अपने प्राणों की वाजी भी लगा देते-हैं और एक तुम्त . 
हो कि अपनी कुटिया की भी रक्षा नहीं कर पाये.। पक्षी-भी तो अपने - घोंसलों - 
की रक्षा का-दायित्वःसतवधानी के साथ पूरा करते हैं । भगवान्‌ महावीर ने-. 
आक्षिप का कोई प्रतिकार नहीं किया, वे सर्वथा मौन ही रहे। किन्तु उनका मन 
झ्रवश्य ही सक्रिय हो गया । वे विचार करने लगे कि ये लोग मेरी श्रवेस्था और 
भनोवृत्तियों से अपरिंचित हैं। मेरे लिये क्या कुटिया और क्या राजभवन ? यर्दि- 
मुझे कुटिया के लिये ही मोह रखना होता तो 'राजप्रासाद ही क्‍यों ' छोड़तार' 
उन्होंने अनुभव किया कि' इस' आश्रम में साधना की अपेक्षा साधनों का अधिक 
महत्व माना जाता है, जो राग उत्पस्त करता है। अतः उन्होंने! निश्चय कर 
लिया कि ऐसे वेराग्य-बाधक स्थल पर मैं नहीं रहूंगा । वे अपने -निश्चयामुस्तार 
आश्रम का त्याग कर विहार कर गये | इसी समय भगवान्‌ महावीर ने पांच 
प्रतिज्ञाएँ घारण की जो आज' भी एकं सच्चे साधक के लिंये आदशे हैं--- 

(१) अप्रीतिकारक स्थान में नहीं रहंगा। 

(२) सदा श्यान में ही रहूंगा । | 

(३) मौन रखूंगा। किसी ,से नहीं :बोलूंगा । 

(४). हाथममें ही भोजन करूगा। औरः .,. : 

( ५) शहस्थों का कभी विनंय-नहीं करूगा,।१ : 


१. . इस. प्रसंग के विस्तृत विवरण हेतु देखें - 

(१) व्रिषष्टि०,- १०३ ; 
(२), आवश्यक-चुणि; - २६६-२७१ ह 
(३) भगवान्‌ महावीर :.एक अनु०, पृ० र२द५ से ३०० 

... (४)-चोबीस तीर्थंकर : .एक-परये०, पृ०-१४३-१४४- 
(५) ऐति. काल, के -तीन तीर्थंकर; पु० ररद्दे-२३१. ..... + /#.... 
(६) तीर्थंकर महावीर, पु० ६५-६७ ह 
(७); तोर्थकर:चरित्न; भांग ३ पु० १४५३-५४ ह 
“ (८) भगवान्‌ महावीर का आददःजीवनःपु०:पश३ल्‍श४:.. 


८ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


यक्ष का उपद्रव 


घविचरणशोल साधक भगवान्‌ महावीर अस्थिक ग्राम में पहुंचे । ग्राप्र के 
पास ही एक प्राचीन और ध्वस्त मंदिर था, जिसमें यक्ष बाधा बनी रहती हैं-- 
इस आशय की सूचना महावीर को भी प्राप्तः हो गंथी । ग्रामवासियों ने यह 
सूचता देते हुए अनुरोध किया क्रि वे वहां विश्ञाम न करें । भें वह 
मन्दिर सुंनसाने और बहुत ही डरावना था। संत्रि में कोई भी यहां ढंहंरता 
नहीं था, यदि कोई दुस्साहस कर बठता तो वह जीवित नहीं रह पाता था । 


भगवान्‌ ने तो साधना के लिये सुरक्षित स्थान चुनने का ब्रत धारण किया 
था। मन में सर्वथा निभीक ही थे । अ्रतः उन्होंने उसी मंदिर को अपना 
साधना-स्थल बनाया । वे वहां खड़े होकर ध्यानस्थ. हो गये । .ऐसे .निंडर, 
साहसी, ब्रवपालक श्रौर श्रटल निशचयी थे---भगवान्‌ महावीर । वह भादवा-. 
सुदी ५,का दिन था। 


_ रात्रि के घोर अन्धकांर में अत्यन्त भीषण अदृटहास उस मंदिर में गूंजने 
लगा । भयानकता समस्त वातावरण में छा गयी, किन्तु भगवान्‌ मंहावीर 
निश्चल ध्यानमग्न ही रहे | यक्ष को अपने पराक्रम की यह उपेक्षा गसह्य 
लगी । वह क्रुद्ध हो उठा और विकराल हाथी, हिस्प्र सिह, विशालकाय दैत्य, 
भयंकर विषधर आदि विविध रूप धारण कर भगवान्‌ को श्रातंकित करने के 
प्रयास करता रहा । अनेक प्रकार से भगवान्‌ को उसने: असह्य, घोर कंष्ट 
पहुंचाये । साधना में मटल महावीर रंचमात्र भी विचलित नहीं हुए । वे 
झपनी साधना में तो क्या विध्न पड़ने देते, उन्होंने आह-कराह तक नहीं की । 


जब सर्वाधिक प्रयत्व करके और अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करके भी 
यक्ष झूलपाणि भगवान्‌ को किसी प्रकार कोई हानि नहीं पहुंचा सका, तो वह 
पराजित होकर लज्जा का अनुभव करने लगा | वंह विचार करने लगा कि 
यह कोई साधारण व्यक्तिं नहां है---निशचय ही .महामानंवं है । यह धारणा 
बनते ही वह अपनी समस्त हिसावृत्ति का त्याग कर भगवान्‌ के चरणों में 
नमन करने लगा और अपने अपराध के लिये क्षमा मांगी 


भगवान्‌ ने समाधि खोली-। उनके नेत्नों से स्तेह और करूणा ठपक रही 
थी | यक्ष को प्रतिबोध दिया- जिससे उप्तके भ्रन्तरचक्षु .खुल गये, मन कू। भय 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावीरस्वामी : १८६ 


मिट गया, क्रोध शान्त हो गया । यक्ष के प्रतिबोधित होते ही हजारों लाखों 
लोगों की विपत्तियां स्वतः हो! समाप्त हो गई । 


तापस हुइज्जतं के आश्रम में चातुर्मासार्थ केवल पन्द्रह दिन ही रह सके 
फिर पैंतीस दिन स्थाव नहीं मिल सकने के कारण परयूंपण (एक स्थान पर 
अच्छी प्रकार रह सकना) किया नहीं । अन्ततः भगवान्‌ को भादवा सुद ५ को 
अस्थिकग्राम में शुल-पाणि यक्ष का यक्षायतन मिला जहां पर ७० विन का 

वर्षा वास किया । यही ७० दिन का जघन्य पर्यूषण माना गया है । 
- ॥&, 


चण्डकौशिक को प्रतिबोध 


यह प्रसंग हिंसा पर'आहसा की विजय का प्रतोक है। एक बार भगवान्‌ 
को कनकखल से श्वेताम्वी पहुंचना था । जिसके लिये दो मार्ग थे । एक भार्गे 
लम्बा होते हुए सुरक्षित था और सामान्यतः उसी का उपयोग किया जाता था। 
दूसरा मार्ग यद्यपि लघु था तथापि बड़ा भयंकर था इस कारण इस समागे से 
कोई भी यात्रा नहीं करता था । इस मार्ग में एक घना वन था, जिप्तमें एक-- 
भतिभयंक्रर विषधर चण्डकौशिक सामक नाग का निवास था जो दृष्टिविष 
सर्प था । यह मात्र अपनी दृष्टि डाल कर ही जीवों को डस लिया करता था। 
इस नाग के विष की विकरालता के विषय में यह प्रसिद्ध था कि उसकी 
फूफकार मात्र से उस वन के समस्त जीव जन्‍्तु तो मर ही गये हैं, वरन्‌ समस्त 
वनस्पति भी जल गई है। इससे इस प्रचण्ड ताग का अत्यधिक आतंक था । 


भगवान्‌ ने स्वेताम्वी जाने के लिये इसी छोटे भयंकर मार्ग का छुनाव 
किया | कवकखलवासियों ने भगवान्‌ को उस भयंकर विपत्ति से अवगत 
कराया और इस मार्ग से न जाने का सविनय अनुरोध भी किया किन्तु 
भगवान्‌ का निदचय तो अठल था । वे इसी मार्ग पर निर्भीकतापूर्वेक बढ़ गये । 
भयंकर विप को मानो अमृत का प्रवाह परास्त करते के लिये सोत्साह बढ़ 
रहा हो । 


भगवान्‌ सीधे जाकर चण्डकौशिक की बांबी के समीप ही खड़े होकर 
ध्यानमस्त हो गये । कष्ट और संकट को निमंत्रित करते का और कोई अन्य 
उदाहरण इसकी समानता नहीं कर सकता ? घोर विष को अमृत बता देने की 
शुभाकांक्षा ही भगवान्‌ की अन्त:्रेरणा थी जिसके कारण इस भगयप्रद स्थल 
पर भी वे अविचलित रूप से ध्यानमग्त बने रहे । 


अपने भयातक विंध से वातावरण को दूषित करता हुआ चण्डकीशिक 
भूगर्भ से वाहर तिकल आया और अपने प्रतिद्ृंद्दी मानव को देखकर वह हिंसा के 


विश्वज्योति भगवान्‌ -महावीरस्वामी : १६१ 


प्रबल भाव से भरे गया [मेरी प्रचण्डता से यह भयभीत नहीं :हुआ और मेरे 
निवास स्थान पर हो झ्राकर खड़ा हो गया । यह देखकर ताग बौखला “गया 
और उसने अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ भगवान्‌ के चरण पर दंशाघात किया । 
इस कराल प्रहार से भी भगवान्‌ की साधना में कोई व्याघात नहीं आया। 
अपनी, इस प्रथम पराजय-से:वह तिलमिला.उठा। नाग ने देखा कि “रक्त के 
स्थान पर भगवान्‌ के शरीर से दूध के समान श्वेत मधुर धारा बह: रही * है। 
इस पराभव ने सर्प के आत्मबल को ढह्मा दिय्रा | वह निर्बेल और निस्तेज सिद्ध 
हो रहा था। यह विष पर अमृत की अनुपम विजय थी। ह 


चण्डकौशिक ने भगवातत्‌ की सौम्य मुद्रा देखी उस पर ईहां अपाय लगाते 
ही उसे जाति स्मरण ज्ञान हो आया, उसको वोध॑ प्राप्त हो गया । वह अपने 
किये कंमे के लिये पश्चाताप करने लगा ! भगवान्‌ को प्रचण्ड तपस्था और 
निशछल, विमल करूणा के आगे उसका पाषाण हृदय भी पिघल..कर पानी बन 
गया ।: उसने शुद्ध मन- से संकल्प किया कि अब किसी को भी - नहीं सताऊंगा 
और: आज से मृत्युपयेन्त कभी कोई आहार -ही अहरा करूंगा । 


कुछ लोग भंगवाद्‌ पर चण्डकौशिक की'लीला देखने के लिये ' इधर ' उधर 
दूर खड़े थे किन्तु भगवान्‌ पर सर्प का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा देखकर वे 
घीरे धीरे पास आये और भगवान्‌ के अन्ौकिक प्रभाव को देख कर अचंभित 
हो गये । चण्डकौशिक की इस घटना के पश्चात्‌ भगवान्‌ विहार कर गये | 
सर्य बिल में मुंह डालकर पड़ गया। लोगों ते कंकर मार भार कर उसको 
चलित चित्त बनाने का प्रयास किया पर“ताग* बिता 'हिले:डुले -ज्यों-का स्यों 
पड़ा रहा। उसका भ्रचण्ड क्रोध क्षमा के रूप मेप्वदल चुका था । नाग के इस 
बदले हुए जीवन को देख व सुनकर आबाल वृद्ध नरतारी 'उसकी--अर्चो पूजा 
करने लगे । कोई उसे दूध शकर चढ़ाता तो कोई कुंकुम “का टीका लगाता । 
इस तरह मिठास के कारण थोड़े ही समय में बहुत सी चौंटियां आ आकर 
नाग के शरीर से चिपट गई और काटने लगीं,:पर नागः उस असझ्य + पीड़ा /को 
भी समभाव से सहन करता. रहा-। नइस अकार शुभ भावों “में आयु पूर्ण कर 


१६२ : जन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


उमप्तने अष्टम स्वर्ग की प्राप्ति की । भगवान्‌ के पदार्पण. से उसका उद्धार 
हो“गया ।१ 


नौका-रोहंण 


चण्डकौशिक का उद्धार कर भगवान्‌ विहार करते हुए उत्तर - वाचाला 
पधारे | वहां उनका नाग सेन के यहाँ पन्द्रह दिन के उपवास, का परमान्न से 
पारणा हुआ । फिर वहाँ से विहार कर भगवान्‌ इवेताम्बिका नगरी पधारे। 
वहां के राजा प्रदेशी ने भगवान्‌ का खुब भावभीना सत्कार किया । 


इवेतास्विका से विहार कर भगवान्‌ सुरक्षिपुर की ओर चले। बीच में 
गंगा नदी बह रही थी । अतः गंगा-पार करने के लिये भगवान्‌ - महावीर को 
नौका. में बैठना पड़ा । ज्यों ही नौका चली त्यों ही दाहिनी शोर से उल्लू के 
शब्द सुनाई दिये । उतकी सुनकर नौका पर .सवार खेमिलनिमितज्ञ ने कहा- 
“बड़ा संकट आने वाला है, किन्तु इस महापुरुष के प्रवल पुण्य से हम सब 
बच जायेंगे ।” थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही आंधी के प्रवंल भोंकों में पड़कर नौका 
भंवर में पड़ गई । कहा जाता है कि त्िपृष्ट के भव में महावीर मे जिंस सिंह 
को मारा था उसी के जीव ने बैर-भाव के कारंण सुदंष्ट्र देव के रूप से गंगा में 
महावीर के नौकारोहण के बाद तूफान उत्पन्त किया | समस्त यात्री घबरा 
-उठे- किन्तु भगवान महावीर निर्भय.थे ! अन्त में भगवानु-की कृपा से आंधी 
- एकी और नाव गंगा के किनारे लगी। कम्बल और शम्बल भामक नागकुमारों 
ने इस उपसर्ग के. मिवारण में भगवान्‌ की सेवा की ।९ 


(१) १. किषष्टि, १०३ ४ ४... »., 
7 २. आब० चुूरि प्रथम भाग, पृ० २७९ 
'३. आब० निय्रु०,-जा०-४६७ -- - 
- ४.-ऐति० काल के तोन सीर्थकर, पु० २३४ से २३८- . 
४. सीर्थकर महावीर, पु०. ७३ से. ७७ 
६. चोबीस तोर्थंकर : एक पर्य०, पृ० १४५-१४६ 


(२) १. ऐति० काल के तोन तीर्थंकर, पृ० २३८ : 
पा ..चूथि, पूर्देभाग पु०:२८०-२८१- 


४९ 


विश्वज्योति भगवात महावीरस्वामीः १६३ 


गोशालक प्रसंग 


गोशालक भगवात्र्‌ महावीर का शिष्य था। उसके सम्प्रदाय का उल्लेख 
आ्ाजीवकमत के-नाम से आज भी कहीं -कहीं शास्त्रों में पाया जाता है। वोद्ध 
पिटकों में भी उसका उल्लेख है । 


गोशालक का जीवन अत्यन्त विलक्षण था, किन्तु जितना घिलक्षण था 
उतना ही उच्छु खब भी था । उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था । भगवान्‌ 
महावीर से उसे ज्ञान प्राप्ति हुईं। आजीवक सम्प्रदाय की स्थापना में उसके 
जीवन का विकास हुआ । लेकिन उसकी बुद्धि ने पलटा खाया और अरिहंत 
देव से उसने वाद-विवाद कर पराजय का मुख देखा । अन्त में उसने क्षमा- 
याचना को, तत्पश्चात्‌ उसका देहान्त हो गया, यही गोशालक का रेखा चित्र 


है। 


जैन शास्त्रों के अनुसार उसको भगवान्‌ महावीर से श्राध्यात्मिक ज्ञान 
की विरासत मिल्ली थी। यहां तक कि उच्च विद्याएं भी उसने भगगाव्‌ की 
कृपा से प्राप्त की थी। जिनमें तेजोलेश्या जैसी लब्धियां भी हैं लेकिन उसकेी 
उदृण्डवृत्ति और उच्छु खलता ने उसको आजीवक सम्प्रदाय बनाने के चक्कर 


में डाला और उसने केवल नियति को मुख्य सिद्धान्त बनाकर सम्प्रदाय की 
स्थापना की १ 


उस समय तो, गोशालक का वर्चस्व-एवं अभाव इतना था कि सम्प्रदाय 

चल निकला । लेकिन उसकी मृत्यु के उपरान्त उसका प्रभाव कम हो गया । 
उसका जोवन सुन्दर होते हुए भी शालोनताहीन था, श्रतः महावीर ने उसे 
अपने सुशिष्य के स्थान पर कुशिष्य रूप में स्वीकार किया है । 


गोशालक ओर महावीर का वर्णन भगवती सूत्र में बहुत विस्तार से क्या 
गया है। उसको तेजोलेश्या-से दो साधुओं का भस्म हो जाना और भगवान्‌ के 
दाह न होना भी शास्त्र में वणित है ।१ 


गो-शालक दृषित मनोधृत्ति का तो था ही। स्वयं चोरी करके भगवान्‌ की 
ओर संकेत कर देने तक में उसे कोई संकोच नहीं 'होता था। करुणा सिंधु 


१. जैन धर्म :.मुनिश्चुशीलकुमार पृ० बेर 


१८४ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास - 


भगवान्‌ महावीर पर भला इसंका क्या प्रभावं होता ? उनके चित्त में ग्रोशा- 
लक के प्रति कोई दुविचार भी कभी नहीं आया । भगवान्‌ वन में विहाररत 
थे, गोशालक' भी उतका अनुसरण कर रहा था। उसने वहां एक तपस्वी के 
प्रति दुविनीत व्यवहार किया और कुपित होकर उसने गोशालक पर तेजोलेश्या 
का प्रहार कर दिया। प्राणों के भय से वह भगवान्‌ से रक्षा की प्रार्थना करने 
लगा । करुणा की प्रतिमूति भगवान्‌ ने शीतलेश्या के प्रभाव से उस तेजोलेश्या 
को शान्त कर दिया । अब तो गोशालक तेजोलेश्या की विधि बताने के लिये 
भगवान्‌ से बारम्बार अनुनय विन्य करने लगा और भगवान्‌ ने उस पर कृपा 
कर दी । संहार साधन पाकर उसने भगवान्‌ का आश्रय त्याग दिया और 
तेजोलेश्या की साधना में लग गया । कालान्तर में उसने तेजोलेश्या का प्रयोग 
भगवान्‌ पर ही किया किन्तु अंततः वह ही समाप्त हुआ ।१ 


कटपूतना का उपद्रव 


भगवान्‌ महावीर ग्रामक-सन्निवेश से विहार कर शालीशीर्ष के रमणीय 
उद्यान में पधारे । माघ मास का सनसनाता समीर प्रवहमान था। साधारण 
मनुष्य घरों में वस्त्र ओढ़कर भी कांप रहे थे, किन्तु उस ठण्डी रात में भी 
भगवान्‌ वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ खड़े थे । उस समय कटपूतना नामक व्यन्तरी 
देवी वहां आई | भगवान्‌ को घ्यानावस्था में देखकर उसका पूर्व बैर उदबुद्ध 
हो गया। वह परित्नाजिका का रूप बनाकर मेघधारा की तरह जटाओं से भीषरा 
जल बरसाने लगी और भगवान्‌ के कोमल स्कंघों पर खड़ी होकर तेज हवा 
करने लगी । बर्फ-सा शीतल जल और तेज पवन तलवार के प्रहार से भी 
अधिक तीक्षण प्रतीत हो रहा था, तथापि भगवान अपने उत्कट ध्यान से विच- 
लित नहीं हुए 


उस समय समभावों की उच्च श्रेणी पर चढ़ने से भगवान्‌ को विशिष्ट 
अ्रवधिज्ञान (लोकावधि ज्ञान) की उपलब्धि हुई। परीपह सहन करने की 
अमित तितिक्षा एवं समता को देखकर कटपूतना चकित थी, विस्मित थी। 


-(१) १. चौबीस तीर्थंकर : एक पर्य ०, प्रृ० १५० 
... २. एऐंति० काल के तीन तीर्थ॑क्वर, पु० २३६-२४३ 
« भगवान्‌ महावीर : एक अनु०, पृ० -३१८ से:३२४ 


नए 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावी रस्वामी : १६५ 


भगवाघ के भैये के समक्ष वह पराजित होकर चरणों में कुक गई झौर अपने 
क्षराध के लिये क्षणायाचना करने लगी ।१ 


संगमदेव के उपसर्ग 


भगवाद्‌ महावीर की अपूर्व एकाग्रता, कष्ट सहिष्णुता को देखकर देव- 
राज इन्द्र ने भरी सभा में गदगद्‌ स्वर में भ्रगवाद््‌ को चन्दन करते हुए कहा 
कि प्रभो! आपका धैर्य, आपका साहस, आपका ध्यान अनूठा है। मानव तो 
क्या, शक्तिशाली देव औौर देत्य भी आपको इस साधना से विचलित नहीं कर 
सकते । इन्द्र की इस भावता का अनुमोदत सम्पूर्ण सभा ने किया किन्तु संगम 
तामक एक देव को यह बात हुदय से स्वीकार नहीं हुईं । उसे अपनी दिव्य 


शर्वित पर बड़ा गर्व था । उसने इसका विरोध किया और भगवान्‌ को अपनी 
साधना से विचलित करने की रष्टि से देवेद्ध का बचत लेकर उस स्थाम पर 


पहुंचा जहां भगवान्‌ घ्यानलीन थे । उसने आते ही उपसर्गों का जाल विद्या 
दिया । एक के बाद एक विपत्तियों का चक्र चलाया। जितना अधिक कष्ट 
बह दे सकता था वह प्रभु को दिया । तन के रोम रोम में पीड़ा उत्पन्त की, 
किन्तु भगवान्‌ जब प्रत्तिकूल उपसर्गों से बिल्कुल भी प्रकम्पित नहीं हुए तब 
उसने अनुकूल उपस प्रारम्भ किये । प्रयोभन और विपयवासना के मोहक 
रुएय उपस्थित किये | गगत सण्डल से तरूण सुन्दरियां उतरी, हावभाव और 
कटाक्ष करती हुई भगवान्‌ से क्षमायाचना करने लगी, पर महावीर तो निष्भ्र- 
कम्प थे, पाषाण-प्रतिमा की भांति उन पर किसी प्रकार का कोई प्रश्ञाव नहीं 


हुआ । वे सुमेर की भांति ध्यान में अडिग रहे । संगम देव ने एक रात्रि में 
बीस विकट उपसर्ग किये, वे इस प्रकार है:- 


१. प्रलयंकारी घूल की वर्षा की । 


२. वज़मुखी चींटियां उत्पत्त की, जिन्होंने काट काटकर महावीर के शरीर 
को खोखला कर दिया ) 


३. डांस और मच्छर छोड़े जो प्रभु के शरीर का खून पीने लगे । 
(१) १. चौदीस तीर्थकर एक पर्ये० पु० १५० 


२. ऐंति० काल के तीन तीर्य॑कर पु० २३६ से २४३ 
३. भगवान्‌ महावीर : एफ लनु० पृ० २१८ से १२८ 


पद९ 


9. 
श 
६ 


७. 


छ, 


दै- 


११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५५ 


१६. 
१७. 
१८. 
१४. 


: जैन धर्मे का संक्षिप्त इतिहास 


दीमक उत्पन्त की जो शरीर को काटने लगी4 डे कु 


विच्छुओं द्वारा डंक लगवाये । 

नेवले उत्पन्न किये जो भगवान्‌ के.मांसखण्ड को छिनन भिन्‍न करने लगे। 
भीमकाय सर्प उत्पन्न कर प्रभु को उन सर्पों से कटवाया | 

चूहे उत्पन्त किये जो शरीर में काट काटकर ऊपर पेशाव कर जाते । 


१०. हाथी और हथिनी प्रकट कर सूंडों से भगवान्‌ के शरीर को उछल- 
वाया और उनके दांतों से प्रभु पर प्रह्मर करवाये । 


पिशाच बनकर भगवान्‌ को डराया धमकाया और बर्छी -मारने लगा । 
बाघ बनकर भगवाव्‌ के शरीर का नखों से विदारण किया । 

सिद्धार्थ और त्रिशला का रूप बनाकर करुणाविलाप करते दिखाया । 
भगवान्‌ के पैरों के बीच आग जलाकर भोजन पकाने का प्रयास किया । 


चाण्डाल का रूप बनाकर भगवान के शरीर पर पक्षियों के पिंजर लटकाये 
जो चौंचों और नखों से प्रहार करने लगे । 


आंधी का रुप खड़ा कर कई बार गअभु के शरीर को उठाया । 
कलंकलिका वायु उत्पन्त कर उससे भगवान्‌ को चक्र की भांति घुमाया-। 
कालचक्र चलाया जिससे भगवान्‌ घुटनों तक जमीन में धंस गये । ह 
देवरूप से विमान में बैठकर आया ओऔर-बोला-- कहो तुमको स्वर्ग चाहिये 


. या अपवर्ग (मोक्ष) ? झ्रौर 


२०. 


एक अप्सरा को लाकर भगवान्‌ के सम्मुख प्रस्तुत किया किन्तु उसके राग- 
पूर्ण हावभाव से भी भगवान्‌ विचलित नहों हुए । 


बीस भयंकर उपसगे देने पर भी उनका मुख कुन्दन की भांति चमक रहा 


था । मानो मध्याह्न का सूर्य हो । 


प्रश्त /किया जा सकता है कि संगर्म ने विविध रुप बनाकर भगवान्‌ महावीर 


के शरीर को जजंरित और घावयुक्त बना दिया, वे समस्त घाव किस प्रकार 


मिट 


गये ? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि तीर्थंकर के शरीर में एक 


विशिष्ट प्रकार की संरोहण शक्ति होती है, जिसंसे उनके शरीर के घाव बहुत 
शीघ्र ठीक हो जाते हैं । 


हा 


विश्वण्योति भगवान्‌ महावीरस्वामी : १६७ 


साुतभर के इस भयंकर उपसर्गों से भरी जब भगवान्‌ अविचलित रहे तो 
संगम कुछ और उपाय सोचते लगा । भगवाभ्‌ महावीर ने भी ध्यान पू्णे कर 
बालुका' की भोर विहार किया | भगवान्‌ की मेरुतुल्य घीरता और सागरवत्‌ 
गम्भी रता को देखकर संगम लज्जित हुआ | उसने पांच सौ चोरों को मार्ग में 
खड़ा करके भगवान्‌ को भयभीत करना चाहा । 'बालुका' से भगवात्र 'सुयोग', 
'मुच्छेता', 'मलभ” और हस्तिशीप' आदि प्रामों में जहां भी पधारे चहां संगम 
अपने उपद्रवो स्वभाव का परिचय देता रहा। 


एक बार भगवान्‌ तोसलिगांव के उद्यान में ध्यानस्थ विराजमान थे, त्तव संगम 
साधुवेष बनाकर गांव के घरों में सेंध लगाने लगा। लोगों ने चोर समझकर 
जब उसको पकड़ा और पीटा तो वह बोला कि मुझे क्यों पीटते हो । मैंने तो 
गुरु की आज्ञा का पालन किया है| यदि तुम्हें श्रलली चोर को पकड़ना है 
तो उद्यान में जाओ, जहां मेरे गुरु कपट रुप में ध्यान किये खड़े हैं और उन्हें 
पकड़ो ।. उसकी बात से प्रभावित होकर तत्काल लोग उद्यान में पहुंचे और 
ध्यान में लीन महावीर को पकड़कर रस्सियों से जकड़कर गांव की शोर ले 
जाने लगे । उस समय 'महाभूतिल! नामक ऐन्द्रजालिक ने भगवान्‌ को पहुचान 
लिया क्योंकि उसने पहले कूंडग्राम में महावीर को देखा । अतः उसने लोगों को 
वास्तविकता से अ्रवगत कराकर भगवःत्त्‌ को छुडाया। ऐन्द्रजालिक की बात 
पर.लोगों ने भगवान्‌ से क्षमा याचता की और भूठ बोलकर भगवान्‌ को चोर 


कहने वाले संग्रम को लोग खोजने लगे लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला । 
इस पर लोगों ने समझा कि यह कोई देवकृत उपर है । 


इसके उपरांत भगवान्‌ 'मोसलिग्राम' पधारे। संगम ने वहां भी उन पर 
चोरी का झारोप लगाया। भगवान्‌ को पकड़ कर राज्य सभा में ले जाया 
गया ।-वहां सुमागध' तामक प्रात्ताशिकारी,- जो राजा-पसिद्धार्थ का मित्र. था,. 
से महावीर को पहचान कर छुड़ाया । संगम यहां भी लोगों की पकड़ में नहीं 
आया और भाग गया । भगवान्‌ पुन: लौटकर 'तोसलि' आये और गांव के बाहर 
धघ्यातावस्थित हो गये। संगम ते यहां भी चोरी करके बहुत बड़ी भाजा में 
शस्त्रास्त्र भगवान्‌ के पास, इस दृष्टि से रखे कि महावीर फंस जावे। वह 
अन्यत्र जाकर सेंघ लगाने लगा। जब वह पकड़ा गया तो उसने भगवान का 
नाम बताकर उन्हें पकड़वा दिया। शस्त्र देखकर अधिकारियों ते य्न्हें नामी. 
चोर समझा ओर फांसी की सजा सुना दी'। भगवान्‌ को फांसी के-तख्ते पर 


१६८ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


चढ़ाकर ज्योंही उनकी गर्दव में फांसी का फन्‍दा डाला और नीचे से तख्ता 
हृठाया त्योंही गले में पड़ा फंदा ढूट गया । फिर फंदा लगाया किन्तु वह भी 
टूट गया । इस प्रकार सात बार फंदा टूटा ! इस पर दर्शक और अधिफारीगण 
अचंभित रह गये । अधिकारियों ने मगवान्‌ की महापुरुष समभकर मुक्त कर 
दिया । यहां से भगवान्‌ सिद्धार्थपुर पधारे। वहां भी संगम ने महावीर पर 


चोरी का आरोप लगाकर पकड़वाया किन्तु कौशिक नामक एक भश्व व्यापारी 
ते भगवान को पहचानकर मुक्त करवाया । 


वहां से भगवान्‌ अजगांव पधारे । वहां उस दिन कोई महोत्सव था । शर्ते: 
समस्त घरों में खीर पकाई गई थी। भगवान्‌ भिक्षा के लिये पधारे तो संग्रम 
ते सर्वत्र 'अनेषणा” १ कर दी। भगवान्‌ इसे संगमकृत उपसगे समझकर लोट भाये 
और ग्राम के बाहर ध्यान में लीन हो गये । े 


इस प्रकार लगातार छः मास तक अग्रणित कष्ट देने पर भी जब संगम 
ने देखा कि महावीर अपनी साधना से विचलित नहीं हुए बल्कि वे पूर्ववर्त्‌ ही. 
विशुद्ध भाव से जीवमात्र का हित सोच रहे हैं तो परीक्षा करने का. उत्तका 
धैय॑ टूट गया, वह हताश हो गया । पराजित होकर वह भगवाभ्‌ की सेवा में 
उपस्थित हुआ और बोला-- “भगवन्‌ ! देवेद्ध ने आपके विषय में जो प्रशंसा 
की है, वह सत्य है। प्रभो ! मेरे अपराध क्षमा करो । वास्तव में आपको 
प्रतिज्ञा सच्ची और आप उसके पारगामी हैं। श्रव जाप भिक्षा के लिये जायें, 
किसो प्रकार का उपसर्ग नहीं होगा ।” 


संगम की बात सुनकर भगवान्‌ बोले-- “संगम [ मैं इच्छा से ही तप या 
भिक्षा ग्रहण करता हूं । मुझे किसी के आश्वासन की अपेक्षा नहीं है। ” दुसरे 
दिन छह मास की तपस्या पूर्णकर भगवान्‌ उसी ज्राम में भिक्षार्थ पधारे और 
'वस्सपालक' चुढ़िया के यहां परमान्न से पारणा किया । दान की महिमा से 
वहां पर पंच-दिव्य प्रकट हुए। यह भगवान्‌ की दीघंकालीन उपसर्ग सहित 
तपस्या थी ।९ ह ः 


१. एषणा समिति के दोषों से सहित ; 

२. (१) ऐति. काल,के तीन तीर्थंकर, पृ. २५२ से २५५. 
(२) भगवान्‌ महावीर : एक अनु., पृ. ३३१ से .३४० 

: (३) आांब. चू; पू- ३११, ३१२, ३१३ ' 


विश्वज्योति भगवाध महावीरस्वामी ; १६४ 


चमरेन्द्र द्वरा शरण ग्रहण 


वेशालों का वर्षावास पूए कर भगवान महावीर सुंसुमारपुर पधारे। उस 
समय शकेन्द्र के भय से भयभीत हुआ चमरेर्द्र भगवाद्‌ के चरणों में आया 
और शरण ग्रहण की, इस सम्पूर्ण प्रसंग से भगवान्‌ ने गौतम स्वामी को परि- 
चित करवाया है । विवरण निम्तानुसार है ।१ 


असुरराज चमरेन्द्र पूर्वभव में पुरण' नामक एक बाल त्पस्वी था । वह 
छुट्ठ का तप करता और पाररो के दिन काष्ठ के चतुष्पुठ-पात्र में पक्‍िक्षा 
लावा । प्रथम पुट की भिक्षा पथिकों को प्रदयन करता । द्वितीय पुट की पिक्षा 
पक्षियों को चुगाता, तृतीय पुठ की भिक्षा जलचरों को देता और चतुर्थ पुट की 
भिक्षा समभाव से स्वयं ग्रहण करता | इस प्रकार उससे वारह वर्ष तक घोर 


तप किया और एक मास के अनशन के बाद आयु पूर्ण कर वसरचंचा 
राजधानी में इन्द्र बना ।' 


इन्द्र बनते ही उसने अवधिज्नान से अपने अपर सौधमवितंसक विमानन में 
शक्र तामक सिंहासन पर शकेन्द्र को दिव्य भोग भोगते हुए देखा । उसने मन 
में विचार किया, यह मृत्यु को चाहने वाला, अशुभ लक्षणों वाला, लज्जा भौर 
शोभा रहित अंधेरी चतुदेशी को जन्म लेने बाला, हीन प्रुष्य कोन है ? मैं 
उसकी शोभा को नष्ठ कर दू' । पर मुभमें इतनी शक्ति कहां है । वह 
असुरराज सुंसुमारपुर नगर के चिकटवर्ती उपवन में अशोक वृक्ष के नीचे जहां 
भगवान्‌ महावीर छद्मस्थावस्था के बारहयें वर्ष में ध्यानस्थ खड़े थे, वहां 
आया । उसने भगवान्‌ महावीर की शरण ग्रहण करके शकेद्ध जौर उनके देवों 
को वास देने के लिये विराट व विद्ूप शरीर की. विकुवंसा की और सीधा 
सुधर्मा-सभा के द्वार पर पहुंच कर डराने धमकाने लगा | शकेद्ध ने भी क्रोध करके 
अपना चज्ञायुद्ध ऊपरी ओर फेंका ) आग की चितगारियां डालते हुए वज् को 
देखकर चमरेन्द्र जिस मार्ग से आया था, उसी सागे से पु: लौट गया । शकेन्द्र 
ने अवधिज्ञान से देखा तो विदित हुआ कि यह श्रमण भगवान्‌ महावीर की 
१: विस्तृत विवरण के लिये देखें : (१). भगवान्‌ महावीर : एक - अतु,, पृ. . 
र४२-३४४ (२) आाबव. चू., ३१६, 


३ (३) महावीर चरि., गुणचंद्र पृ. २३४- 
ई हा कर महावीर, पृ. १०८-१११ (५) भगदतोशतक ३॥२ छू. 
ैरेण्रे लय ले 


२०० : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


शरण लेकर आया है और पुतः वहीं भागा जा रहा .है । कहीं यह व 
भगवान्‌ को कष्ट न दे । भ्रतः वह श्षीत्र ही व लेने के लिये दौड़ा । चमरेन्‍्द्र 
ने अपना सूक्ष्म रूप बनाया और भगवान्‌ के चरणों में आकर छिप गया । व 
महावीर के निकट तकः पहुंचने से पूर्व ही इन्द्र द्वारा पकड़ लिया गया भौर 
चमरेन्द्र को भगवान्‌ का शरणागत होने के कारण क्षमा कर दिया । 


असुरराज सौधम सभा में कभी जाते नहीं, किन्तु अनन्त काल के बाद 
अरिहंत महावीर की शरण लेकर गये जिसे जैन साहित्य में आइचये मात्रा 
गया है। 


वाले द्वारा कानों में कील 


भगवान्‌ महावीर जंभिय गम से छम्मारि। गरम पंधारे और गांव के 
बाहर कायोत्सर्ग मुद्रा में अवस्थित हुए । एक ग्वाला आया भौर पहां अपने 
चैलों को छोड़ गया । जब वह वापस आया तो बैल चहां नहीं थे । भगवान्‌ को 
तो'बैलों के वहां होने शोर न होने की किसी भी स्थिति का ध्याव नहीं था। 
ध्यानस्थ भगवान्‌ से ग्वाले ने वैलों के विपय में प्रश्न किये, किन्तु भगवान्‌ ने 
कोई उत्तर नहीं दिया । वे तो ध्यानमग्न थे । क्रोधान्य होकर ग्वाला कहने 
लगा कि इस साधु को कुछ सुनाई नहीं देता, इसके कान व्यर्थ हैं । इन्हें भाज 
बन्द किये देता हूं और उसने भगवाद्‌ के दीनों कानों में लकड़ी की कीलें ढूंस 
दीं. ।१ कितनी घोर: यातना थी ? भगवान्‌ को कैसा दारुण कष्ट हुआ होगा 7 
किन्तु वे सर्वथा धीर बने रहे । उनका घ्याव तनिक भी नहीं डोला । ध्यान को 
पूत्ति पर जब भगवान्‌ भिक्षार्थ मध्यमा नगरी में सिद्धाथे वशिक के यहां पहुंचे 
तो वणिक के वैद्य खरक ने इन कीलों को कान से- बाहर निकाला.। 


कहा जाता. है कि जब भगवाज के कानों में से कीलें निकाली. गई उस- 
समय उस अदतीब बेदना से भगवान्‌ के मृह से एक चीख मिकल पड़ी जिससे सारा 
उद्यान और देवकुल संग्रमित होयया | वैद्य ने शीक्ष ही' संरोहण ओऔपषधि से 


१, आव० नि० ४०७ 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावीरस्वामी : २०१ 


रत को बन्द कर दिया और घाव पर लगा दी। प्रभु को नमन व क्षमायाचना 
कर वैद्य और वर्णिक बपने स्थान पर चले जाये ।१ 


घोर अभिग्रह 


सेढ़िया ग्राम से भगवान्‌ महावीर कौशाम्बी पधारे और पोष कृष्णा 
प्रतिपदा के दिन उन्होंने एक विकट १३ बोलों का अभिग्रह घारण किया, यथा:- 


(१) आहार पानी किसी राजकन्या से ग्रहण करना । 

(२) वह राजकन्या बिकी हुई होना चाहिये । 

(३) उसके पैरों में बेड़ियां पड़ी हों । 

(४) उसके हाथों में हथकड़ियां पड़ी हों । 

(५) उसका सिर मुंडा हुआ होना चाहिये । 

(६). कांछड़ा लगा हुआ हो । 

(७) वह राजकन्या तीन दिन की तपर्चर्या से मुक्त हो । 

(८) जिसके हाथों में उड़द के बाकुले हों । 

(६) बहराते समय वे वाकुले एक सूप में भरे हुए होने चाहिए । 
(१०). वह राजकन्या उस सूप को लिये घर की देहलोी में होनी चाहिये । 
(११) उसका एक पैर देहली के भीतर होना चाहिये । 


(१२) उसका दूसरा- पैर देहली के बाहर होना चाहिये । 
(१३) उस समय उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हों । 


१. (१) आव० चूणि, ३२२ 
(२) महावीर चरियं, (नेमिचंद्र) १३४३-१३५१ 
(३) महावीर चरिय॑ (गुणचंद्र) ७॥२४८-२४६ 
(४) चउपन्न महा० चरिये २६८-२६६ ः 
(५) त्रिषष्टि०ण, १०४१६२७-६४६, इस घटना का घिवरण भगवान 


महावीर पर लिखो गई वर्तमान अनेक पुस्तकों में विस्तार से 
सिलता है । 


२०२ ; जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


यदि ऐसी अवस्था में वह नृप कन्या अपने भोजन में से मुझे भिक्षा दे, ती 
मैं आहार कहूगा अन्यथा निराहार ही रहेगा । यह अभिग्रह करके भगवान्‌ 
विचरण करते रहे । श्रद्धालु जन विविध प्रकार के खाद्य पदार्थों की भेंट सहित 
भगवान्‌ की सेवा में उपस्थित होते किन्तु वे उन्हें अभिग्रह के प्रतिकुल होने से 
अस्वीकार कर आगे चल देते थे । इस प्रकार पांच माह पच्चीस दिन का समय 
निराहार ही व्यतीत हो गया । भगवान्‌ का यह अभिग्रह चन्दनबाला से भिक्षा 
ग्रहण करने से पूर्ण हुआ और भगवान्‌ ने आहार ग्रहण किया । 


चन्दनवाला चम्पा नरेश दध्षिवाहत की पुत्री थी । कौशाम्बी के राजा 
शतानीक ने चम्पा पर आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया था और विजयी 
सेनिक लूट के माल के साथ रानी और राजकुमारी को भी उठा लाये 
थे। मार्ग में रथ से कुद कर माता ने तो शआात्मघात कर लिया. किन्तु 
सेनिकों ते चन्दना को कौशाम्बी लाकर तीलाम कर दिया । सेठ 
धनावह उसे खरीद कर घर ले आया । सेठ धनावह का चन्दना पर अत्यधिक 
पविन्न स्नेह था, किल्तु उसकी पत्नी के मन में उत्पन्न होने वाली शंकाओं ने 
उसे चन्दना के प्रति ईष्यालु बना दिया था। सेठानी ने चन्दता का सुन्दर केश 
कलाप कटवा दिया । उसके हाथ -पैरों में हथकड़ी ओर बेड़ी डाल दी भोर 
उसे तहखाने में डाल दिया । धनावह को तीन दिच बाद चन्दना की इस दु्देशा 
का पता लगा और तो उसके हृदय में करूणा उसड़ पड़ी । वह तुरन्त घर गया 
और उसने पाया कि समस्त खाद्य सामग्री ताले में बन्द है । अतः उसने कुछ 
दिनों के सूखे पड़े हुए बाकुले चन्दना को एक सूप में रखकर खाने को दिये । 


चन्दना भोजन करने के लिये वह सूप लेकर बैठी ही थी कि श्रमण भगवान्‌ 
महावीर का उस भार्ग से आगमन हुआ । भगवान्‌ को भेंट करने की कामता 
उसके मन में भी प्रवल हो उठी । भगवान्‌ महावीर ने तेरह बोलों का अभिग्रह 
किया था जिसमें यहां बारह बातें मिल गई किन्तु रूदत और अश्नु न होने से 
भगवान्‌ लौट गये । भगवान्‌ को लौटते देख चल्दना का घैंये दुट गया और वह 
रोने लग गई। भगवान्‌ ने जब चन्दनवाला को रोते हुए देखा और श्रपने 
श्रभिग्नह की समस्त शर्ते पूरी होती दिखाई दीं तो पुतः वापस लौटे । भगवान्‌ 
के लौटने से चन्दनतवाला को अपूर्व आनन्द हुआ और आसश्यान्तरिक हेभाव 
अत्यन्त ' कोमलता के साथ उसके मुखमण्डल पर प्रतिविम्वित हो -गया । उसने 
श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ भगंवान्‌ से आहार स्वीकार करने का निवेदन 
किया | भगवान्‌ का अभिग्नह पूर्ण हो रहा था। भगवान्‌ ने अपना कर-पात्र 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावीरस्वामी : १०३ 


चस्दना के सामसे किया । अश्रु भीनी आंखों से श्र हर्पातिरेक से चन्दनबाला 
ने भगवान्‌ महावीर को उड़द के सूखे बाकुले बहराये | भगवान्‌ महावीर ने 
चहां पारणा किया। आकाश में आहोदानं की देव दुंदुभि वज उठी | पांच 

दिव्य प्रकट हुए । साढ़े बारह करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की वृष्टि हुई। चंदनबाला 
का सौन्दर्य भी अतिशय निखर उठा । उसकी लोह श*शंखलाएँ स्वर आभूषणों 
में परिवर्तित हो गई । उसके मन में एक जागृति भी आयी । विगत कष्ट और 
अपमानपूर्णो जीवत का स्मरण कर उसके मन में वराग्य के भाव जागृत हो 


गये । यही चन्दना आगे चलकर भगवान्‌ महावीर की शिष्य मण्डली में एक 
प्रमुख साध्वी हुई ।१ 


संयोग : 


यह एक आश्चर्यजनक संयोग है कि भगवान्‌ का प्रथम उपसग्े भी एक 


खाले से श्रारम्म हुआ था ओर अंतिम उपसगे भी एक ग्वाले के द्वारा ही उप- 
स्थित किया गया । 


भगवान्‌ के साधन्ाकाल में अनेक उपसर्ग आये किन्तु वे उपसर्गों में शान्त 
रहे, कभी भी उन्होंने रोष श्रौर द्वेष नहीं किया, विरोधियों के प्रति भी उनके 
हृदय में स्नेह का सागर उमड़ता रहा। वर्षा में, सर्दी में, धप में, छाया में 
भांधी और तूफात में भी उनका साधनादीप जगमगाता रहा। देव, दानव 
और पश्षुओं के द्वारा भीषण कष्ठ देने पर भी अदीनशाव से, शअ्रव्यधित मन 
से, अम्लान चित्त से, - मन, वचन और काया को वश में रखते हुए सब कुछ 


सहन किया । वे वीर सेनानी की भांति निरन्तर आगे बढ़ते रहे, कप्ी पीछे 
कदम नहीं रखा ।९ 


(१) १. चौबीस तीर्थंकर : एक पर्य., पु. १४४८-४४ 
२. तोर्थंकर महावीर : पृष्ठ ११५१ से १२१ 
३. भगवान्‌ महावीर : एक अनुः, पृ. ३६१ से ३६५ 
- भगवान्‌ भहावीर का आदर्श जोवन, प्‌. एए८ 
२. (१) भगवान महावीर : एक अनु., पृ. ३७६ 
(२) भाचारांग, २१५३७, १६३१३ 


२०४ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


तपश्चरण ; 


आ्राचार्य भद्रवाहु के अनुसार श्रमण भगवान्‌ महावीर का तपः कर्म अन्य 
तेईस तीर्थंकरों की अपेक्षा अधिक उम्र और अधिक कठोर था ।९ यद्यपि उनका 
साधवाकाल बहुत लम्बा नहीं था, पर उपसर्गो की शंखला ज्वालामुखी की 
मीपषण ज्वालाओं की भांति एक के बाद एक उछालें मार मारकर संतप्त करती 
रही + उनके द्वारा आचरित तपः साधना की तालिका इस प्रकार है ९ 


छह मासिक तप-१ १८० दिन का 

पांच दिन कम छहूं मासिक तप-२ १७५ दिन का 
चातुर्मासिक तप-८ १२० दिन का एक तप 
तीन मासिक तप-२ ६० दिन का एक तप 
सार्धद्धि मासिक तप-२ ७५ दिन का एक तप 

दिमासिक तप-६ ६० दित्त का एक तप 

साथ मासिक तप-२ ४५ दिन का एक तप 

मासिक तप-१२ ३० दिन का एक तप 

पाक्षिक तप-७२ १५ दिन का एक तप 
भद्रप्रतिमा-१२ २ दिन का एक तप 

महँभद्ग प्रतिमा-१ ४ दिनः का एक तप 

सर्वतोभद्र प्रतिमा-१ दश दिन का एक तप 

सोलह दिन का तप-१ 

अष्टम भक्त तप-१२ ३ दिन का एक तप 

पष्ट भक्त तप-+२२६ दो दिन का एक तप' 


इसके अतिरिक्त दसम-भकक्‍त (चार दिन का उपवास) आदि अन्य तपश्च* 
या भी कीं। प्रभु की तपश्चर्या निजेल होती थीं और उसमें ध्यान योग की 
विशिष्ट प्रक्रियाएँ भी चलती रहती थीं ॥3 


१. आध, नियुक्ति, २६२ 

२. तीर्थंकर महायीर, पृ. १२८ 

३. (१) तीर्थंकर महावोर, पृ: १२८ 
(२) भाव. निर्यु. ४१६ 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावी रस्वामी : २०५ 


कुल मिलाकर भगवान्‌ महावीर ने भ्रपने साधक जीवन में ४५१५ दिनों 


में केवल ३४६ दिन आहार ग्रहण किया तथा ४१६६ दिन निर्जल तपश्चरण 
किया ॥१ 


भगवान्‌ के दस-स्वप्न 


विभिल क्षेत्रों में विचरण करते अनुपम ज्ञान, अनुपमदर्शन, अनुपम संयम, 
अनुपम निर्दोष वसति, अनुपम विहार, अनुपम वीयें, अनुपत्त सरलता, अनुपम 
मुदुता, अपरिग्रह भाव, अनुपम क्षमा, अनुपम अलोभ, अनुपम ऋणजुता, अनुपम 
प्रसन्‍्तता, अनुपम सत्य, तप आदि सदगरुणों से आत्मा को भावित करते हुए 
भगवान्‌ महावीर को साढ़े बारह वर्ष पुूणो हो गये । भगवान्‌ महावीर पावा से 
चल कर जंभिय ग्राम के निकठ, ऋजुबालका नदी के किनारे जीर्ण उद्यान के 


पास श्यामाक नामक गाथापतति के क्षेत् में सघन शाल-वृक्ष के नीचे गोदोहिका 
आसन से प्रभु आतापना ले रहे थे ।९ 


वेशाख शुक्ला दशमी की रात्रि, जो कि भगवान्‌ महावीर के छद॒मस्थकाल 
की अंतिम रात्रि थी, में केवल दो घडी के लिये द्रव्यनींद की फ्रपषक उन्हें लग 
गईं। उसी भूपक में भगवान्‌ ने दश स्वप्त देखे 48 यथा : 


१. एक महा भयंकर जाज्वल्यमान ताड जितने लम्बे पिशाच को देखा, पराजित 
किया ।' हे 


२. एक श्वेत पंखों वाले महापुंस्कोकिल को देखा 4 

३. एक विचित्र रंग के पंखों वाले महापुंस्कोकिल को देखा । 

४. 'रत्नजड़ित दो बड़ी मालाओं को देखा । 

५. श्वेत गायों के एक समूह को देखा । 

६. कमल के फूलों से आच्छादित एक महान पद्मसरोवर को देखा । 


१. भगवान्‌ महावीर : एक अनु., पू. ३२७२ 
२. भगवान्‌ महावीर : एक अनु., पृ. ३७३ 


३. भगवान्‌ महावीर का आदशे जीवन, पु. र४३ 


२०६ ; जौन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


७. एक सहस्न्न तरंगी महासागर को अपनी भुजाओ्ों से तैरकर पार करते हुए 
देखा । 


८. एक महान तेजस्वी सूर्य को देखा । 


- मानुपेत्तर पवेत को बेड्यमणिवर्ण वाली अपनी आंतों से परिवेष्टित देखा। 
१०. महान मेरू पर्वत की चूलिका पर स्वयं को सिहासनस्थ देखा 


दस स्वप्नों का फल 


१. निकट भविष्य में भगवान्‌ महावीर मोहनीय कर्मों को समूल नष्ट 
करेंगे। 


शीघ्र ही भगवान्‌ शुक्ल ध्यान के अंतिम चरण में पहुंचेंगे । 

- भगवान्‌ विविध ज्ञान रूप श्रृत की देशना करेंगे । ह 

« भगवात्‌ दो प्रकार के धर्म साधु-धर्म और श्रावक-धममं का कथन करेंगे। 
भगवान्‌ चतुविध संघ की स्थापना करेंगे । 

- चार प्रकार के देव भगवान्‌ की सेवा करेंगे। 

« भगवान्‌ संसार सागर को पार करेंगे । 

- भगवान्‌ केवलज्ञान प्राप्त करेंगे 

- भगवान्‌ की कीति समस्त मनुष्य लोक में फैलेगी । 

- भगवान्‌ सिहासनारूढ़ होकर लोक में धर्मोपदेश करेंगे ।१ 


+ 


डी7 ज &छ #ऋ# ज>द “०८6६ ७छ ० 


न्ॉफकि 
हि 


केवलज्ञान की प्राप्ति 


येशाख शुक्ला दशमी के दिन का अंतिम प्रहर था । उस समय भगवान्‌ 
को छट्‌ठ भक्त की निजेला तपस्या चल रही थी । आत्म मंथन चरमसीमसा 
पर पहुंच रहा था, क्षपक श्रेणी का आरोहण कर, शुक्ल घ्यान के द्वितीय 
चरण में सर्वप्रथम मोहनीय कम का क्षय हुआ फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण 
ओर अन्त राय कर्मों का क्षय हुआ, इस प्रकार इन चार घाती कर्मों का क्षय 
किया और उत्तर फाल्युनी नक्षत्न के योग में केवलज्ञान केवलदर्शन प्रकट हुआ । 
भगवान्‌ अब जिन और अरिहंत हो गये । सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गये। 


१. स्थानांग सूत्र - सुतिश्ची कशला० कप्तल, पु० ११०० से ११०३. . 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावीरस्वामी : २०७ 


भगवान्‌ महावीर को कंवल्य प्राप्त होते ही एक बार अपूर्व प्रकाश से सारा 
संसार जगमगा उठा | दिशायें शान्त एवं विशुद्ध हो गई थीं, मनद मनन्‍्द सुखकर 
पवन चलने लगी, देवताओं के आसन चलित हुए और वे दिव्य देव *दुंदुरभि का 
गंभीर घोष करते हुए भगवान्‌ का कंवल्य महोत्सव मनाने पृथ्वी पर आये ।१ 


प्रथम देशना : 


देवताओं ने सुन्दर और विराट समवसरण की रचना की | तीर्थंकर नाम 
कर्म की निजेरा देशना देने से ही होती है । इसलिये देशता के निप्फल जाने 
की बात को जानते हुए भी उन्होंने जीतव्यवहार, कत्तंव्यपालन के लिये देशना 
दी | वहां मनुष्यों की उपस्थिति नहीं होने से किसी ने विरति रूप चारित्र- 
धर्म स्वीकार नहीं किया । तीर्थंकर का उपदेश व्यर्थे नहीं जाता किन्तु भगवान्‌ 
महावीर की प्रथम देशना का परिणाम विरति-ग्रहण की दृष्टि से शुन्य रहा 
जो कि अभूतपूर्व होते के कारण आश्चर्य माना गया है ।९ 


पावा में समवसरण : 


भगवान्‌ विहार करते हुए मध्यमापावा पधारे। वहां भ्रार्य सोमिल द्वारा 
एक विराट यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था जिसमें अनेक उच्चकोटि के 
चिद्वान आमंत्रित थे । भगवान्‌ ने वहां के विहार को बड़े लाभ का कारण 
समझा | जब जंभिय गांव से आप पावापुरी पधारे तब देवों ने अद्योक वृक्ष आदि 
महाप्रतिहायों से प्रभु की महती महिमा की । देवों द्वारा एक भव्य और विराद्‌ 
समवसरण की रचना की गई | चहां देव-दासव और मानवों आदि की विशाल 
सभा में भगवान्‌ उच्च सिहासत पर विराजमान हुए | मेघ-सम गम्भीर ध्वति 
में भगवान्‌ महावीर ने अधेमागघी भाषा में देशना प्रारम्भ की । भव्य भक्‍तों 
के मनमयूर इस अलोकिक उपदेश को सुतकर आत्मविभोर हो उडे । यहीं 
पर इन्द्रभूति गौतम तथा दस अन्य पंडित आये और अपनी शंकाओं का 
समाधान पाकर शिष्य मण्डलो सहित दीक्षित हो गये । भगवान्‌ ते उनको 


१. भगवान्‌ महावीर : एक अनु०, पूृ० ३७४ 

२. (१) ऐत्तिहासिक काल फे तीन तीर्थंकर प० २६२ 
(२) स्थानांग, सु० ७७७ है 
(३) निषष्टि०ण, (१०१४॥१० 


२०८.: जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


“उप्पस्ने इवा, विगमे इवा, धुवे इवा” इस प्रकार त्रिपदी का ज्ञान :दिया। 
हसी -त्रिपदी से इन्द्रभूति आदि विद्वानों ने द्वादशांग और दृष्टिवाद के अन्तर्गत 
चौदह पूर्व की रचना की और वे गणधर कहलाये । 


महावीर की वीतरागमयी वाणी सुनकर एक ही दिन में इन्द्रभूति श्रादि 
चार हजार चार सौ शिष्य हुए | प्रथम पांचों के पांच पांच सौ, छट्ठे सातवें के 
साढ़े तीन तीत सौ और शैष अंतिम चार पंडितों के तीन तीन सौ छात्र थे । 
इस प्रकार कुल मिलाकर चार हजार चार सौ हुए । भगवान्‌ के धर्म संघ में 
राजकुमारी चंदनवाला प्रथम साध्वी वनी । शंख, शतक आदि ने श्रावक धर्म 
ओर सुलसा आदि ने श्राविका धर्म स्वीकार किया । इस प्रकार मध्यम पावा- 
पुरी का वह 'महांसेनववत” और वेशाख शुक्ला एकादशी का दिन धन्य -हो गया 
“जब भगवान्‌ महावीर ने श्रुतधर्म और चारित्र-धर्म की शिक्षा देकर साधु 
साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप चंतुविध संघ की स्थापना की और स्वयं भाव 
तीर्थंकर कहलाये ।१ 


धर्म संघ : 
... साधना की इष्टि से भगवान्‌ महावीर 'के धर्म संघ में तीन प्रकार के 
साधक थे :- 


१. प्रत्येक बुद्ध - जो प्रारम्भ से ही संघीय मर्यादा से मुक्त रहकर साधना 
करते रहते 

“२. स्थविरकल्पी- जो संघीय मर्यादा एवं अनुशासन “में रहकर साधना 
क्रते 


३, जिनकल्‍पी - जो विशिष्ट साधना पद्धति अपनाकर संघीय मर्यादा से 
मुक्त होकर तपश्चरण गादि करते । 


१. १. ऐतिहासिक काल के तीन तीर्थंकर, पु० २६३ से २६६ 
२. चउप्प० भहा० च० पृ० २८५ से -३०३ 
३. महावीर चरित्र, (नेमिचन्द्र रचित) १५६४ 
४, समवायांग, पृ० ५७ - 
५. भगवान्‌ सहावीर : एक अनु०, पु० ३७६ से डेप... 


विश्वज्योंति मंगवान्‌ महावीरंस्वामी : २०४ 


प्रत्येक बुद्ध एवं जिनकल्पी स्वतंत्र विहारी होते थे इसलिए उनके लिए 
किसी अनुशासक की अपेक्षा ही नहीं थी । स्थविरकल्पी संघ में रहकर एक 


पद्धति के शअनुसार एक व्यवस्था के अनुसार जीवन-यापन करते थे। अतः 
उनके लिए सात विभिन्‍न पदों की व्यवस्था भी थी '- 


१. श्राचायें (आचार की विधि सिखाने वाले) 


उपाध्याय (श्रूत का अभ्यास कराने वाले) 


;! 


३. स्थविर (वय, दीक्षा एवं श्रुव से अधिक अनुभवी) 

४. अवत्तेंक (आज्ञा अनुशासन की प्रवृत्ति कराने वाले) 
५. गणी (गण की व्यवस्था का संचालन करने वाले) 
६ 


» गणधर (गण का सम्पूणों उत्तरदायी) 


गणांबच्छेदक (संघ की संग्रह-निग्नरह श्रांदि व्यवस्था के विशेषज्ञ) 


ये संघीय जीवन में शिक्षा, साधना, आचार मर्यादा, सेवा, 'धर्मे-प्रचार 
विहार आदि विभिन्‍न व्यवस्थाओं को संभालते थे । आश्चर्य की बात तो यह 
है कि इतनी सुन्दर और विशाल संघीय व्यवस्था का मूल आधार अनुशासन 
ओर वह भी स्वप्रेस्ति आत्मानुशासन अर्थात्‌ स्व-अनुशासन था 4 संघ की इस 
प्रकार की समाचारी भें एक समाचारी है--इच्छाकार । इसे हम इच्छायोग 


कह सकते हैं । कोई श्रमण से कुछ सेवा लेते या आदेश देते तो उसके पू्े 
कहते---“आपकी इच्छा हो तो यह कार्य करें ॥/ 


सेवा करने वाला या आदेश का पालन करने वाला श्रमण भी यह नहीं 
सममभता कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है किन्तु प्रसन्‍्तता और आत्मीय ' भाव 


के साथ वह रहता, “इच्छांमि ण॑ भंते । “भंत्ते ! मैं 'आपकी सेवा करना चाहता 
हल ) कई ४5 


अनुशासन के नाम पर व्यक्ति की इच्छा, भावना या स्वतन्त्रता की हत्या 
चहां नहीं होती थी 4 तभी तो हम भगवान्‌ महावीर के धर्म संघ को आघध्या- 


त्मिक अनुशासन का (आत्मानुशासन) का एक विकसित और सर्वोत्करष्ट 
आदश मान सकते हैं । 


:२१० : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


भगवान्‌ महावीर ने गणतंत्रीय पद्धति पर विशाल धर्म संघ की स्थापना 
. करके उस युग में एक विस्मपजनक उदाहरण प्रस्तुत किया-था। लोगों की 
झामधघारणा थी कि जैसे सिंह वन में अकेला स्वेच्छापूर्वक घुमा करता है, वैसे 
। ही साधक अकेले स्वेच्छया श्रमणशील होते हैं । सिंहों का समह नहीं होता 
साधकों का संघ नहीं होता । वैदिक परम्परा के हजारों तापस संन्यासी उस 
समय विद्यमान थे किन्तु किसी ने संघ की विधिवत्‌ स्थापना की हो, ऐसा 
उल्लेख नहीं मिलवा। यहां तक कि तीर्थंकर पाश्वेचाथ की परम्परा के भी 
अनेक श्रमण विविध समहों में इधर उधर जनपदों में विचरते थे और उनका 
भी कोई एक व्यवस्थित संघ नहीं था । इस दृष्टि से भगवान महावीर द्वारा 
धर्म संघ की स्थापना भाम जनता की दृष्टि में एक अनोखी और नवीन घटना 
थी । उतकी विनय-प्रधान श्रौर आत्मानुशासन की आधार भूमि. लोगों में 
और भी आदचर्य उत्पत्त करती थी । उस धर्म संघ में जब स्थ्िियों को भी 
पुरुषों के समान स्थान, सम्मान और ज्ञान का अधिकार मिला, तो संभवतः 
युग-चेतना में एक नई क्रांति मच गई होगी । झ्रार्या -चच्दनवाला के नेतृत्व में 
जब अनेक राज-रानियां, राजकुमारियां और सदुगृहणियां दीक्षित होकर 
' आत्मसाधना के कठोर मार्ग पर अग्नसर होने. लगी तों चारों ओर सहज ही 
“एक नया वातावरण बना, .नारी जाति में ही नहीं, किन्तु,पुरूष वर्ग में भी 
भगवान्‌ महावीर के इस' समता-मर्लेक शासन की ओर आकर्षण बढ़ा, आत्म- 
साघन की भावना प्रखर होने लगी ओर व॑ इस ओर खिचें-खिचे आने लगे । 


धर्म संघ की स्थापना कर भगवान्‌ महावीर ने . सर्वप्रथम राजगृह “की 
शोर प्रस्थान किया ।१ 


धम ब्रचार 


केवली बनकर-भगवान््‌ महावीर ने आत्म-कल्याण से ही संतोष तलहीं कर 
लिया न ही धर्माचुशासन व्यवस्था निर्घारित कर वे पीठाध्यक्ष बनकर विश्राम 
करते रहे ! परमानन्द का जो मार्ग उन्हें प्राप्त हो गया था, अब उनका लक्ष्य 
तो उसके अचार कर सॉमोन्य ज॑ंन को आत्म-कंल्यांसों को लाभ पहुंचाना था 
“अतः भगवान्‌ महावीर ने अंपनो शेष जीवेन घधर्मोपदेश में व्यतीत करते 'हुए 


१. तीयेंकर महावीर, पृ० १४३-४४ 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावी रस्वामी : २११ 


जनता का मार्गदर्शव करने में बिताया । लगभग तीस वर्षो तक उन्होंने गांव- 
गांव और नगर-तगर विचरण किया और असंख्य लोगों को प्रतिबोध दिया। 


भगवान्‌ महावीरस्वामी क्रान्तदर्शी थे । उन्हें देशकाल की परिस्थितियों 
का सूक्ष्म ज्ञान था। उन्होंने अनुभव किया कि तत्कालीन ध्मेक्षेत्र विभिन्‍न 
मत-मतान्तरों में बंदा हुआ है और परस्पर कलह ग्रस्त भी है। मे विभिन्‍न 
वर्ग 'अतिवाद! के भयंकर रोग से भी ग्रस्त हैं। ऐसी स्थिति में भगवान ने 
अनेकान्तवाद का प्रचार किया | उनके उपदेशों में समन्वय का भाव होता था 
कोई भी वस्तु न एकान्त नित्य होती है और न ही एकान्त अतित्य। स्वर 
एक पदार्थ का नित्य रूप है, विभिन्‍न आसूषरों के निर्माण द्वारा उसका वल- 
याकार इत्यादि परिवर्तित होता रहता है, तथापि मूलतः तो भीतर से वह स्वर्ण 
ही रहता है। आत्मा, पुदगल आदि की भी यही स्थिति रहती है। मूलतः 
अपने एक ही स्वरूप का निर्वाह करते हुए भी उनके वाह्य स्वरूप में कतिपय 
परिवतेन होते रहते हैं। मात्र इसी कारण एकान्तवादी होकर पारस्परिक 
विरोध रखना अनुचित है | उतका कहना था कि परम्परा और नवीन में से 
किसी का भी अंधानुकरण व्यर्थ है। उनका आदर सत्य के प्रति था। उनका 
यह भी कहना था कि जिसे हम सत्य और उचित माने उसी का व्यवहार 


करना चाहिए। भगवान्‌ के इन सिद्धांतों से लोगों में एकता के भाव जाग्रत 
होने लगे और लोग परस्पर समीप आने लगे । 


! भगवान्‌ महावीर के उपदेज्ञों में अहहिसा एवं अपरियग्रह भी मुख्य तत्व थे। 
सभी धर्मों में हिसा का निषेध कर अहिसा का प्रतिपादन किया गया है फिर भी 
उस समय यज्ञ के नाम पर पद्युबलि की प्रथा प्रचलित थी जो व्यापक हिसा 
का ही रूप थी । भगवान्‌ महावीर ने इस हिसा को दुःख देने वाली बताया 
उनकी अहिंसा का रूप व्यापक था ॥ वे मानव, पशु-पक्षी ही नहीं, वनस्पति 
तक्‌ को कष्ट पहुंचाने में हिसा मानते थे । इसीलिए उन्होंने अहिसा को परम- 
धर्में की संज्ञा दी | उनका कहना था कि जब हम किसी को प्राण-दातर नहीं 
दे सकते तो किसी के प्राणों का हरण करने का हमें क्या अधिकार है ? दया, 
क्षमा, करूणा आदि के महत्व को प्रतिपादित करते हुए हिंसा का जितना 


व्यापक विरोध भगवान्‌ महावीर ने किया था वह मानव इतिहास में अभूतपूर्व 
है, भद्वितीय है 


२१२ : जैन धर्म का संक्षिप्त इत्तिहास 


मनुष्य की संग्रहवृत्ति और लोभ का विरोध करने के लिए भगवान्‌ महा- 
वीर ने अपरियग्रह सिद्धांत का प्रतिपादन किया ॥ संग्रहवृत्ति और लोभी प्रवृत्ति 
ने ही समाज में वर्ग-विषमता और दैन्य की उत्पत्ति की है। भगवान्‌ ने 
इच्छाओं, लालसाओं और काकांक्षाओं के परिसीमन का प्रभावशाली उपदेश 
दिया और आवश्यकता से अधिक सामग्री के त्याग की प्रेरणा दी । भगवान्‌ 
के उपदेश का दीन-हीनों पर यह प्रभाव भी हुआ कि वे श्रमशील और कमे- 
निष्ठ बनने लगे । इससे एक अद्भुत साम्य समाज में स्थापित होने लगा था # 


भगवान्‌ महावीर ने अपने युग में प्रचलित भाग्यवाद का भी खुलकर 
विरोध किया । उस समय सामान्यतः: लोग ऐसा मानते थे कि ईश्वर जिसे 
जिस स्थिति में रखना चाहता है वह दैसा ही बना रहता है । ईश्वर की इस 
व्यवस्था में मनुष्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता । मनुष्य तो भाग्य के श्रधीन 
है, वह जैसा चाहे वैसा स्वयं को नहीं बना सकता । भगवान्‌ महावीर ने इस भ्रांत 
धारणा का विरोध कर वास्तविकता से जनसामान्य को परिचित करवाया । 
सुख और दुःख वाली परिस्थितियां तो मनुष्य के पूर्वेजन्म में किये कर्मों का 
प्रतिफल हैं। अपने लिए भावी सुख की नींव मनुष्य स्वयं रख सकता है भर 
शुभ कर्म करता उसका साधन है । मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता 


है। 


भगवान्‌ महावीर का कर्सवाद यह सिद्धांत भी रखता है कि किसी की 
श्रेष्ठता का निश्चय उसके वंश से नहीं श्रपितु उसके कर्मों से ही होता है । 
कर्मो से ही कोई महान था उच्च हो सकता है और कर्मोंसेःही नीच या 
पतित ॥ इस प्रकार भगवान्‌ ने जातिवाद पर आधारित भूठे जहं को निर्मूल 
कर सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा की । गे 


- ... भगवान्‌ बहुधा यह शिक्षा भी दिया करते थे कि नैतिकता, सदाचार और 
सदभाव हो किसी मनुष्य को मानव कहलाने का अधिकारी बनाते हैं । धर्मेशून्य 
मनुष्य प्राणी तो होगा किन्तु मानवोचित सदगुणों के अभाव में उसे मानव नहीं 
कहा जा सकता । ; 


अपने इन्हीं कतिपय सिद्धांतों का प्रचार कर भगवांन्‌ ने धर्म को संकुचित 


परिधि-से मुक्त कर उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से सम्बद्ध कर दिया ॥ श्रेष्ठ 
जीवनादर्शों का समुच्चय ही घमम के रूप में उनके द्वारा स्वीकृत छुआ .। भगवान्‌ 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावीरस्वामी : २१६ 


के सदुपदेशों का व्यापक और गहरा प्रभाव हुआ । परिणामत:ः जहां मनुष्य को 
आत्म-कल्याण का मार्ग मिला, वहीं समाज भी प्रगतिशील और स्वच्छ हुआ । 
स्त्रियों के लिये भी आत्मोत्कर्ष के मार्ग को भगवाद््‌ ने प्रशस्त किया और उन्हें 
समान स्तर, पर प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार व्यक्ति और समग्र दोनों की भग- 
वान्‌ की- प्रतिभा व ज्ञात: गरिमा से लाभान्वित होने का सुग्रोग मिला । अपने 
सर्व॑जन-हिताय और विश्व मानवता के दृष्टिकोण के कारण भगवान अपनी 
समग्र केवलीचर्या में सतत्‌ म्रमणशोल ही बने रहे और अधिकाधिक जन के 
कल्याण के लिये सच्चेष्ट रहे ।१ 


भगवान्‌ महावीर के केवलीचर्याकाल की. कुछ विशिष्ट घटनाओं का यहां: 
संक्षिप्त: परिचय भ्रस्तुत. किया जा. रहा है :- 


ऋषभदत्त और देवानन्दा को प्रतिबोध : 


ग्र/मानुग्राम विचरण करते हुए भगवान्‌ ब्राह्मणकुण्ड पहुंचे और पास के 
“बहुशालः चेत्य में विराजमान हुए । भगवान्‌ के आने की खबर सुनकर पण्डित 


ऋषभदत्त, देवानन्दा, ब्राह्मणी के साथ: वंदना को निकला और भगवान की 
सेंवा में पहुंचा । ; 


- भगवान्‌ को; देखते ही देवानंदा का मन पूर्वेस्नेह से भर आया। वह आनन्द 
मग्न एवं पुलकित हो: गई । उसके. स्तनों से: दूध की धारा निकल पड़ी ।. नेन्न 
हर्षाश्ु से डबडबा आये । गौतम के पूछने पर भगवान ने कहा-“यह मेरी माता 
है, पुत्र स्‍्तेह के कारण इसे रोमांच हो उठा है ।” भगवान की वाणीः सुनकर 
ऋषभदत्त ओर देवानन्दा ने भी प्रभु के पास. दीक्षा ग्रहण की और दोनों ने 


१. चोबीस तोर्थकर : एक पर्ये०, पृ० १११ से १५४ विस्तृत अ " हेतु 
साहित्य एवं तु भहावोर से संबंधित साहित्य:देखें साथ हो' 

१. भगवान्‌ सहावीर : एक अनुशोलन,. २. तीर्थंकर महावोर ३. ऐतिहासिक 
फाल के तीत तीर्थंकर ४. भगवान्‌ महावीर का आदर्श जीवन भू, तीर्थ- 
कर चरिति साग ३ का मो.अवलोकन कर. 


२१४ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


ग्यारह अंगों का अध्ययन किया एवं विचित्र प्रकार के तप, व्रतों से वर्षों तक 
संयम की साधना कर मुक्ति प्राप्त की ।१ 


भगवान्‌ महावीर के जामाता राजकुमार जामालिक और पुत्री प्रियदर्शना 
ने भी भगवान के चरणों में क्रमशः ४०० क्षत्रिय कुमारों तथा एक हजार स्त्रियों 
के साथ दीक्षा ग्रहर की ।९ यह भगवान की केवलीचर्या का दूसरा वर्ष था। 


मृगावती की प्रन्नज्या : 


यह घटना भगवान्‌ के केवलीचर्या काल के आठवें वर्ष की है! वर्षाकाल 
के परचात कुछ दिनों तक राजग्रह में विराजकर भगवान्‌ 'आलंभिया' नगरी में 
ऋषि भद्र पुत्र श्रावक के उत्कृष्ट व जधन्य देवायुष्य सम्बन्धी विचारों का सम- 
थंव करते हुए कौशाम्बी पधारे और भृगावती को संकटमुक्त किया। क्योंकि 
मृगावती के रूप लावण्य पर मुग्ध हो चण्डप्रद्योत उसे अपनी रानी बनाने के लिये 
कौशाम्बी के चारों ओर घेरा डाले हुए था। उदायन की लघुवय होने से उत समय 
चण्डप्रद्योत को भुलावे में डालकर राती भ्ृगावती ही राज्य का संचालन कर 
रही थी | भगवान्‌ के पधारने की वात सुनकर वह वन्दन करने गई और त्याग- 
विराभपूर्ण उपदेश सुनकर प्रव्नज्या लेने को उत्सुक हुई और बोली-'भगवन्‌ *' 
चण्डप्रद्योत की आज्ञा लेकर मैं श्रीचरणों में प्रवज्या लेना चाहती हूं ।” उससे: 
वहीं पर चण्डप्रयोत से जाकर अनुमति के लिये कहा । चण्डप्रद्योत भी सभा में 
लज्जावश मना नहीं कर सका और उसने अनुमति प्रदान कर सत्का रपुर्वेक मृगा* 
बती को भगवान्‌ की सेवा में प्रश्नज्या प्रदात करवा दी। भगवत्‌ कृपा से मृगा- 
व॒ती पर आया हुआ शील संकट सदा के लिये टल गया ॥3 


केवलीचर्या का तेरहवां वर्ष : 


'वर्षाकाल की समाप्ति के पश्चात्‌ भगवान चम्पा पधारे और वहां के वर्ण 
भद्र! उद्यान में विराजमान हुए । चम्पा में उस समय “कौणिक' का राज्य था। 


(१ ) १. ऐतिहासिक काल के तीन. तीर्थंकर, पृ० २६४ 
२. भगवत्तीशतक, ६।३३।३८०, 4॥६३८२ 
(२) १. भगवती. , &३३।३८४, 8३६ 
- र.त्रिषष्टिं, १णाषारेदे 6 
(३) (0) ऐति. काल के तोब तीर्य०, पृ० २७६, (7) आाव, सू., पृ. १ पृ. ६१ 


विध्वज्योति भगवान्‌ भहावीरस्वाभी-: २१४: 


भगवान्‌ के भागमन की वात सुनकर कौणिक वंदत करने गया । कौणिक ने भग- 
वान के कुशल समाचार जानने की बड़ी व्यवस्था कर रखी थी। अपने राज- 
पुरुषों द्वारा भगवान्‌ के विहार के समाचार. सुनकर ही वह प्रतिदिन भोजन 
करता था। भगवान्‌ ने कौणिक आदि उपस्थित जनों को धर्म देशना दी । देदाना 


से प्रभावित होकर अनेक ग्रृहस्थों ने मुनिधर्म स्वीकार किया । उनमें श्रेणिक के . 
निम्नलिखित दस पौत्र भी थे :- 


१. पद्म, २. महापद्म, ३. भद्र, ४. सुभद्र, ५. महाभद्र, ६. पदमसेन ७. पदुम- 
शुल्म, ८. नलिनी गुल्म, 5. आनन्द और १०. नच्दन ।१ इनके अतिरिक्त जिन- 
पालित आदि ने भी श्रमण धर्म भ्रंगीकार किया | यहीं पर.पालित जैसे बड़े . 
व्यापारी ने श्रावकधर्म स्वीकार किया था ।९, , 


भगवाद्‌ की रोग सुक्ति : 

'' जिस समय भगवान्‌ ' सालकोष्ठक चेत्य में विराज रहे थे, गोशालक द्वारा 
तेजोलेश्या के निर्मिच्त से भगवान्‌ के शरीर में असाता का उदय हुआ जिससे 
उनको दाह-जन्‍्य' अत्यन्त पीड़ा होने लगी । साथ ही रक्तातिसार की बाधा भी 
हो रही थी पर भगवान्‌ इस विकट वेदना में भी शांत भाव'से सब कुछ सहन 
करते रहे। मेढ़ियाग्राम की रेवती नामक महिला द्वारा बिजोरापाक नामक 
मोषधि प्रदात की गई जिसके सेवन करने से भगवान्‌ रोगमृक्त हुए ।3 . 


दशार्णभद्र को प्रतिबोध : 


चम्पा से विहार कर भगवान्‌ ने दशाणंपुर की ओर प्रस्थान किया । वहां 
का महाराजा भगवान्‌ का परभ्‌ भक्त था। उसने बड़ी ही घूमधाम से भगवान्‌, 
के वंदन की तैयारी की और चतुरंग सेना और राजपरिवार सहित सजघजकर ह 
वन्दन करने के लिये निकला | उसके मन में विचार आया कि भेरी तरह इतनी 
बड़ी ऋद्धि के साथ भगवान्‌ को वन्दत करने के लिये कोन आयेगा ? इतने में 
सहसा गगनमण्डल से उतरते हुए देवेन्द्र की ऋद्धि पर उसकी दृष्टि पड़ी तो उसका 


१. निरयायलिका, २ | 
२. ऐति. काल के तोन तीर्थंकर. पृ. २८१ 
३. भा०ग्श० १५ स० ५५७ 


२१६ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


गवे चूर चूर हो गया.। उसने अपने गौरव: की रक्षा के लिये भगवान्‌ के पास 
तत्काल ही दीक्षा ग्रहण कर ली और श्रमण संघ में स्थान प्राप्त कर लिया | 
देवेन्द्र जो उसके गवें कोः तष्ट करने के लिये अद्भुत ऋद्धि से, भाया. हुआ था, 
दश्शार्णभद्र के इस साहस को देखकर लज्जित हुआः और उनका अभिवादनः कर 
स्व लोकः की ओर चला गया।१ ' - 


शक्र द्वारा आयुवृद्धि की प्रार्थना : 


जब भगवान्‌ महावीर के परिनिर्वाण. का समय निकट आया तो शकेन्द्र का 
आसन' प्रकम्पित हुआ । वह देव-परिवार सहित वहां उपस्थित हुआ। उसने 
भगवान्‌ महावीर को नम्र'निवेदन करते हुए कहा-“भगवन्‌ ! आपके गरभ॑, जन्म, 
दीक्षा और केवलज्ञान में हस्तोत्तराःनक्षत्र था | इस समय उसमें भस्मग्रह संक़ांत' 
होने वाला है। वह ग्रह आपके जन्म नक्षत्र में आकर दो हजार वर्षों तक आपके 
जिन शासन के प्रभाव के उत्तरोत्तर विकास में: अत्यधिक बाधक होगा ॥ दो 
हजार वर्षो के बाद जब वह आपके जन्म नक्षत्र: सेअलग-होगा, तब श्रमणों का, 
निग्न॑श्थों का उत्तरोत्तर पुनः विकास होगा! उनका: सत्कार और सम्मान होगा ।. 
एतदथ जब तक वह आपके जन्म नक्षत्र में संक्रमण कर रहा. है, तब तक आप. 
अपना आयुष्य बल स्थिर रखें, आपके प्रबल: प्रभाव से यह सर्वंथा निष्फल, होः. 
जायगा।  ., न - हक 


भगवान ने कहा-! शक्र [| आयुष्य कभी बढ़ाया नहीं जा सकता । ऐसा न कभी 
हुआ है और नकभी होगा | दुःषमा काल के प्रभाव से जिन शासन में जो वाधा 
होती है। वह तो होगी ही ।”९ लग पर अर 3 ; 


हैं है 


धर्म-परिंवार ः ' ः ३. 55 पी ० 


गणधर एवं गए ._ ... --" ११ गणघर एवं ६ गण 
केवली |. 7-7. ७०० 
मते:पर्यवज्ञानी | 5. ४०० 

अवधिज्ञानी -++. १३०० 


१. (१) ऐतिहासिक काल के तीत तीर्थंकर पु. ३०४ 
(२) द्विषष्टि; १०१०. 00% 8 
२. भगवान्‌ महावीर : एक अनु०, पु० ५१६७-६८ 


विश्वज्योति' भगवान्‌ महावीरस्वामी ! २१७ 


चौदहपूर्वंधारी कक ३०० 
वादी ॥ कम ०७ 
वेक़्िय लब्धिधारी सर -छ०० 
अनुत्तरोपपातिक मुनि ् घ०० 
साधु ही 2) १४००७ 
साध्वी ना ३६००० 
श्रावक ५ '१प्दै००० 
श्रार्विकाएं, उड ३१८००० 


इनके अतिरिक्त भी भगवान्‌ के लाखों भक्त थे 


अंतिम देशना और भहापरिनिर्वाण 


निर्वाणकाल में: भगवान्‌ महावीर षणष्ठ भक्त (बेले) की तपस्या से--सोलह 
प्रहर तक देशवा करते रहे ।| उस देशना में ५५ अध्ययन पापफल विपाक के 
भोौर, ५५, अध्ययन पृण्यफल विपाक़ के. कहे । जो वत्तेमान में दु:ख विपाक और 
सुख विपाक: के: रूप में क्रमशः दस- दस अध्ययन. उपलब्ध होते हैं । शेष अध्ययन: 
विच्छिन्न हो गये. हैं.। छुत्तीस अध्ययन अपृष्ट व्याकरण, के- कहे, जो इस समय 
उत्तराध्ययन्नः आगम के रूप में विश्रुत हैं। स्ेंतीसवां प्रधान नामक अध्ययन. 
कहते कहते भगवान्‌ पर्यकासन में स्थिर हो गये । भगवान ने वादर काय योग 
में स्थिर रहकर बादर मनोयोग,. बादर वचन योग का. निरोध किया ।. फिर 
सूक्ष्म काय योग में स्थित रहकर बादर काय योग को रोका,,वाणी और मन. के 
सूक्ष्म योग को. रोका ।..शुक्ल ध्यान. के 'शुक्षम. क्रियाइप्रतिपाति' नामक तृतीय 
चरण को प्राप्त कर सूक्ष्म काय-योग. का निरोध किया और: 'समुच्छिन्न. क्रिया. 
निवृत्ति' नामक शुक्ल ध्यान का चतुर्थ चरण प्राप्त किया। पुनः ज,इ,उ,ऋ,लु,. 
के उच्चारण काल जितती शैलेशी-अवस्था को प्राप्त कर चंतुविध अघाती कमें-- 
फेल का क्षय कर भगवान्‌ महावीर शुद्ध, बुद्ध और मुक्त अ्रवस्था को भ्राप्त हुए। 


वह वर्षा ऋतु का चौथा मास था, कृष्ण पक्ष था, पन्द्रहवां दिन था, पंक्ष की चरमे 
राजि अमावस्या थी। एक युग के पांच संवत्सर होते हैं। उनमें यह चन्द्र नामक 
द्वितीय संवत्सर था । एक वर्ष के,बारह महीने होते हैं, वह्‌ प्रीतिवर्दधन नामक 
चतुर्थ मास था । एक.मास में दो. पक्ष होते हैं, वह नन्दीवर्घन नाम का पक्ष था। 
एक पक्ष मे पच्द्रह दिन होते हैं, उनमें अग्निवैद्य नामक पन्द्रहवां दिन था; जो 


२१६ : जैत घर्म का संक्षिप्त इतिहास 


उपशय नाम से भी कहा जाता है। पक्ष में पत्वह रातें होती हैं, वह देवा- 
मस्दा नामक पन्द्रहदीं रात थी, जो निरति नाम से भी विश्वुत थी। उस समय 
प्र नामक लव था, मुहूर्त नाम का प्रण था, सिद्ध नाम का स्तोक था, नाम 
ताम का करण था । एक भअहोरात्र में तीस मुहूत्त होते हैं, उनमें सर्वा्थे सिद्ध 
नामक मुहूत्त था। उस समय स्वाति नक्षत्र के साथ चन्द्र का योग था ।१ 


गौतम को केवलज्ञान 


भगवान महावीर ने परिनिर्वाण के पूर्व ही अपने प्रथम शिष्य इन्द्रभूति 
गौतम को देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिवोध देने के लिये दूसरे स्थान पर भेज दिया । 
इसका कारण यह था कि निर्वाण के समय वह भ्रधिक स्तेहाकुंल च हो । देव- 
शर्मा को प्रतिबोध देकर इन्द्रभुति लौटना चाहते थे किस्तु रात्रि होने से लौट 
नहीं सके । जब गौतम को भगवान्‌ के परिनिर्वाण के समाचार भाप्त हुए तन 
उनके श्रद्धा स्तिग्ध हृदय पर वज्ञाघात-सा प्रहार लगा । उनके हृदय के तार 
भोनभता उठे -भगवन ! श्राप सर्चेज्ञ थे फिर यहक्या किया ?ै अपने अंतिम: 
संमय में मुझे अपने से दूर वंयों किया ? क्या मैं बालक की भांति आंचल पकड़- 
कर झापको रोकता ? कक्‍्या-मेरा स्नेह सच्चा नहीं था? क्या मैं श्रापके साथ 
ही जाता तो वहां'का स्थान रोकता ? श्रव में किसके चरणों में. नमस्कार करू गा 
और अपने मन की दांकाओं का सही समाधान करू गा ? अरब मुझे कौन गोतम ! 
गौतम कहकर पुकारेगा । 

भाव विह्ललता में बहते बहते गोत्तम ने अपने आपकी संभाला, चित्तन 
बदला, यह मेरा कैसा मोह है ? भगवान्‌ तो वीतराग हैं, उनमें कट्ठां स्नेह है, 
यह मेरा एक पक्षीय मोह है, मैं स्वयं उस पथ का पथिक क्‍यों न वनू ? इस प्रकार 
चितन करते हुए उसी रात्रि के अन्त में स्थित प्रज्ञ हो गौतम ने क्षणमात्र में मोह 
को क्षीण किया, केवलज्ञान के दिव्य आालोक से अन्तरलोक' आभासित 
हो उठा ।॥९४ 


दीपोत्सव:... 
. जिस रात्रि को भगवान्‌ का परिनिर्वाण हुआ, उस रात्रि को नो, भल्‍्लकी, - 
१: (१) महावीर : एक बनु०, पु० शछ्प-छद 


(२) ऐति० काल के तोन तीर्थंकर, पृ० ३२३४ से ३३६ 
२; भहावीर - एक अनु०, पु० ५६६-६००. 


विश्वज्योति भगवाभ्‌ महावीरस्वामी : २१४ 


सौ लिच्छुवि, अठारह काशी कौशल के राजा पौषध ब्रत में थे । उन्होंने कहा--. 
“आज संसार से भाव-उद्योत उठ गया है, भ्रतः हम द्रव्य-उद्योत करेंगे । 


जिस रात्रि को भगवान का परिनिर्वाण हुआ, उस रात्रि को देव-देवेन्द्रों. 
के गमनागमन से भूमण्डल आलोकित हुआ, भ्रंधकार मिटाने के लिये मानवों ने 
दीप संजोये । इस प्रकार दीपमाला का पुनीत पर्दे प्रारम्भ हुआ ।१ 


निर्वाण कल्याणक 


भगवान्‌ महावीर का-निर्दाण हुआ जानकर सुर और श्रसुरों के सभी इन्द्र 
अपने अपने परिवार के साथ वहां पहुंचे । वे सभी अपने भ्रापकफो अनाथ के समानः 
अनुभव कर रहे थे। सभी का हृदय भावविह्नल हो रहा था। शक्र के आदेश 
से गोशी चन्द्त और क्षीरोदक लाया गया । क्षीरोदक से भगवात्‌'के पराथिव 
शरीर को स्तान कराया गया, गोशीष चन्दन का लेप किया गया । दिव्य वस्त्र 


ओढ़ाया गया । उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ के पार्थिव शरीर को शिविका में रखा 
गया । 


देवों ते दिव्य ध्वनि के साथ पुष्प-वर्षा की । इन्द्रों ने शिविका उठाकर 
यभास्थान पहुंचाई । भगवान्‌ महावीर के पाथिव शरीर को गरोशीर्ष चन्दन की 
चिता पर रखा गया. श्ररितिकुमार देवों ने श्रगित प्रज्वलित की और वायुकुभार 
देवों ने वायु प्रचालित की । अन्य देवों ने धी ओर शहद चिता में उंडेले । इस 
प्रकार भगवान्‌ के शरीर की दाहक्विया सम्पत्त की गई। फिर सेघकुसार ने जल- 
वृष्टि कर चिता को शाल्त किया। शकेन्द्र ने ऊपर की दाई दाढ़ों का और ईशानेन्द्र 
ने बांई दाढ़ों का संग्रह किया । इसी प्रकार चमरेस्द्र और बलीन्द्र ने नीचे की 
दाढ़ों को लिया। अन्य देवों ने दांत और अस्थिखण्डों को लिया । मानवों ने 
भस्म प्रहण कर संतोष का अनुभव किया ।2 भगवातु महावीर का निर्वाण-काल 
गणना की दृष्टि से कातिक अमावस्या ई० पूं० ५२७ माना जाता है । 


१. १. भगवान्‌ भहावोर : अनु०, पूृ० ६०० 
२, त्िपष्टिग्, १०१३२४७-शए४८  * 
३. कहपसुत्न, ३२७ 
४. चउ« महा० चरियं, पृ० ३३४ 
२. (१) महावीर : एक अनु०, प० ९००-६०० 
(२) प्रिषष्टिग, १०१३२४६-२५१ - 


३२० : जैन घर्म का संक्षिप्त इतिहास 


भगवान्‌ महावीर की आयु 


भगवान्‌ महावीर तीस वर्ष गृहस्थावस्था में रहे । साधिकद्गादश वर्ष 
छंद॒मस्थावस्था में साधना की और तीस वर्षे में.कुछ कंम केंवली बनकर 
विचरण करते रहे / इस प्रकार पूर्णरूप से बयालीस वर्ष को संयम' पालकरे 
बहुत्तर वर्ष की पूर्ण प्रायु में निर्वाण को प्राप्त हुए ।॥ समवायांग 'के अनुसार 
भी भगवान्‌ वहत्तर वर्ष का सब आयु भोगकर सिद्ध हुए ।१ स्थानांग के. 
झनुसार बारह वर्ष और तेरह पक्ष छद॒मस्थ पर्याय का पालंन किया और तेरह 
पक्ष कम तीस वर्ष केंवली रूप में रहे '।९ इसमें: तीस वर्ष गृहस्थावस्थे। के 
सम्मिलित करने से सर्वायु वहत्तर वर्ष प्रमांणित होती है । 


भगवाद्‌ महावीर के चातुर्मास 


पा 8 को ईस्वीपूर्वं.... .. झथान 
रे ह पर्दे. अस्थिक ग्राम 
र्‌, भद८ नालन्दा ,सन्निवेश 
 गड १६७ / चम्पानगंरी 
डा ' भ६६ पृष्ठचंपा .. 
के श्र : श्वहियानगरी 
हि भ्दड - भट्वियानगरी 
छ श्द३ े 'आलं्िया- 
रद .... इह्टर . राजगूह .. 
हे हु | - श६१ : बज्भूमि के 
७ ५६० श्रावस्ती 
११ श्श्द ही 
शी भ्श्८ हि चम्पां. 
१९. समवायांग, कर - 


२. स्था० ६ स्था०, ३३ सू० ८३ 


१३ 


१४ 
१५ 
१६ 
प्‌ 
पद 
प्‌ 
२० 
२१ 
२२ 
श्रे 
२४ 
श्र 


२६ . 


७ 


रद 
है हे 
१ 
देर 
औैडे 


र्छ 


३६ 


७ 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावीरस्वामी : २२१ 


भ५७ 


4 कु 
श्र 
3.44 
श्र 
श्र 
श्र 
५५० 
भडद 
शडप 


श४७छ 


भ्४६ 
५४५ 


५४४ 
2४३ 
श्डर 
५४१ 


पड 
श्दे६हः 


श्रेप 
भ्रे७ 
२६ 
श्र्ाश 


भ्ह्ड 


श्रे३े 


राजगृह-ऋजुवालुका 
के तट पर केवलज्ञान 
प्राप्ति 


वैशाली 
वाणिज्यप्राम _ 
राजगृह 
चाणिज्यग्राम 
'सजगृह 
राजगृह 
वैशाली 
वैशाली 
राजगृह 
वाणिज्यग्राम 
राजगृह 
राजगृह 

चम्पा 

मिथिला 
वाणिज्यग्राम 
राजगृह 
वाणिज्यग्राम 
वैशाली 


'चैशाली 
. खसजगृह 


नालन्दा 
वैशाली 
वैशाली 


राजयूह 7 


२१५२ : जैन धरम को संक्षिप्त इतिहास 


' इेंद 03 नालन्दा 
है: ५३१ मिथिला 
४० | है ह पर्३० स मिथिला 
४१. ... ह हे ५२६ राजगृह 
४२ हे म हि है पुरटल 2 अपापापुरी (पावा) 


वास्तव में भगवान्‌ महावीर का निर्वाणकाल ईस्थी पूर्वे ५२८५, नवम्बर 
तदनुसार विक्रम पूर्व ४७१ तथा शक पूर्व ६९७५ वर्ष ५ मास में हुआ । किन्तु 
चूंकि नवम्बर, वर्ष का ११ वां महोतरा था, अतः सन्‌ ५२८ ई० पू० पूर्ण हो 
रहा था, अतः गणना में सुविधा की दृष्टि से महावीर का निर्वाण काल ई० पू ० 
५२७ तथा विं० पू० ४७० मान लिया गयों है । देखें-वीर निर्वाण संबर्त और 
जैनकाल गणना (मुनि कल्याण विजयजी)- तथा आगम और त्रिपित्क : एक 
अनुशीलन (सुनि नगराजजी) पृ० ६५ ।१ गे 


विशेष : 

जेनप्वमें में दश आश्चर्य माने गये हैं। इन दश आश्चयों में से आधे 
अर्थात्‌ पांच प्राइचय भगवान्‌ महावीर के समय घटित हुए । यह भी अपने आप 
में एक आइचय ही है । भगवान्‌ महावीर के संमय जो पांच आश्चर्यजनक घट- 
नाएँ घटित हुई उनका संक्षिप्त विवरण इसे प्रकार है:- 


- गर्भहरण 


तीर्थंकर का गर्भह रण नहीं होता पर श्रमण भगवान्‌ महावीर का हुआ। 
इस विषय में पूववे में प्रकाश डाला जा चुका है । 


२. चसर का उत्पात : 
पूरण तांपेस का जीव असुरेन्द्र के रूप में उत्पन्न हुआ । इन्द्र बनने के 
बाद उसने अपने- ऊपर शकेन्द्र को सिहासन प्र दिव्य भोगों का उपभोग करते 


देखा और उसके मन में विचार हुआ कि इसकी शोभा को नष्ट करना चाहिये। 
भगवान्‌ महावीर, की शरण लेकर उसने सौधर्म देवलोक में उत्पात मचाया इस 


१. तीर्देकर सहावोर, पु० २५२-२५३ -- ४ 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावीरस्वामी : २२३ 


पर शकेन्द्र ने ऋद्ध हो उस पर वजञ्ञ फेंका | चमरेन्द्र भयभीत -हो भगवान के 
चरणों में श्रा गिरा । शकेन्द्र भी चमरेन्द्र को भगवान महावीर की चरण-शरण 


में जानकर बड़े वेग से वद्य के पीछे आया श्लौर अपने फेंके हुए वज्ञ को पकड़ 
कर उसने चमर को क्षमा प्रदान कर दी । 


चमरेन्द्र का इस प्रकार भरिहंत की शरण लेकर सोधम देवलोक में 
जाना आश्चर्य है । इस प्रकरण पर भी पिछले पृष्ठों में प्रकाश डालो जा 
चुका है । 


३. अभाविता परिषद्‌ : 


तीर्थंकर का प्रथम प्रवचन अधिक प्रभावशाली होता है, उसे सुनकर 
भोग मांगे के रसिक प्राणी भी त्यागभाव स्वीकार करते हैं। किन्तु भगवान्‌ 
. महावीर की प्रथम देशना में किसी ने भी चारित्र धर्म स्वीकार नहीं किया, वह 


परिषद्‌ अभावित रही, यह्‌आशएचये है । इस प्रकरण.पर भी .ूवे.में प्रकाश डाला 
जा चुका है । 


४. चन्द्र-सूयें का उतरना : 


ध्१ 


सूर्य चन्द्रादि देव भगवान्‌ के दर्शन को आते हैं पर मृल विमान से नहीं। 
किन्तु कौशाम्बी में भगवान्‌ महावीर के दर्शत के लिये चन्द्र-सूर्यं. अपने मूल 
 विमात्र से आये ।१ गुणचन्द्र के अनुसार चर्द्र-सू्यं भगवान्‌ के समवंसरणे में 
उस संमय आयें जब सती मृगावती भी वहां बैठी हुई थी । रात होने पर भी 
उसे चन्द्र-सू्य की उपस्थित्ति के प्रकाश से ज्ञात नहीं हुआ और वह भगवान्‌ की 
वाणी सुनने वहीं बैठी रही | जब चन्द्र-सर्य चले गए तब वह अपने स्थान पर 
गई तब. सती चन्दनबाला ने उसे उपालम्भ दिया । .मगावती को, आत्मालोघन 
करते-करते केवलज्ञान हो ग़या ।९ जब पता चला कि महासती मगावती को 


केवलज्ञान प्राप्त.हो गया है तो आर्या चन्दव वाला भी उनकी स्तुति और आत्म- 
निरीक्षण में ऐसी लीन हुई कि भावों की क्षपक श्रेणी पर चढ़कर सहसा चार 


१. आव० नियु०, गा०५१८ पत्र १०५ 
२. महावीर चरियं० प्रस्ता० पत्र १७५ - 


२२४ : जैन धरम का संक्षिप्त इंतिहास ' 


घनघाती कर्मों को क्षय कर डाला ।१ इस प्रकार एक ही रात्रि में दो महा- 
सतियों को केवलंज्ञान की प्राप्ति हुई । 


पर. उपसर् : 


है श्रमण भगवान्‌ महावीर के समवसरण में गोशालक ने सर्वानुभूति और 
: सुवक्षत्र मुनि को तेजोलेश्या से भस्म कर दिया । भगवान्‌ पर भी उससे तेजो- 
लेदया का उपसर्ग किया ।९ 


गणधर परिचय 
मध्यमपावा के समवसरण में जिन ग्यारह विद्वानों ने भगवान्‌ के समक्ष 
श्रपनी शंका समाधान करके दीक्षा ली थी। ये विद्वान भगवान्‌ के प्रथंम शिष्य 
“ कहलाये । ये अपनी असाधारण विद्वत्ता, अनुशासन कुशलता तथा आचार 
दक्षता के कारण भगवान्‌ के गंणधर बने । गणघर भगवान्‌ के संघ के स्तम्भ 
' होते हैं। ये कुशल शब्दशिल्पी भी होते हैं । भगवान्‌ महावीर के ग्यारह गण- 
घरों का परिचय संक्षिप्त रूप में निम्नानुसार दिया जा सकता है: - 


१ इन्द्रभूति गौतम : 
। इन्द्रभूति गौतम भगवान्र्‌ महावीर के प्रधान शिष्य और अथम गणघर 
ये | ये मगध देशान्तर्गत' गोवर' ग्राम के निवासी थे । इनके पित्ता का नाम 
चसुभूति ब्राह्मण और ग्राता का नाम पृथ्वी था । इनका गौनत्र मौत्तम साना 
जाता है 4 ये वेद-वेदान्त के अध्येता थे । आत्मा विपयक संशय का समाधान 
पाकर इन्होंने अपने प्रांच सौ शिष्यों के साथ भगषान्‌ के सम्मुख दीक्षा ग्रहण 
की ) 3 


' दीक्षा के समय इनकी आयु पचास व्षे थी। ये सुन्दर, सुडील और 
सुगठित शरीर के स्वामी थे। आप में विनय गुण प्रधान था | भगवान्‌ के 
निर्वाण के पश्चात्‌ आपको केवलज्ञान प्राप्त हुआ | ओप तीस चर्ष छद्मस्थ 


१. (१) » नि० य० १०४८ 
(२) दश वैकालिक, निर्युक्षि शछ३ . - कर मर 


२. ऐति० काल फे तीन तीर्य॑ंकर पु० २०८ 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावीरस्थामी : २२५ 


भाव से एवं बारह वर्ष केवली रूप में विचरे | अपने अ्ंतकाल के निकट में इन्होंने 


शुशुशील चेत्य में एक माह के अनशन से निर्वाण प्राप्त किया | आपकी कल 
जायु बानवे वर्ष की थी । 


२ अग्निभूति : 


ये इन्द्रभूति के मंझले प्राता थे । छियालीस वर्ष की आयु में पुरूपाद त 
की शंका निवारण होने पर भगवान्‌ महावीर की सेवा में पांच सौ शिष्यों के 
साथ दीक्षा प्रहण की । बारह वर्ष तक छुदमस्थ अवस्था में रहकर केवलज्ञान 
भाष्त किया। सोलह वर्ष तक केवली पर्याय में विचरण किया और भगवान्‌ 
महावीर के निर्वाण के दो वर्ष पूर्व राजगृह के गुणशील चैत्प में मासिक अन- 
शन कर निर्वाण प्राप्त किया । आपकी कुल आयु चोहत्तर वर्ष की थी । 


३ वायूभूति : 


ये इन्द्रभूति और अग्निभूति के छोटे भाई थे । इन्होंने भी महावीर से 
भूतातिरिक्त आत्मा का बोध पाकर अपने पांच सौ शिष्यों के साथ भगवान्‌ 
महावीर की सेवा में प्रग्नज्या ग्रहण की | उस समय इनकी आयु वयालीस वर्ष 
की थी। दछ् वर्ष छुद्मस्थावस्था में रहकर केवलज्ञान प्राप्त किया और अठा- 
रह वर्ष तक केवलीचर्या में विचरे भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के दो वर्ष पूर्व 


इन्होंने एक मास के अनशन से सत्तर वर्ष की आयु में गुणशील चैत्य में निर्वाण 
प्राप्त किया। ः 


४ आयेब्यक्त : 


इनके पिता का नाम घनमिन्न और माता का नाम चारूणी था ।ये 
भारद्वाज गोन्नीय ब्राह्मण थे-। ये कोल्लागसन्तिवेश के निवासी थे । इन्होंने 
पचास वर्ष की अवस्था में ब्रह्म विषयक शंका का समाधल होने पर भगवान्‌ 
महावीर की सेवा में' अपने पांच सौ शिष्यों के साथ दीक्षा ग्रहण की थी। 
बारह वर्ष तक छदमस्थावस्था में रहकर केवलज्ञान प्राप्त किया फिर अठारह 


वर्ष तक केवलीचर्या में विचरते रहे । राजगृही के गुणशील चैत्य में एक मास 
के अनशन से अस्सी वर्ष की अवस्था में निर्वाण प्राप्त किया 


२२६ : जैन धम का संक्षिप्त इतिहास 


५ सुधर्मा : 

इनके पिता का नाम घम्मिल और माता का नाम महिला था। ये 
कोल्लागसलन्तिवेश के वैश्यायन गोत्रीय ब्राह्मण थे । जन्मान्तर विषयक अपनी 
शंका का समाधान पाकर इन्होंने भगवान्‌ महावीर के पास अपने पांच सौ 
शिष्यों सहित दीक्षा ग्रहण की । भगवान्‌ सहावीर के निर्वाण के पश्चातु संघ 
व्यवस्था का नेतृत्व आपके पास रहा । भगवान्‌ महावीर के निर्वाणा के वीस 
वर्ष पंयन्त तक ये संघ की सेवा करते रहे | बयालीस वर्ष तक छद्मस्थावस्था 
में रहकर केवलज्ञान प्राप्त किया और श्राठ वर्ष तक केवलीचर्या में रहकर 
धर्म प्रचार क्रिया । आपने पचास वर्ष शृहस्थावस्था भें व्यतीत किये थे ) इस 
प्रकार कुल एक सौ वर्ष की आयु पूर्ण कर राजगृह के ग्रुगशील चैत्य में एक 
मास के अनशन से निर्वाण प्राप्त किया 


६ मंडित : | 

.. इनके पिता का नास धनदेव और माता का नाम विजयादेवी था। 
ये मौय्य .सस्निवेश के वसिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मरा थे। इन्होंने ५३ वर्ष की श्रायु ये 
अपने तीन सौ पचास शिष्पों के साथ भगवान्‌ महावीर की सेवा में आत्मा का 
सांसारित्व समझकर दीक्षा स्वीकार की । चौदह वर्ष तक छद्मस्थावस्था में. 
रहकर केवलज्ञान प्राप्त .किया । सौलह बर्ष तक केवलीचर्या में विचरण कर 
तिरासी वर्ष की आयु में गुणशील चेत्य में अनशनपूर्वक निर्वाण को प्राप्त हुए। 


७ मोयेंपुत्र : 


इनके पिता का नाम मौर्य और माता का नाम विजयादेवी था। ये 
कादयप गोत्रीय ब्राह्मण थे और मौर्य सन्निवेश के निवासी थे। देवलोक 
सम्बन्धी शंका का समाघान होने से इन्होंने अपने तीन सौ पचास शिष्यों के 
साथ पेंसठ वर्ष की आयु में भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की | चौदह 
बे तक छद॒मस्थ अवस्था में रहकर केवलन्नान प्राप्त क्रिया । १६ वर्ष केवली- 
चर्या में रहकर भगवान्‌ महावीर के समक्ष ही ४५ चषे की आयु में अनशन- 
पूवंक ग्रुणशील च॑त्य में मुक्ति प्राप्त की। 


विश्वज्योति भगवात्र्‌ महावीरस्वामी : २२७ 
८ अकम्पित : 


इनके पिता का नाम देव और माता का नाम जयंती था। ये गौतम 
गोत्रीय ब्राह्मण थे और मिथिला के निवासी थे। इन्होंने अड़तालीस वर्ष की 
आयु में नरक और नारकीय जीव संबंधी शंका समाधान होने पर अपने तीन 
सौ छात्रों के साथ भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की । नौ वर्ष तक 
छद्मस्थावस्था में बिचरण कर सत्तावन वर्ष की आयु में केवलज्ञान प्राप्त 
किया और इक्कीस वर्ष तक केवलीचर्या में रहे। भगवान्‌ महावीर के अंतिम 


वर्ष में अठहृत्तर वर्ष की आयु में राजगृह के गुणशील च॑त्य में ये निर्वाण को 
प्राप्त हुए । 


€ अचलघ्राता : 


इनके पिता का नाम वसु और माता का नाम नन्‍दा था ये कौशला के 
हारित गोनीय ब्राह्मण थे। ये छियालीस वर्ष की आयु में पाप-पुण्य विषयक 
शंका का समाधान होने पर अपने तीन सौ शिष्यों के साथ भगवान्‌ महावीर 
के पास दीक्षित हुए । बारह वर्ष तक छुदमस्थ अवस्था में रहकर केवलज्नान 
प्राप्त किया और चौदह वर्ष त्तक केवलीचर्या में विचरते रहे । बहत्तर वर्ष की 


कुल आयु प्राप्त कर राजग॒ह के गुणशील चैत्य में मासिक अनशन के साथ मुक्ति 
प्राप्त की । | 


१० मेतार्ये : 


इनके पिता को नाम दत्त तथा माता का नाम वरुणादेवी था। ये वत्स 
देश के अन्तगेत तुंगिक सन्तिवेश के निवासी थे। ये कौडिन्य गोौत्रीय ब्राह्मण थे। 
पुनजेन्म विषयक अपनी शंका का समाधान होने पर इन्होंने अपने त्तीन सौ शिष्यों 
के साथ छत्तीस वर्ष की आ्रायु में भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की । 
दश वर्ष छद्मस्थावस्था में रहकर ४६ वर्ष की आयु में इन्हें केवलज्ञान प्राप्त 
हुआ और सोलह वर्ष केवलीचर्या में विचरकर भगवान्‌ महावीर के जीवनकाल 
में ही राजग्रह के गुणशशील चेत्य में बासठ वर्ष की अवस्था में मुक्ति प्राप्त की । 


११ प्रभास : 


इनके पिता का नाम वल और माता का नाम अतिभद्रा था | ये राजग्रह 
के कौडिन्य गोन्ीय बाह्मण थे । मुक्ति विषय संदेह का समाघान होने पर इन्होंने 


२२८ : जैंन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


सौलह वर्ष की आयु में श्रपने तीन सौ शिष्यों के साथ भगवान्‌ महावीर के-पास 
दीक्षा प्राप्त की । आठ वर्ष छद॒मस्थावस्था में रहकर केवलज्ञान प्राप्त किया 
और सौलह वषे तक केवलीचर्या में विचरकर.चालीस. वर्ष की आयु. में. भगवान: 
महावीर के समक्ष ही राजगशह के गुणशील चैत्य में एक मास के अनशन- से निर्वाण- 
को प्राप्त हुए | सबसे कम आयु में दीक्षित- होकर केवलज्ञान प्राप्त करने वाले 
आप ही एक मात्र गणधर हैं । 


विशेष : 
भगवान्‌ महावीर के सभी गणधर जाति के ब्राह्मण और प्रकाण्ड विद्वान 
थे। सभी का निर्वाण राजगृह के गुणशील चेत्य में हुआ । 


आम तौर पर एक भ्रम यह है कि छठे गणधर मंडित और सातवें गणधर 
मौर्यपुत्र सहोदर थे । यह भ्वम दोनों की माता के एक ही नाम को लेकर' उत्पन्न 
हुआ है । वास्तविकता यह है कि ये दोनों सहोदर नहीं थे | दोनों. की माता का 
एक ही नाम. होना मात्र संयोग है | दोनों के पिता के नामः तो- भिन्‍त भिन्‍न हैं । 
विजया नामक दो भिन्‍न महिलाएं थीं । 


सती-परिचय : 

जैन धर्म में प्रमुख रुप से सोलह सतियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है ।-इन 
सौलह सतियों के अतिरिक्त और भी सत्तियां हुई हैं जिनका भी अपना विशेष 
स्थान है । यहां भगवान्‌ महावीरकालीन प्रसुख सततियों का संक्षेप में. परिचय 
देने का प्रयास किया जा रहा है । 


१ महासती प्रभावती : 


वेशाली गणराज्य के श्रध्यक्ष चेटक की सात पुत्रियों में से एक थी और 
इनकी गराना सोलह सतियों में की जाती है। प्रभावती का विवाह सिंघु-सौवीर 
के प्रतापी राजा उदायन के साथ हुआ था । प्रभावती की भगवान्‌ महावीर के 
प्रति अटल आस्था थी। 


भगवान्‌ महावीर के प्रवचन पीयूष का पान करने के उपरांत प्रभावती का 
विचार दीक्षा ग्रहण करने का हुआ । यद्यपि वैराग्यभाव वाल्यकाल से ही. थे 
किन्तु भगवान्‌ के प्रवचन से ये भाव और पुष्ठ हुए । वराग्य भावना के प्रभाव 
के कारण प्रभावती का मन सांसारिक भोगों के प्रति आसक्त नहीं रहा । इसो 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावीरस्वामी : २२४ 


बीच प्रभावती ने एक पुत्र को भी जन्म दिया जिसका नाम अ्रभीचि कुमार रखा 
गया । पुत्र जन्म के बाद तो वह और अधिक विरक्त हो मई। उदायन के समक्ष 
उसने अपनी इच्छा व्यक्त की किन्तु चूंकि उदायन अन्य धर्मानुधायी था इस 
कारण उसमे पहले तो अनुमति नहीं दी किस्तु प्रशावती की दृढ़ इच्छा को 
देखते हुए इस शर्ते पर अनुमति दी कि यदि प्रभावती उससे पहले स्वर्ग चली 
जावे तो वह आकर उदायन को सद्धर्म का प्रतिबोध देगी । 


दीक्षा प्रहण कर प्रभावती कठोर तपःसाधना में तल्लीन हो गई झौर कुछ 
ही समय में उसने तपस्या से अपने शरीर को छदश कर डाला | फिर समाधि- 
पूरवेक आयुष्यपूणे कर स्वर्गंवासिनी बनी । 


प्रभावती स्वर्ग में जाकर अपने पति को दिये वचन नहीं भूली । एक दिन 
अपने पति को धर्म का प्रतिबोध देने के लिये पृथ्वी पर आई । उसने अपने 
बचन को याद दिलाकर राजा उदायन को भगवान्‌ की वाणी की सत्यता दिखाई 
और उसे स्वीकार करने की प्रेरणा भी दी । 


राजा उदायन भगवान्‌ महावीर के चरणों में पहुंच कर दृढ़ श्द्धा सम्पन्न 
श्रावक वन गया 


२ महासती पद्मावती : 


पद्मावती राजा चेटक की दूसरी पुत्री थी। पद्मावती की गराना भी 
सोलह सतियों में की जाती है। चम्पा के राजा दधिवाहन के साथ इसका विवाह 
हुआ था । जब रानी पद्मावती गर्भवती थी तब एक बार उसकी इच्छा पुरुष- 
वेश घारण कर हाथी पर बैठकर वन क्रीड़ा पर जाने की हुईं। 'राजा दघिवाहन 
मे अनुमति प्रदान कर दी और स्वयं भी उसी हाथी पर सवार होकर रानी के 
साथ वनक्रीड़ा हैतु निकल पड़ा। वन -में अचानक हाथी मद में आ गया और 
छोटे बड़े वृक्षों को रौंदता-तोड़ता हुआ भागने लगा । इस प्रसंग में राजा-रानी 
बिछड़ गये न 


“रानी पद्मावती गिरती भठकती हुई जैन साध्वियों के आश्रम में पहुंच गई 
और वहीं रहते हुए उसने दीक्षा स्वीकार करली | श्रव वह्‌ रानी के स्थान पर 
साध्वी पद्मावती हो गई । अब उसका समय स्वाध्याय-घ्यान जप-तप में व्यतीत 
होने 'लगा!।:इधर गर्भ के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देने लगे । गुरुआनी क्के पूछने पर 
पदुमावत्ती ने सब कुछ सत्य सत्य बता दिया] ड़ " 


२३० : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


कालांतर में पद्मावती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसे इमशान के विकेट 
के वृक्ष के नीचे छोड़ दिया । यही वालक श्मशान रक्षक चांडाल के हाथों पड़ा 
और उसी के यहां पला-पोसा भी | चांडाल उसे दिनभर हाथ से शरीर खुज- 
लाते देखता था इस कारण प्रेम से उसे 'करकंडू' नाम से पुकारने लगा! बस 
उसका यही नाम प्रसिद्ध हो गया । 


यही करकंडू बाद में कंचतपुर नामक राज्य का राजा बना और किसी 
प्रसंग को लेकर महाराज दध्िवाहन ने कंचनपुर पर आक्रमण कर दिया। इधर 
करकंडू भी युद्ध के लिये तैयार हो मंदान में आ गया । 


जब इस युद्ध का समाचार साध्वी पद्मावती को मिला तो उसने इस भरय्य॑- 
क्र घटना को टालने के लिये पिता-पुत्र के बीच रहस्य के पर्दे का अनावरण 
कर एक भयंकर घटना को टाल दिया । पिता-पुत्र गले मिल गये । करकडू 
अपने वास्तविक माता पिता के दर्शन कर स्वयं को कृत-कृत्य मान रहा था । 


पद्मावती अपना कत्तेव्यपूणं कर अपने घर्मेस्थान को लौट आई। उसकी 
प्रेरणा से न केवल संकट ठला वरन्र दोनों देशों के बीच स्नेह एवं शांति की रस- 
धारा प्रवाहित हो चली । स्नेह एवं शांति की सुत्रधार महासती पद्मावती की 
जय जयकार की ध्वनि चारों ओर गूंज उठी । 


३ महासती गृगावती : 


मूगावती महाराज चेटक की तृतीय पुत्री थी । मृगावती की गणना भी 
सोलह सत्तियों में की जाती है । मृगावती कौशाम्बी के राजा शतानीक की रानी 
थी। न 


रानी मुगावती के चित्र को देखकर अवंती नरेश चण्डप्रयोत ने शतानीक के 
पास अपने दूत को भेजकर मुगावती की मांग की । शतानीक ने चण्डप्रयोत॑ 
की मांग अस्वीकार कर दी तो उसने कौशाम्बी पर आक्रमण कर दिया.। शता- 
नीक इस झाकस्मसिक आक्रमण से इतना भयभीत हो गया कि उसको हृदयगति 
बंद हो गई । इस विपत्ति काल में सती नारो मृगावती ने धैयें से काम लिया । 
अल्पवयस्क पुत्र उदयन का संरक्षण, राज्य की रक्षा आदि का भार अव' उस 
पर था । इनसे बढ़कर अपने शील धर्म को भी सुरक्षित रखना था |) मृगावती 
ने चण्डप्रदोत के पास समाचार भेजा कि अभो कौशाम्बी शोकग्रस्त है । अनृकूल 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावीरस्वामी : २३१ 


समय आते पर ही उचित फल की प्राप्ति होती है । अ्रभी श्राप वापस श्रपने 
देश को चले जावें | इस पर चण्डप्रद्योत अपने देश को लौंट गया । 


चण्डप्रद्योत मे पुत: कौशास्बी पर आक्रमण कर दिया | इस बीच मृगावती 
ने कौशाम्बी के कोट-किले पहिले से ही लोह जैसे बनवा दिये थे । चण्डप्रद्योत्त 
की सेना को उसे तोड़ने में सफलता नहीं मिल्ली | इधर मृग्रावती ने अपने आपको 
तप, स्वाध्याय, ध्यान एवं प्रभु भक्ति में लगा दिया । 


इसी समय धर्म प्रचार करते हुए भगवान्‌ महावीर का आगमन कौशाम्बी 
के उद्यान में हुआ । भगवान्‌ का भागसत सुनकर मृगावती उतके समवसरण में 
उपस्थित हुई । राजा चण्डप्रयोत भी भगवान्‌ की देशना सुनने के लिये वहीं 
आया । भगवान्‌ की वाणी सुनकर मृगावती ने दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा 
व्यक्त की | यहीं चण्डप्रद्योत का भी हृदय परिवर्तित हुआ | मृगावती उदयन 


की रक्षा का भार चण्डप्रोत के हाथों में सौंपफर भगवान्‌ के चरणों में दीक्षित 
होकर महासंती चन्दनबाला की शिष्या बत गई । 


भगवान्‌ महावीर एक बार पुन: जब कौशाम्बी पधारे तो महासती चन्दन- 
वाला के साथ महासती मृगावती भी वहां आई | मृगावत्ती एक दिन प्रभु के 
देशंत करने गई । संध्या समय सूरय-चर्द्र भगवान्‌ महाचीर के दर्शन करने आये 
थे । इससे मृगावती को समय का पता नहीं चला । जब वह रात को धर्मेस्था- 
'नक में भाई तो चन्दनबाला जी से उसे उलाहना मिला कि साध्वी को रात्रि 
में बाहर नहीं रहता चाहिये | महासती मृगावती ने अपंनी भूल के लिये क्षमा 
मांगी और अपने अज्ञान पर पश्चाताप करतो हुई शुद्ध भावनाओं की उच्चतम 
श्रेणी में पहुंच गई। उसी समय मृगावती को केवलज्ञान की प्राप्ति हुईं । उस 
समय महासती चंदनवाला के पास से एक सांप निकला। यद्यपि उस समय राकि 
का गहरा अंधकार था तथापि महासती भृगावती तो सूर्य के प्रकाश के समान 
ज्ञानालोक से सब कुछ देख रही थी। मृगावती ने चन्दतबाला का हाथ एक ओर 
कर दिया । इस पर चल्दतबाला ने कारण जातना चाहा। मगावंती ने वास्त- 
विकता बता दी कि इधर सांप आ रहा था। चन्दनवाला ने समझ लिया कि 
घोर जंधेरा होने पर भी दिखाई देने का अर्थ है महासती मृगावती को केवल- 
ज्ञान प्राप्त हो गया है। आया चन्दनवाला भी उनकी स्तुति करने लंगी और 
आत्म-निरीक्षण में ऐसी तल्लीनं हुई कि भावों की क्षपक-श्रेणी पर चढ़कर 


२३२ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


सहसा चार घनघाती कर्मों का क्षय कर डाला । अर्थात्‌ उन्हें भी केवलज्ञान की 
उपलब्धि हो गई । 


जब लोगों ने सुता कि एक ही रात्रि में दो दो महासतियों को केवलज्ञान 
की उपलब्धि हुई है तो लोग उनके दशंनाथ्थ उमड़ पड़े । 


४ महासती चन्दनबाला : 
महासती चन्दनवाला का परिचय पूर्व पृष्ठों में भगवान्‌ महावीर के घोर 
अभिग्रह के अन्तर्गत दिया जा चुका.है। चन्दनबाला अप्रनाम वसुमति की 
करुण कथा वर्तमान युग में भी अनेक सहृदय कवियों और कथाकारों की लेखनी 
का प्रिय विषय बनी हुई है। इस महासती के माता-पिता -के सम्बन्ध में कुछ 
मतभेद हैं किन्तु नाम, जीवन की घटनाओं एवं .प्रेरक पुण्य-चरित्र के सम्बन्ध में 
सभी एकमत हैं। उस चन्दन रस जैसी कोमल किन्तु काष्ठ जेसी कठोर, अतीव 
सुन्दरी कोमलांगी तथापि वीरवाला का कौमायेंकाल में आततायियों-दारा अप- 
हरण हुआ । अनेक मर्मान्‍्तक कष्टों के बीच से गुजरते हुए अन्ततः अनाम, 
अजाति, अज्ञात-कुला क़ीतदासी के रूप में भरे बाजार उसका विक्रय हुआ। क्रय 
करने वाले कौशाम्बी के सेठ धनदत्त के स्तेह और कृपा का भाजन बनी तो 
सेठ पत्ती मूला के डाह और अमानुषिक -अत्याचारों की शिकार हुई। अंत में 
जब वह मुंडे सिर, जीर्ण-शीर्ण अल्पवस्त्रों में, लोह श्रंखलाओं से बंधी, कई 
“दिन कि भूखी-प्यासी, एक सूप में अध-उबले उड़द के कुछ बाकले लिये, जीवन 
के कठु सत्यों की जुगाली करती हवेली के द्वार पर खड़ी थी कि भगवान्‌ महा- 
वीर के अतिदुलेभ दहन प्राप्त हो गये । दुस्साध्य अभिग्नह लेकर वह महातपस्वी 
साधु लगभग छह माह से निराहार विचर रहा था ।>श्षपने अभिग्नह की पूर्ति 
उस बाला की उपयुक्त वस्तुस्थिति में होती दिखाई दी शौर महासुनि उसके 
सम्मुख आ खड़े हुए + चन्दवा की दशा अनिरवेचनीय थीं, महादरिद्वी-अतायास 
चितामणि रत्व पा गया, भक्त को भगवान्‌, मिल गये, वह घन्य हो गई। हें- 
विषाद मिश्रित अद्भुत मुद्रा से उसने वह अति तुच्छ भोज्य प्रभु को समर्पित 
कर दिया, उनके सुदीर्घे अनशन ब्रत का पारणा हुआ, दिव्य प्रगट हुए, जनसमूह 
इस अद्वितीय दृश्य को देखकर विस्मय-विभूत था | और चन्दना उसका तो 
उद्धार हो गया .। साथ ही समाज का कोढ़ उस घछणित दास-दासी प्रथा -का भी 
उच्छेद हो गया । गुणों के सामने जाति, कुल, अभिजात्य आदि की-महत्ता भी 
समाप्त हो गयी । चन्दना तो-पहले से -ही भगवान्‌ की भक्‍त -थी अब उनकी 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावी रस्वामी : २३ ३ 


शिष्या और अनुगामिती भी बन गई। यथा समय वही महावीर के संघ की 
प्रथम साध्वी और उनके आय्िका संघ की, जिनमें ३६००० आशयिकार्यें थीं, 
प्रधान बनीं । अपनी श्रात्म-साधता में वह निरन्तर प्रगति झील बनी रहीं कौर 
एक दिन कैवल्यज्ञात प्राप्त कर मोक्ष के अजर-अमर पद पर विराजमान हुई! 


ए महासती शिवा : 


महाराज चेटक की चतुर्थ पुत्री थी। शिवा की गणना भी सोलह महा- 
सतियों में की जाती है । शिवा उज्जन के राजा चण्डप्रद्योत की पटरानी थी । 
बचपन से ही उसके जीवन में धा्िक संस्कार थे और भगवान्‌ महावीर के प्राति 
अटूट श्रद्धा थी । शिवा वास्तव में शिवा श्रर्थात्‌ कल्याणकारिणी थी | उसका 
जीवन बड़ा पवित्र था,.मन उदार और सरल था। वह प्राणिमात्र का भला 
चाहती थी इसलिये उसका नाम यथानाम तथा गुण था । 


महानगरी उज्जयिनी में जब देवीप्रकोप से आग लग गयी तो इन महासतों 
शिवादेवी के सतीत्व के प्रभाव से उनके द्वारा छिड़के गये जल से ही बह ध्ान्त 
हो पायी थी। नगर में शांति और खुशी छा गई और चारों ओर महासती 
शिवादेवी की जय के नारे गूंजने लगे । 


एक दिन भगवान्‌ महावीर उज्जयिनी पधारे। शिवादेवी मे अवसर देख 
कर प्रभु से दीक्षा देने की प्राथना की । चण्डप्रद्योत भी बहुत दुःखी हुंआ कितु 
शिवादेवी की प्रबल वैराग्य भावना को रोकने में असफल ही रहा । शिवादेवी 
भगवान्‌ महावीर के चरणों में संयम जब्त स्वीकार कर महासती चन्दनबाला के 


नेतृत्व में. संयम आराधना करतो .हुई अंत में केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष-गति 
को प्राप्त हुई । 


६ महासती सुलसा : ः 
राजा श्रेणिक की रथसेना के प्रमुख नाग की पत्नी' 'थी सुलसा । सुलसा 
नारी जाति का गौरव थी.। सुन्दरता, सुशीलता और चातुरय में ही नहीं वरन्‌ 
(विद्या, विवेक, धर्मनिष्ठा एवं शील-सम्पन्तता में भी उसकी कीधि दूर दूर 
“तक फैली हुईं थी । पंति-पत्नी दोनों ही भगवान्‌ महावीर के ब्रतधारी श्रावक 
थे। वे सव भांति-सुखी थे किन्तु सन्‍्तान न होने से नाग अधिक चितित रहता 
था । इस विषय में पति-पत्नी दोनों के बीच कभी कभी चर्चा भी हो जाया 


२३४ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


करती किन्तु सुलसा की नीति परक घर्मप्रधान वातों से नाग संतुष्ट होकर 
घर्मध्यान में लग जाया करता था। 


जब सुलसा की की्ति-पताका देवसझा में भी फैलने लगी तो एक देव ने 
सुलसा की परीक्षा लेने का विचार किया । 


एक दिन सुलसा के घर एक मुनि शिक्षार्थ आये और कहा कि एक साधु 
बीमार है जिसके लिये लक्षपाक तल की आवश्यकता है। सुलसा ने प्रसन्‍न मत 
से साधु के उपचारार्थ तैल देते के विचार से कमरे में जाकर तैल का घड़ा 
उठाया कि वह हाथ से छुट गया और बहुमूल्य तैल चारों ओर बिखर गया। 
उसने दूसरा घड़ा उठाया वह भी हाथ से छूट कर फूट गया फिर उसने तीसरा 
घड़ा उठाया, बाहर निकाज्षा किन्तु बाहर लाते ही वह भी फूट गया ॥ इतना 
होमे पर भी सुलसा ने धैर्य नहीं छोड़ा । मुनि का मन उदास हो गया । सुलसा 
न उदास हुई भौर न ही फ़ोधित । वह शान्त बनी रही त्तथा मुनि से निवेदन 
किया कि मुनिवर आज मेरे भाग्य में सुपात्र दान नहीं लिखा है मेरे कर्म 
बाधक बन रहे हैं । मुझे दुःख है कि मेरे पास औषधि होते हुए भी बीमार मुनि 
के काम न आ सकी । आपको भी व्यथे ही में कष्ट हुआ । 


मुनि ने देखा कि इतनी हानि होने पर भी सुलसा के मन में धैयें और 
शांति है तब वह्‌ अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ । वह॒ मुनि और कोई 
न होकर देवसभा का देव था जिसने सुलसा की परीक्षा लेने का विचार किया 
था। देव ने देवसभा में सुलसा की प्रशंसा वाली बातें बताते हुए उसके घैयें, 
घमरंनिष्ठा की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए उसे वर मांगने को कहा । सुलसा 
ने अपने जीवन के अभाव की चर्चा करते हुए कहा कि संतान न होने से मेरे 
पति सदेव चिंतित रहते हैं । यदि मेरी यह कामना पूर्ण हो सके तो मुझे प्रस- 
न्‍नता होगी। इस पर देव ने सुलसा को बत्तीस गोलियां प्रदान की जिनके 
प्रयोग से सुलंस। को बत्तीस पुत्रों की प्राप्ति हुई । सुलसा के ये बत्तीस ही पुत्र 
.राजा श्रेणिक के चेलणा के अपहरण प्रसंग के अवसर पर मृत्यु को प्राप्त हुए 
सुलसा मे इस भयानक शोक में भी अपने आपको सम्भाले रखा । यह सोचकर 
कि जिसका जन्म हुआ है उसको मृत्यु अवश्य होगी। उसने धैयेंपूर्वक इस 
विपत्ति को सहंव किया । ने 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावीरस्वामी : २३५ 


भगवान्‌ महावीर के मुख से सुलसा की प्रशंसा सूतकर अम्बड़ ने भी 
उसकी परीक्षा ली और उसमें भी वह खरी उतरी । अम्बड़ ने भी सुलसा की 
मुक्तकंठ से स्तवना की-। 


दृढ़ सम्यकत्वधारिणी सुलसा ने अपने धैर्य, स्थिरता आदि ग्रुणों की उत्क्ृ- 
प्टता के कारण तीर्थंकर नाम गोच्रकर्म उपाजंन किया । वह आगामी चौबीसी 
में निर्मम पन्द्रहवां तीथंकर बनेगी । 


७ महासती चेलणा : 


चेलणा वैशाली के राजा चेटक की सबसे छोटी कन्या थी और मगधपति 
श्रेणिक की महारानी भी। राजा श्रेणिक बौद्धधर्मानुयायी था और रानी 
चेलणा भगवान्‌ महावीर की उपासिका थी । राजा श्रेणिक चेलणा को बौद्ध 
धरम की ओर खींचता चाहते थे और चेलणा राजा श्रेणषिक को निग्नन्थ के 
चरणों में भुकाना चाहती थी। यह धमम संघर्ष उनके दाम्पत्य प्रेम में किसी 
भी रूप में कभी भी बाधा नहीं बना । 


अनाथी मुन्ति के प्रसंग से राजा श्रेणिक धर्म का मर्म समझ गया और 
वह भगवान्‌ महावीर का परम भक्त बत गया । - ' 5 


एक बार राजा श्रेणिक को चेलणा के चरित्र पर संदेह हो गया और 
उसने चेलणा को दुराचारिणी सममकर चेलरा के महल को तत्काल जला 
डालने का आदेश दे दिया । महल को जला देने के आदेश से भी - उसके मन 
को शांति नहीं मिली । वह सीधा भगवान्‌ महावीर की सभा में ' पहुंचा और 
उसने अपनी रानी चेलणा के पातित्रत्य विषयक प्रइनु किया । भगवान्‌ महावीर 
ने रानी चेलणा के पतिंब्रता सत्ती होने का विचार प्रकट कर उसकी प्रशंसा की 
और श्र णिक की शंका का समाधान किया तो वह भागा भागा महुलों की 
झोर जाया । महलों की आाग देखकर वह क़द्ध भी हुआ किन्तु जब उसे विदित 
हुआ कि यह आग महलों की न होकर महलों के आसपास के भोपड़ों की है 


और रानी चेलणा पूरुरूप से सुरक्षित है तो बह उसके पास गया और श्पने 
किये की क्षमा मांगी । है हे ः 


: * उपस्थित जन-समुदाय को जब सम्पूर्ण किस्सा विदित हुआ और उन्होंने 


१३६ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


सुना कि चेलणा की प्रशंसा भगवान्‌ महावीर ने भी की है तो जनसमुदाय ने 
चेलणा की जय-जयकार से गगन मंडल गूंजा दिया 


यहां भगवान्‌ महावीरकालीन कुछ ही महासतियों का संक्षिप्त परिचय 
दिया गया है। इस विषय पर यदि विस्तार से लिखा जावे तो एक अच्छी 
पुस्तक बन सकती है किन्तु यहां हमारा उद्देश्य उन सब पर प्रकाश डालना 
न होकर उस समय की प्रसिद्ध कुछ ही महासतियों का स्वल्प परिचय देना 
है। 

जैन धर्म में जिन सोलह महान्‌ नारियों की गाथा है वह जेन इतिहास में 
सोलह सतियों के नाम से प्रसिद्ध है । प्रत्येक जैन इन सतियों के नाम स्मरण 
कर अपने आपको धन्य अनुभव करता है। सत्तियों के नाम स्मरणार्थ निम्न- 
लिखित इलोक अत्यधिक प्रसिद्ध है। 


ब्राह्मी, चंदनबालिका भगवती राजीमती <द्रौपदी । 
'कौशल्था भर मृगावती-च सुलसा, 'सीता सुभद्रा शिवा । 
कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यहो । 
पद्मावत्यपि सुन्दरी दिन भुखे कुबेन्तु वो मंगलम्‌ । 


तत्कालीन राज-पुरूष : 

भगवान्‌ महावीर के समकालीन अनेक राजा-महाराजाओं और उनके 
मंत्री आदि राजपुरूषों का साक्षात रूप में भगवान्‌ महावीर से सम्बन्ध था । थदि 
भगवात्‌ महावीर के अनुयायी राजपुरूपों की सूची बनाई जावे और उस पर 
लिखा जावे तो यह भी एक अच्छे ग्रन्थ का रूप ले सकता है यहां ऐसे ही कुछ 
सुप्रसिद्ध शाजपुरूषों का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया जा रहा है, 
भगवान्‌ महावीर के अनुयायी थे । 


१ 'महाराजचेटक : 
चेटक जेन परम्परा में दृढ़धर्मी उपासक माने गये हैं, वे भगवान्‌ महा- 


महासतियों का विवरण निम्नांकित पुस्तकों पर आधारित -है । 
(१) जैन कथामाला, भाग २ व ३, श्री मघुकर मुनि 

(२) प्रमुख ऐतिहासिक जेन पुरूष और भहिलायें 
* डा० ज्योति जेन 


विद्वज्योति भगवान्‌ महावीरस्वामी : २३७ 


वीर के परम भक्त थे । आवश्यक चूणि में इन्हें श्रतधारी श्रावक माना गया 
है । इनके सात पुत्नियां थीं जिनमें से कुछ का परिचय ऊपर दिया गया है । 


चेटक वैशाली के गणतंत्र के श्रध्यक्ष ये । वैशाली गणतंत्र के ७७०७ 
सदस्य थे जो राजा कहलाते थे। महावीर के पिता सिद्धार्थ भी इनमें से एक थे | 


चेटक के दस पुत्र भी थे जिनमें सिहभद्व सबसे ज्येष्ठ श्रौर वाज्जिगण का प्रसिद्ध 
सेनापति था । 


भहाराज चेटक हैहयवंशीय राजा थे। वे भगवान्‌ महावीर के परम 

भक्त श्लावक होने के साथ ही साथ श्रपने समय के महान्‌ योद्धा, कुशल शासक 
और न्याय के कट्टर पक्षपाती थे | प्राणों पर संकट आ जाने पर भी उन्होंने 
अन्याय के समक्ष. सिर नहीं क्ुकाया | शरणागत की रक्षा करने के लिये भी वे 
प्रसिद्ध थे। अपनी शरणागति और न्यायप्रियता के कारण महाराज चेटक को 
चम्पा नरेश कूरिक के आक्रमण का विरोध करने के लिये भयंकर युद्ध करना 


पड़ा और श्रन्त में वैशाली पतन से निर्वेद प्राप्त कर उन्होंने अनशन कर 
समाधघिपूर्वक काल कर देवत्व प्राप्त किया । 


२ सेनापति सिहभद्व : 


जैसा कि ऊपर लिखा गया है, चेटक के दस पुत्र थे जिनके नाम सिंह- 
भद्र, दत्तभद्र, घन, सुदत्त , उपेद्ध, सुकुम्भोज, अकम्पन, सुपतंग, प्रभंजन और 
प्रभास थे । ये सभी वीर योद्धा, यशस्वी और धामिक थे जिनमें सर्वाधिक 
प्रसिद्ध सिहभद्ग है जो लिच्छवियों के प्रधान सेनापति थे, बड़े कुशल सेनानी 


निर्भीक योद्धा साथ ही प्रबुद्ध जिज्ञासु भी थे । भगवान्‌ महावीर के वे भ्रनन्‍्यः 
भक्त थे । 


३ चण्डप्रद्योत : 


पुणिक का पुत्र भ्रवन्ति-नरेश प्रद्योत अपनी प्रचण्डता के कारण चण्ड 
प्रयोत कहलाता था, वैसे उसका मूल नाम महासेन प्रद्योत था । वह अत्यन्त 
ज्ञानी, युद्धप्रिय और निरंकुश शासक था । अंग, वत्स, सिधु सौवीर आदि कई 
राज्यों पर, सम्बन्धों की भी अवहेलना करके, उसने प्रचण्ड आक्रमण किये थे । 
उसके अधीन चोदह मुकुटधारी राजा थे जो युद्ध में उसकी सहायता करते थे।. 


२३८ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


अन्त में भगवान्‌ महावीर के प्रभाव से ही उसकी मनोवृत्ति में कुछ सोम्यता 
आयी थी । जिस दिन भगवान्‌ महावीर का निर्वाण हुआ उसी दिन श्रवन्ति में 
प्रयोत के पुत्र एवं उत्तराधिकारी पालक का राज्याभिषेक हुआ था। 


४ महाराजा उदायन 


भगवान्‌ महावीर के परमभक्त उपासक नरेशों -में सिंधु सौवीर देश के 
शक्तिशाली एवं लोकप्रिय महाराजाधिराज उदायन का पर्याप्त उच्च स्थान है । 
उनके राज्य में सोलह बड़े बड़े जनपद थे, ३६३ नगर तथा उतनी ही खनिज 
पदार्थों की बड़ी बड़ी खदानें थीं। दश छत्र-मुकुटधारी नरेश भर अनेक छोटे 
भूपति, सामन्त, सरदार, सेठ साहुकार एवं सार्थवाह उनकी सेवा में रत्‌ रहते 
थे । राजधानी रोर्क नगर अपर नाम वीतभय पत्तन एक विशाल, सुन्दर एवं 
वेभवपूर्ण महानगर तथा भारत के पश्चिमी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। 
उसका नाम 'वीतभय” इसीलिये प्रसिद्ध हुआ कि महाराज उदायन के उदार 
एवं न्‍्याय-नीतिपूर्ण सुशासन में प्रजा सभी प्रकार के भय से मुक्त हो सुख ओर 
शांति का उपभोग करती थी । इतने प्रतापी और महान्‌ नरेश होते हुए भी महा' 
राज उदायन अत्यन्त निरभिमानी, विनयशील, साधु-सेवी और धघर्मानुरागी 
थे | उनकी महारानी का परिचय पूर्व में दिया जा चुका हैं। कहा जाता है 
कि महारानी को उत्कट धर्मनिष्ठा से प्रभावित होकर ही महाराज ऐसे: धर्म- 
निष्ठ बने थे । महारानी प्रभावती ने अपने राज्य में किसी स्वघर्मी को स्था- 
नीय एवं उत्तरदेशीय भी. जो अपने यहां किसी कार्यवेश आया हुआ हो उसको 
किसी भी प्रकार की असुविधा न हो ऐसी समुचित व्यवस्था कर रखी थी । 


भगवान्‌ महावीर के अपने नगर में पधारने पर राजा-रामी और परा 
परिवार तथा पार्षद एवं प्रजाजन भगवान्‌ के समवसररा में पहुंचे और उपंदेशा- 
मृत का पान किया जिससे प्रभावित होकर श्रावक धर्म स्वीकार किया | साधुओों 
की सेवादि में उन्हें विदेप आनंद आता था। वे आदर्श भक्त ये। उन्होंने भी 
अन्त में दीक्षात्रत अंगीकार कर लिया था । ' 


५ महाराज श्रेणिक : 


* महाराज श्रेणिक का अपरनाम विम्बसार अथवा भम्भासार इतिहास 
प्रसिद्ध शिशुतागवंश के एक महाचु यशस्वी और प्रतापी नरेश थे । वाहीक प्रदेश 
के निवासी होने के कारण उन्हें वाहीक कुल का भी कहा गया-है । 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावीरस्वामी : २३४६ 


महाराज श्रेणिक मगध के अधिपति थे और भगवान्‌ महावीर के भक्त 
राजाओं में प्रमुख थे । इनके पिता महाराज प्रसेनजित भगवान्‌ पाश्व॑नाथ को 
परम्परा के श्रावक थे। उन दिनों मगध की राजधानी राजगृह नगर थी और 
मगध राज्य की गणना भारत के शक्तिशाली राज्यों में की जाती थी । श्रेणिक 
जन्म से जैन धर्मावलम्बी होकर भी अपने निर्वासतकाल में जैन धर्म के सम्पर्क से 
हट गये हों ऐसा जैन साहित्य के कुछ कथाग्रंथों में उल्लेख प्राप्त होता है। 
इसका प्रमाण महारानी चेलणा और महाराज श्रेणिक का धामिक 


संघर्ष है। यदि श्र णिक प्रारम्भ से ही जैन धमम के अनुयायी होते तो महारानी 
चैलणा के साथ उनका धार्मिक संघर्ष नहीं होता । 


अनाथी मुनि के साथ हुए महाराज श्रेणिकर के प्रश्नोत्तर एवं उनके 
द्वारा अताथी मुनि को दिये गये भोग-निमंत्रण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे 
उस समय तक जैन धर्मावलस्वी नहीं थे अन्यथा मुनि को भोग के लिये निमंत्रण 
नहीं देते । अनाथी मुनि के त्याग, विराग एवं उपदेश से प्रभावित होकर श्रेणिक 
निर्मेल मन से जैन धर्म के प्रति अनुरक्त हुए | यदि यह कहा जाय कि यहीं से 
श्रेणिक को जैन धर्म का बोध मिला तो अनुचित नहीं होगा । 


जब श्र णिक को भगवान्‌ महावीर के राजगृही आगमन का समाचार 
मिला तो वह संतुष्ट एवं प्रसन्‍न हुए और सिंहासन से उठकर जिस दिद्ञा में प्रभु 
विराजमान थे उस दिशा में सात-आ्रठ पैर (पद) सामने जाकर उन्होंने प्रभु 
को बन्‍्दन किया । तदनन्तर वे महारानी चेलणा के साथ भगवान्‌ महावीर को 
बंदना करने गये और भगवान्‌ का उपदेशामृत्त पान करके बड़े प्रसन्न हुए । 
भगवान्‌ महावीर के चरणों में महाराज श्रेणिक की ऐसी प्रगाढ़ भक्ति थी कि 
एक समय उन्होंने घोषणा की कि कोई भी पारिवारिक व्यक्ति भगवान्‌ महावीर 
के पास यदि दीक्षा ग्रहण करता चाहे तो उसे नहीं रोका जावेगा । इस घोषणा 
से उनके तेईस पुत्रों और तेईस रानियों-मे दीक्षा अंगीकार की थी । 


श्रेणिक ने महावीर के धर्मशासन की बड़ी प्रभावता की थी | अथ्ती 
होकर भी उन्होंने शासन-सेवा के फलस्वरूप तीर्थंकर गोचकर्म को बंध किया 
प्रथम नारकभूमि से निकलकर वह पदनाभ नाम के अगली चौबीसी के प्रथम 


तीर्थंकर रूप से उत्पत्त होंगे । वहां भगवान्‌ महावीर की भांति वे पंच महाव्तत्त 
रूप सभ्रतिक्रमण धर्म की देशना करेंगे । + 


॒ 


२४० : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


भगवान्‌ के शासन में श्रेणिक ओर उसके परिवार का धर्म-प्रभावना में 
जितना योग रहा' उतना किसी अन्य राजा का नहीं रहा । 


६ मंत्रीश्वर अभयकुमार : 


महाराज श्रेणिक के सुशासन, उत्तम राज्य व्यवस्था, स्पृहणीय न्याय शासन, 
समृद्धि, वैभव एवं राजनयिक संघर्ष का श्रेय अनेक अ्रंशों में उनके इतिहास- 
विश्वुत, बुद्धि विधान मंत्रीश्वर अभयकुमार को है। अभयक्रुमार द्वविड़देशीय 
ब्राह्मण पत्नी नन्‍्दश्री से उत्पन्त उनके ही ज्येष्ठ पुत्र थे । एक अन्य मतानुसार- 
अभय की माता नंदा या नंदशी दक्षिण देश के वेण्यातट नामक नगर के धना- 
वह नामक श्रेष्ठि की पुत्री थी । कुछ भी हो अभयकुमार की ऐतिहासिकता में 
किसी प्रकार का संदेह नहीं है । 


जैन इतिहास में अ्भयकुमार की भगवान्‌ महावीर के परमभक्त, 
एक धर्मात्मा, शीलवान, संयमी श्रावक होने के अ्रतिरिक्त एक अत्यन्त 
मेधावी, अद्भुत प्रत्युत्पन्त मात, न्याय शासन दक्ष, विचक्षण बुद्धि, कुट- 
नीतिक, विशारद राजनीति पढु, प्रजावत्सल, अतिकुशल' प्रशासक एवं 
आदर्श राज्य मंत्री के रूप में स्याति है। जब जब भी राज्य पर कोई भी 
संकट आया, श्रभयकुमार ने अपने बुद्धि बल से अपने राज्य के धन जन और 
प्रतिष्ठा की तुरन्त और सफल रक्षा की । वे वेश बदलकर जनता के बीच जाते 
और विभिन्‍न सूचनाएँ प्राप्त करते, षडयन्त्रों को विफल करते, जनता के संतोष- 
असंतोष का पता लगाते, न्यायिक जांच करते थे । 


इतने बड़े राज्य का शक्ति सम्पन्त महासंत्री तथा महाराज का ज्येष्ठ पुत्र 
होने पर भी राज्य लिप्सा उसे छू भी नहीं गई थी । वे अत्यन्त धार्मिक वृत्ति 
के थे । अभयकुमार ने दीक्षा की आज्ञा अपने पिता' राजा श्रेंणिक से बुद्धिवल 
से प्राप्त कर भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की और विजय अखाुत्तर 
विमान में उत्पन्न हुए । 


महाराज श्रेणिक के अन्य पुत्रों में से कृरिषिक के अतिरिक्त मेघकुमार; 
नन्दिषेण ओर वारिपेर के चरित्र विशेष प्रसिद्ध हैं । सर्वेश्रकार के देव-दुलेभ 
वैभव में पले, वे भी विपम भोगों में मगत थे कि भगवान्‌ महावीर के उपदेशों 


विश्वज्योति भगवान महावीर॒स्वामी : २४१ 


से प्रभावित होकर सब कुछ त्यागकर कठोर तप-संयम का सार्ग अपना लिया 
उनके श्रद्धान्‌ एवं शील की दृढ़ता अनुकरणीय मानी जाती है । 


७ कुणिक-अजातशब्र : 


कूणिक महारानी चेलना से उत्पन्न श्रेरिक के पुत्रों में सबसे बड़ा था । 
जब बालक गर्भ में था तब माता ने सिंह का स्वरूप देखा | गर्भकाल में माता 
को श्रेणिक राजा के कलेजे के मांस को खाने का दोहद उत्पन्न हुआभा । राजा 
ते अभयकुमार के बुद्धि कौशल से दोहद की पूति की । माता को अपने गर्भस्थ 
शिश्षु की ऐसी दुर्भावता से दुःख हुआ । जन्म के पश्चात्‌ चेलता ने नवजात 
शिशु को कूड़े की ढेरी पर फिकवा दिया | एक मुर्गे ने वहां वालक की कनिष्ठ- 
श्रंगुली काट लो जिसके कारण अंगुली में मवाद पड़ गई। अंगुली की पीड़ा से 
बालक रोने लगा | बालक की चीत्कार सुनकर श्रेणिक ने पता लगाया और 
उसे उठाकर महल में लाया | बालक की पीड़ा से खिन्‍्न हो श्र सिक ने चूस 


चुसकर अंगुली का मवाद निकला । अंगुली के घाव के कारण उसका नाम 
कूरिणिक रखा गया । 


कूृणिक के जन्मान्तर का वैर अभी समाप्त नहीं हुआ था, अतः बड़ा होने पर 
उसके मन में राज्य-प्राप्ति की इच्छा हुई। उसने अपने दस भाइयों को साथ 
लेकर राज्याभिषेक कराया और महाराज श्र णिक को कँद में डलवा दिया । 


एक दिन जब यह श्रपनी माता के चरण-वंदन को गया तो भाता ने उसका 
'चरण-वंदन स्वीकार नहीं किया और जव कूणिक ने कारण पूछा तो स्पष्ट कहा 
कि जो पुत्र अपने उपकारी पिता को काराबास में डालकर स्वयं राज-सुख 
भोग रहा है उसका मुंह देखना भी पाप है । इस पर कृणिक के मन में पितृ 
प्रेम उमड़ पड़ा और वह तत्काल ही हाथ में परशु लेकर पिता के बंधन काटने 
काराग्रह की ओर चल दिया । जब श्रेणिक ने इस स्थिति में कूणिक को 
अपनी ओर आते हुए देखा तो अनिष्ठ की आश्वंका से उसमे तालपुट विष 
खाकर तत्काल प्राण-त्याग दिए । 


श्रेंणिक की मृत्यु के वाद कृणिक को बहुत दुःख हुआ ।' वह मूच्छित 
होकर गिर पड़ा । सचेत होने पर वह स्वयं अपने आपको ही भरताड़ित करने 


लगा। बाद में राजगूह छोड़कर उसने चम्पा में राजधानी वसायी और वहीं 
रहने लगा । ! 


२४० : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


भगवान्‌ के शासन में श्रेणिक और उसके परिवार का धर्म-प्रभावता में 
जितना योग रहा' उतना किसी अन्य राजा का नहीं रहा । 


६ मंत्रीर्वर अभयकुमार : 


महाराज श्रेणिक के सुशासन, उत्तम राज्य व्यवस्था, स्पृह्णीय न्याय शासन, 
समृद्धि, वैभव एवं राजनयिक संघर्ष का श्रेय अनेक अंशों में उतके इतिहास- 
विश्वुत, बुद्धि विधान मंत्रीश्वर अभयकुमार को है। अभयकुमार द्रविड़देशीय 
ब्राह्मण पत्नी सन्दश्नी से उत्पन्त उनके ही ज्येष्ठ पुत्र थे । एक अन्य मतानुसारः 
अभय की माता नंदा या नंदशी दक्षिण देश के वेण्यातट वामक नगर के धन्ता- 
वह नामक श्रेष्ठि की पुत्री थी | कुछ भी हो अभयकुमार की ऐतिहासिकता में 
किसी प्रकार का संदेह नहीं है । 


जैन इतिहास में अभयकुमार की भगवान्‌ महाबीर के परमभक्त, 
एक धर्मात्मा, शीलवान, संयमी श्रावक होने के अतिरिक्त एक अत्यन्त 
मेधावी, अद्भुत प्रत्युत्पन्न माति, न्याय शासन दक्ष, विचक्षण बुद्धि, कुट- 
नीतिक, विशारद राजनीति पहु, प्रजावत्सल, अतिकुशल प्रशासक एवं 
आदर्श राज्य मंत्री के रूप में ख्याति है। जब जब भी राज्य पर कोई भी 
संकट आया, अ्रभयकुमार ने अपने बुद्धि बल से अपने राज्य के धन जन और 
प्रतिष्ठा की तुरन्त और सफल रक्षा की | वे वेश बदलकर जनता के बीच जाते 
ओर विभिन्‍न सूचनाएँ प्राप्त करते, पडयन्त्रों को विफल करते, जनता के संतोष- 
असंतोष का पता लगाते, न्यायिक जांच करते थे । 


इतने बड़े राज्य का शक्ति सम्पन्त महामंत्री तथा महाराज का ज्येष्ठ पुत्र 
होने पर भी राज्य लिप्सा उसे छू भी नहीं गई थी । वे अत्यन्त धामिक वृत्ति 
के थे । अभयकुमार ने दीक्षा की आज्ञा अपने पितता' राजा श्रेणिक से चुद्धिवल 
से प्राप्त कर भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की और विजय अरात्तर 
विमान में उत्पन्त हुए । 


महाराज श्रेरिक के अन्य पुत्रों में से कुशिक के अतिरिक्त मेघकुमार; 
नन्दिषेण और वारिपेण के चरित्र विशेष प्रसिद्ध हैं। सर्वश्रकार के देव-दुलेभ 
वंभव में पले, वे भी विपम भोगों में मस्त थे कि भगवान्‌ महावीर के उपदेशों 


विश्वज्योति भगवान महावीर॒स्वामी : ए४१ 


से प्रभावित होकर सब कुछ त्यागकर कठोर तप-संयम का मागे अपना लिया 
उनके श्रद्धान एवं शील को दुढ़ता अनुकरणीय मानी जाती है । 


७ कूृणिक-अ्रजातशत्रु : 


करूणिक महारानी चेलना से उत्पन्न श्रेरिक के पुत्रों में सबसे बड़ा था । 
जब बालक गर्भ में था तब माता ने सिंह का स्वरूप देखा । गर्भकाल में माता 
को श्रेणिक राजा के कलेजे के मांस को खाने का दोहद उत्पन्त हुआ। राजा 
ने अभयकुमार के बुद्धि कौशल से दोहद की पूर्ति की। माता को अपने गर्भस्थ 
शिशु की ऐसी दुर्भावता से दुख हुआ । जन्म के पश्चात्‌ लैलना ने नवजात 
शिक्षु को कूड़े की ढेरी पर फिकवा दिया । एक मुर्गे ने वहां बालक की कनिष्ठ- 
अंगुली काट ली जिसके कारण अंगुली में मवाद पड़ गई । अंगुली की पीड़ा से 
बालक रोने लगा | बालक की चीत्कार सुनकर श्रेणिक ने पता लगाया और 
उसे उठाकर महल में लाया ) बालक की पीड़ा से खिन्‍न हो भरे णिक ने चूस 


चूसकर अंगुली का मवाद निकला । अंगुली के घाव के कारण उसका नाम 
कूश्णिक रखा गया । 


कूणिक के जन्मान्तर का बैर अभी समाप्त नहीं हुआ था, अतः बड़ा होने पर 
उसके मन में राज्य-प्राप्ति की इच्छा हुईं। उसने अपने दस भाइयों को साथ 
लेकर राज्याभिषेक कराया और महाराज श्रेणिक को कैद में डलवा दिया । 


एक दिन जब यह अपनी माता के चरण-बंदन को गया तो माता ने उसका 
चरण-वंदन स्वीकार नहीं किया और जब कूणिक ने कारण पूछा तो स्पष्ट कहा 
कि जो पुत्र अ्रपने उपकारी पिता को कारावास में डालकर स्वयं राज-सुख 
भोग रहा है उसका मुंह देखता भी पाप है । इस पर कूृणिक के मन में पितृ 
प्रेम उमड़ पड़ा और वह त्तत्काल ही हाथ में परशु लेकर पिता के बंधन काटसे 
कारागृह की ओर चल दिया । जब श्रेणिक ने इस स्थिति में कुणिक को 
अपनी ओर. आते हुए देखा तो अनिष्ट की आशंका से उसने तालपुट विष 
खाकर तत्काल प्राण-त्याग दिए 


श्रेणिक की मृत्यु के बाद कृणिक को बहुत दुःख हुआ ।* वह मूच्छित 
होकर गिर पड़ा । सचेत होने पर वह स्वयं अपने आपको ही प्रताड़ित करने 


लगा। बाद में राजगृह छोड़कर उसने चम्पा में राजधानी बसायी और वहीं 
रहने लगा । 


२४२ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


कुरिक की रानियों में पद्मावती, धारिणी और सुभद्रा प्रमुख थीं ऐसा 
उल्लेख भी मिलता है'कि उसने आठ राजकुमारियों से-विवाह किया था, उदाई 
महारानी पद्मावती से उत्पन्त उसका पुत्र था, जो उसके बाद सिंहासन पर 
बैठा । इसी ने चम्पा से राजघानी पाठलीपुत्र स्थानान्तरित की थी । 


चेलता के सत्संग ने, संस्कारों ने कुणिक के मन में भगवान महावीर के 
प्रति अटूट भक्ति भर दी थी । 


भगवान्‌ महावीर के चम्पानगरी में आगमन की सूचना लाने वाले संवा- 
ददाता को वह एक लाख आठ हजार रजत मुद्राओं का प्रीतिदान दिया करता 
था । 


कूृणिक का वैशाली गणतंत्न के शक्तिशाली महाराजा चेटक के साथ भीषण 
युद्ध हुआ था । उस युद्ध के कारण हुए नरसंहार में. एक करोड़, अस्सो लाख 
लोग मारे गये थे। इस युद्ध:में महाशिला कंटकः युद्ध और' रथमृसल संग्राम 
अधिक प्रसिद्ध हैं! छलवल से कूण्णिक ने वैभवशाली वेशाली में श्रपत्ती सेना के 
साथ प्रवेश कर उसके वेभवशाली भवनों को भंग कर दिया । वैशाली भंग होने 
के समाचार को सुनकर महाराज चेटक ने श्रनशनपूर्वक प्राण त्याग कर दिये 
और वे देवलोक में देवरूप से उत्पन्न हुए । 


भगवती सूत्र और निरयावलिका में दिये गये इस युद्ध के विवरणों से 
प्रमाणित हो जाता है कि युद्ध में आधुनिक युग के प्रक्षेपणास्त्रों और दैंकों से 
भी अति भीषण संहारकारक महाशिलाकंटक और रथमूसल अस्त्र थे । 


महाशिला कंटक अस्त्र और रथमूसल यन्त्र के कारण उस समय कुणिक 
की धाक चारों ओर जम गई थी | उसके समक्ष प्रतिरोध करने का साहस 
तत्कालीन नरेशों में से कोई भी नहीं कर सका। कूृणिक अनेक देशों को अपने 
अधीन करता हुआ तिमिस्त्र गुफा के द्वार तक पहुंच गया' । अप्टम भक्त कर 
कूणिक ने तिमिस्त्र गुफा के द्वार पर दण्ड प्रहार किया । यहीं गुफा के द्वार- 
रक्षक देव ने क्रुद्ध होकर हुंकार को और कुण्णिक तत्काल वहीं भस्मसाव हो 
गया । मरकर वह छट्ठे नरक में उत्पन्न हुआ । 


भगवान्‌ महावीर का भक्त होते हुए भी वह तीव लोभ के उदय से पथअञ्अप्ट 


विद्वज्योति भगवान्‌ महावी रस्वामी : २४३ 


हुआ और तीक्र श्रासक्ति के कारण दुर्गेति का अधिकारी बना । कुृण्िक के 


भस्मसात्‌ होने के दृश्य को देखकर उसकी सेना भयज्षीत हो गई और चम्पा 
लौट आई । 


८ उदयिन : 


कुरणिक के उपरांत उसका पुत्र उदयिन (उदायी, अजउदायीं या उदयी- 
भसट) सिहासत पर आरूढ़ हुआ । वह भी चम्पा का शासक रह चुका था। जैन 
साहित्य में उसका वर्णन एक महान जैन नरेश के रूप में पाया जाता है। उसकी 
माता का नाम पद्मावती था। वह सुशिक्षित, सुयोग्य और बीर राजकुमार था । 
उदयिन ने ही पाटलिपुत्र नगर बसाया था और उसी ने राजागृह से अपनी राज- 
धानी स्थानांतरित की थी । वह एक परम जैत भक्त था। एक शत्रु ने छल से 
उसकी हत्या कर दी। उसके बाद अनुरूद्ध, मुण्ड, नागदशक या दशक आदि कुछ 


नरेश क्रमशः हुए। वे कुल परम्परानुसार प्रायः जैन धर्मानुयायी थे किन्तु दासन- 
काल अल्प रहने से गोण रहे । 


अन्य तत्कालीन नरेश : 


कॉलिंग नरेश जितदात्रु और चंपा नरेश दधिवाहन सपरिवार भगवान्‌ के 
परमभक्त, सुश्रावक एवं श्रपने समय के प्रतिष्ठा सम्पन्त नरेश थे । कौसलाधि- 
पति महाराज प्रसेतजित महावीर और गौतम बुद्ध का ही नहीं मकंखलि गोशाल 
आदि श्रन्य तत्कालीन श्रमण एवं ब्राह्मण धर्माचार्यों का भी समानरूप से आदर 
करते थे। कील्लाग-संनिवेश के स्वामी कूलठृप ने, जो सम्भवतः भगवान्‌ का 
सगोत्रीय था, उनको प्रथम श्राह्मरदान देकर पारणा-कराया था । बसन्‍्तपुर के 
राजा समरवीर, पावा के हस्तिपाल और पुण्यपाल, पलाशपुर के राजा विजय 
सेन और राजकुमार ऐमूत्त, वाराणसी की राजकुमारी मुण्डिका, कोशाम्बी नरेश 
उदयन, दशाणे देश के राजा दशरथ, पोदनपुर के विद्वराज, कपिलवस्तु के शाक्य 
वष्प (गोतम बुद्ध के चाचा) मथुरा के उदितोदय और अवंति-प्रभ तथा उनका 
राज्य-सेठ, पांचाल नरेश जय, हस्तिनापुर के भूपति शिवराज, तथा वहां के 
नगरसेठ पोत्तलि, पोत्तननगर के राजपि प्रसन्तचन्द्र इत्यादि राजे महाराजे भग- 
वानू सहावीर के भक्तन्रती अथवा अन्नती श्रावक थे | इसके अलावा एक नाम 


ओर उल्लेखनीय है-वह है हेमांगद नरेश जीवंधर-जिनका संक्षिप्त परिचय इस 
प्रकार है- 


२४२ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


कूरिक की रानियों में पद्मावती, धारिणी और सुभद्गरा प्रमुख थीं ऐसा 
उल्लेख भी मिलता है'कि उसने. आठ राजकुमारियों से विवाह किया था, उदाई 
महारानी पद्मावती से उत्पत्व उसका पुत्र था, जो उसके बाद सिंहासन पर 
बैठा । इसी ने चम्पा से राजघानी पाटलीपुत्र स्थानान्तरित की थी । 


चेलना के सत्संग ने, संस्कारों ने कुणिक के मन में भगवान्‌ महावीर के 
प्रति अटूट भक्ति भर दी थी * 


भगवान्‌ महावीर के चम्पानगरी में आगमन की सूचना लाने वाले संवा- 
ददाता को वह एक लाख आठ हजार रजत मुद्राओं का प्रोतिदान दिया करता 
था। 


कूणिक का वैशाली गणतंत्र के शक्तिशाली महाराजा'चेटक के साथ भीषण 
युद्ध हुआ था । उस युद्ध के कारण हुए नरसंहार में एक करोड़; अ्रस्सो लाख 
लोग मारे गये थे। इस युद्ध-में महाशिला कंटक युद्ध और रथमृसल संग्राम 
अधिक प्रसिद्ध हैं) छलवल से कुशिक ने वैभवशाली वेशाली-में श्रपतती सेता के 
साथ प्रवेश कर उसके वैभवशाली भवनों को भंग कर दिया । वैशाली भंग होने 
के समाचार को सुनकर महाराज चेटक ने भ्रनशनपूर्वेक प्रारा त्याग कर दिये 
और वे देवलोक में देवरूप से उत्पन्न हुए । 


भगवती सूत्र और निरयावलिका में दिये गये इस युद्ध के विवरणों से 
प्रमाणित हो जाता है कि युद्ध में आधुनिक युग के प्रक्षेपणास्त्रों और दौैकों से 
भी अति भीषण संहारकारक महाशिलाकंटक और रथमूसल अस्त्र थे । 


महाशिला कंटक अस्त्र और रथमूसल यन्त्र के कारण उस समय क़ुणिक 
की धाक चारों ओर जम गईं थी | उसके समक्ष: प्रतिरोध करने का साहस 
तत्कालीन नरेशों में से कोई भी नहीं कर सका। कुृणिक अनेक देशों को अपने 
अधीन करता हुआ पतिमिस्त्र गुफा के द्वार तक पहुंच गया. । अप्टम भक्त कर 
कुणिक ने तिमिस्त्र गुफा के द्वार पर दण्ड प्रहार किया । यहीं गुफा के द्वार- 
रक्षक देव ने ऋुद्ध होकर हुंकार को और कूरिक तत्काल वहीं भस्मसाव्‌ हो 
गया । मरकर वह छट्ठे नरक में उत्पन्त हुआ । 


भगवान्‌ महावीर का भक्त होते हुए भी वह तीव लोभ के उदय से पथश्रष्ट 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावी रस्वामी : २४३ 


हुआ और तीव्र श्रासक्ति के कारण दुर्गंति का अधिकारी वा । कुशिक फे 


भस्मसात्‌ होने के दृश्य को देखकर उसकी सेना भयभीत हो गई भर चम्पा 
लौट आई । 


८ उदयिन : 


किक के उपरांत उसका पुत्र उदयिन (उदायी, अजउदायीं या उदयी- 
भट) सिंहासन पर आरूढ़ हुआ | वह भी चम्पा का शासक रह चुका था। जैन 
साहित्य में उसक/ वर्णन एक महान जैन नरेश के रूप में पाया जाता है। उसकी 
माता का नाम पद्मावती था। वह सुशिक्षित, सुयोग्य और वीर राजकुमार था। 
उदयिन ने ही पाटलिपुत्र नगर बसाया था और उसी ने राजागृह से अपनी राज- 
धानी स्थानांतरित की थी । वह एक परम जैन भक्त था। एक शत्रु ने छत्त से 
उसकी ह॒त्या कर दी। उसके बाद अनुरूद्ध, मुण्ड, नागदशक या दश्श क आदि कुछ 


नरेश क्रमशः हुए। वे कुल परम्परानुसार प्रायः जैन धर्मानुयायी थे किन्तु शासन- 
काल अल्प रहने से गोण रहे । 


अन्य तत्कालीन नरेश : 


कॉलिंग नरेश जितश्न्नु और चंपा नरेश दध्िवाहन सपरिवार भगवान्‌ के 
परमभक्त, सुश्रावक एवं भ्रपने समय के प्रतिष्ठा सम्पन्त नरेश थे । कौसलाधि- 
पति महाराज प्रसेनजित महावीर और गौतम बुद्ध का ही नहीं मकखलि गोशाल 
आदि भ्रन्य तत्कालीन श्रमण एवं ब्राह्मण धर्माचार्यों का भी समानरूप से आदर 
करते थे । कोल्लाग-तंनिवेश के स्वामी कूलनृप ने, जो सम्भवतः भगवान्‌ का 
सगोत्रीय था, उनको प्रथम आाहारदान देकर पारणा-कराया था । वसन्तपुर के 
राजा समरवीर, पावा के हस्तिपाल और पृण्यपाल, पलाशपुर के राजा विजय 
सेन और राजकुमार ऐमूत्त, वाराणसी की राजकुमारी मुण्डिका, कौशास्वी नरेश 
उदयन, दक्षाण देश के राजा दशरथ, पोदलपुर के विद्रराज, कपिलवस्तु के शाक्य 
वप्प (गौतम बुद्ध के चाचा) मथुरा के उदितोदय और बवंत्ति-प्रभ तथा उनका 
राज्य-सेठ, पांचाल नरेश जय, हस्तिनापुर के भूपति शिवराज, तथा वहां के 
नगरसेठ पोत्तलि, पोत्ततनगर के राजधि प्रसन्‍्तचन्द्र इत्यादि राजे महाराजे भग- 
वान्‌ महावीर के भक्तत्रती अ्रथवा भन्नती श्रावक थे । इसके अलावा एक नाम 
६4 है-वह है हेमांगद नरेश जीवंधर-जिनका संक्षिप्त परिचय इस 


२४४ : जन धर्म का संक्षिप्त इतिहांस 


महाराज जीवन्धर : ह 
हेमांगद दक्षिण भारत के वर्तमान कर्नाटक राज्य का एक भाग था जिसकी 
राजधानी का नाम राजपुरी था और उस समय सत्यन्धर नामक जिन धर्म भक्त 
राजा वहां राज करता था । उसकी रानी विजया से उत्पल्न पुत्र का: नाम. जीवे॑- 
धर था। इनका रोचक, रोमांचक एवं साहसिक चरित्र जैत साहित्यकारों में 
अत्यधिक लोकप्रिय रहा | इन पर अनेक रचनाओं का सूजन हुआ है 4 इनके 
पिता सत्यन्धर सज्जन पुरूष. थे और इसी कारण दुष्ट मंत्री के पडयंत्र के शिकार 
हुए । देवयोग से गर्भवती . रानी विजया को एक मयूरयंत्र में बैठाकर झाकाश 
मार्ग से बाहर भेज दिया था जो कि एक श्मशान में उतरा और वहीं जीवन्धर 
का जन्म हुआ । संक्रटों की चिता किये बिना रानी ने अपने पुत्र का लालन 
पालन किया | बड़ा होने पर जीवन्धर ने अपने पुरूषार्थ से अपना पैतक राज्य 
पुने: प्राप्त किया । वर्षों तक राज्य किया और भोगोपभोगों का रसास्वादन भी 
किया । भगवान्‌ महावीर का सम्पर्क मिलने पर सब कुछ त्याग कर मुनि ब्रत 
धारण कर लिया ।१ 


दश श्रावक : 
उपासक दक्शांग-सूत्र में भगवान्‌ महावीर के दक्ष सर्वेश्नेष्ठ साक्षात्‌ उपासकों 
एवं परम भक्‍तों का वर्णन मिलता है। जो सब सदग्रहस्थ थे । और ग्रहस्था- 


वस्था में रहते हुए ही धर्म का उत्तम पालन करते थे | ऐसे परम्‌ भक्त श्रावकीं 
का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है :- 


१ गाथापति आनन्द 


.. गाथापति आनन्द वाणिज्य ग्राम का निवासी था । गांव में उसकी बड़ी 
प्रतिष्ठा और संम्मान था | वह धर्म, समाज एवं राजनीति में भी कुशल था । 
राजा-सामन्तादि उससे परामश्श तो लेते ही थे किन्तु समस्याओं के समाधान हेतु 
उसके पास आया भी करते थे। आनन्द जनसेवा का कार्य भी निःस्वार्थ भाव से 


राजपुरूषों का विवरण .निम्नांकित ग्रंथों पर आधारित हैं :- 
(१) प्रमुख ऐतिहासिक जैव पुरुष और महिलाएं. 

(२) ऐतिहासिक काल के तीन तोर्थकर. 

(३) भगवान्‌ सहावीर : एक अनुशीलन. 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावी रस्वासी : २४५ 


करता था । उसकी पत्नी का ताम शिवानक्दा था। दिवानन्दा भी गुण शीला 


एवं धर्म में रुचि रखने वाली नारी थी) गराथापतति आनन्द अपार सम्पत्ति का 
स्वामी था । 


एक बार भगवान्‌ महावीर वाणिज्य ग्राम के चुतिपलाश उद्यात 
मे पधारे। भगवान्‌ के श्रागमन का समाचार सुनकर राजा जितशत्रु एवं अपार 
मानव समूह भगवान्‌ के दर्शनों के लिये चल पड़े | गाथापति आनन्द ने सुना तो 
उसका मनमग्रर नाच उठा | वह भी अपने मित्र-स्वजन आदि को साथ लेकर 
भगवान्‌ के समवसरण में पहुंचा और वनंदता करके घर्मोपदेश सुनने लगा। 


भगवान्‌ महावीर के त्याग भौर सेमता प्रधान उपदेश का आतत्व पर गहरा 
प्रभाव पड़ा और भगवाध्‌ महावीर के समक्ष उसने ग्रहस्थ घर्म के द्वाद्श अत 
ग्रहए। कर लिये । जब वह प्रसन्‍तचित्त घर भाया तो उसकी पत्नी ने प्रसत्तता' 
का काशण जानना चाहा । आनन्द ने विस्तारपु्वेक सब कुछ बता दिया और 
यह भी बता दिया कि उसने श्रावक धर्म स्वीकार कर लिया है। शिव[नन्दा, यह 
सब सुनकर गरदयद्‌ हो गई। वंह तो स्वभाव से ही धर्मशीला थी । उसने भी द्वादश 


ब्त ग्रहण किये। इस प्रकार आनन्द दम्पत्ति भगवाध्‌ महावीर के उपासक बत 
गये । | 


भृहस्थावस्था में रहते हुए ही आनन्द घर्म-ध्यान में तल्लीन रहता | एक 
दिन अपने घर का सब भार अपने ज्येष्ठ पुत्र को प्ौंपकर बह भ्रकेला कोल्लाक- 
सल्निवेश में स्थित ज्ञात कुल की पौषधशाला में भा गया और सादा श्रमण जैसा 
परिधान पहनकर श्रंगण की भांति जीवन व्यतीत करने लगा । 


आनन्द की अवधि ज्ञान की उपलब्धि भी, हुई थी । इस प्रसंग में भगवात्‌ 
महांवीर के प्रधान शिष्य इन्द्रभूत्ति गौतम को आनत्द के समक्ष खेद प्रकट भी 
करना पड़ा था। गोतम को प्ानज्द से क्षमा मांगनी पड़ी थी । दे 

गाथापति आनन्द त्याग और अखंड आनल्द की अनुभूति करता हुआ बीस. 
वर्ष तक श्रमणोपासक के रूप में जीवित रहा। -अंत में: समाधिपूर्वक प्रसन्‍नत्ता 
ते प्राणोत्सगे, किये और वह सोधम क़ल्प के अरूणांभ विमान में उत्पन्त हुआ। 


२४६ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


२ श्रावक कामदेव : 


कामदेव चम्पानगरी का निवासी था । उसकी पत्नी का नाम भद्गा था। 
कामदेव की दूर दूर तक प्रतिष्ठा थी। धन वैभव से सम्पन्त कामदेव को किसी 
बात की कमी नहीं थी । 


एक बार भगवान्‌ महावीर चम्पानगरी पधारे। राजा एवं प्रजाजन भगवान्‌ 
की वंदना हेतु जाने लगे। कामदेव ने इस प्रकार जनता को जाते देख इसका 
कारण जानना चाहा तो उसे विदित हुआ कि भगवान्‌ महावीर पधारे हुए हैं। 
भगवान्‌ के श्राममन का समाचार सुनकर उसका मन पुलकित हो उठा। वह भी 
भगवान्‌ महावीर के समवसरणा में जा पहुंचा । 


भगवान्‌ के समवसरण में चारों मोर समता-रस की धारा बह रही थी | 


भगवान्‌ महावीर का त्याग एवं संयम युक्त प्रवचन पीयूष का पान-कर कामदेव 
ने श्रावक धर्म स्वीकार कर लिया ॥ 


एक दिन कामदेव ते घर का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंप दिया'भौर 
उसकी अनुमति लेकर स्वयं निवृत्त हो पौषधशाला में चला गया। पौषधशाला 
में भगवान्‌ को वन्दना कर विशेष समाधि और ध्यान योग में लीन हो गया ६ 
ध्यान की स्थिरता में जब चेतना लीन हो गई तो वह शरीर का भान भी भूल 
गया । कायोत्सगे -दशा में स्थित हो आत्मरमण-करने लगा । महीं कामदेव की' 
परीक्षा भी हुई जिसमें वह सफल हुआ । 


प्रातः:काल उसे शुभ समाचार मिला कि भगवान्‌ महावी< चम्पा में पधारे 
हैं । कामदेव ने सर्वप्रथम भगवान्‌ की सेवा में पहुंचकर उनकी वंदना की । भग- 
वान्‌ महावीर ने अपनी सभा में कामदेव को उपस्थित देखकर' उसकी श्रविचल 
श्रद्धा की प्रशंसा की झौर रात्रि की घटना का वर्णन भी किया। साथ ही उन्होंने 
कहा कि गृहवास में रहने वाला श्रमणोपासक देय, मनुष्य और तिर्यन्च सम्बन्धी 
झयानक उपसर्गों में भी प्राणों की बाजी लगाकर अपनी धर्म-श्रद्धा में अविचल 
रहता है ।. इससे कामदेव की सभी प्रशंसा करने-लगे। 


कामदेव 'श्रावक जीवन के ब्तों में श्लौर भी प्रगतिशील बना 238: 
फ्रमेश: श्रॉंवक की ग्यारह प्रतिमाओं की आराधना की | अंतिंग समय में शुद्ध 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावी रस्वामी : २४७ 


भावनापुर्वक आलोचना प्रतिक्रमण कर सम्माधिपूर्वक देहत्याग कर सौधर्म स्वर्ग 
में दिव्य ऋष्धिशाली देव बना । 


३ श्रावक चुलनीपिता : 


चुलनीपिता वाराणसी का एक अति भव सम्पन्न गृहस्थ था। खेती, व्यापार 
गोपालत सन्नी कुछ था उसके पास । घर में सोते और अन्न के भण्डार भरे हुए 
थे । उसकी पत्नी का नाम प्यासा था। इयामा विनम्र एवं सरल स्वाभादी थी । 
पति-पत्नी दोतों का चारों ओर सम्मान था । 


एक बार भगवान्‌ महावीर ग्रामानुग्राम विहार करते हुए वाराणसी पधारे । 
चुलनीपिता को जब भगवांन के आगमन का समाचार मिला तो वह भगवात्‌ के 
दर्शता्थ उनके संमंवसररण में पहुंच गया । भगवान्‌ ने अपने प्रवेचन में जीवन 
का भहत्व बताते हुएं धर्माचरणा द्वारा उसे संस्कारित. करने का मार्ग बताया । 
भगवान्‌ ने अनगार धमम एवं सागार धर्म का भी विवेचन किया। भगवान्‌ का 
धर्मोपदेश सुनकर चुलनीपिता ने श्रावक धर्म स्वीकार कर लिय। और उसकी 
पत्नी श्थामा ने भी अपने पति का अनुसरण किया । 


एक दिन उसने घर का सब भार अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंप दिया और स्वयं 
निवृत्त हो पौषधशाला में आकर साधु की भांति रहकर धर्म-घ्यान में लग गया । 
अपने धर्मे-ध्यान में उसे उपसर्मों को भी सहन करना पड़ा । वह धमं-ध्यान में 
विचलित भी हुआ किन्तु अपनी दुर्बलता पर पश्चाताप करता हुआ अत-दोष 


की आलोचना की, अच्तःकरण की शुद्धि कर मन को फिर से निर्मेल और सरढ 
बनाया । 


धर्माराधना के पथ पर बढ़ते हुए चुलनीपिता ने ग्यारह श्रावक प्रतिमाओं 
का निर्दोष आराधन किया। अंत में समाधिपूर्वक देह त्याग कर सौधमे-कह्प में 
अरुणनाभ विसान में दिव्य ऋद्धि वाला देव बना । 


४ श्रावक सुरादेव : 


सुरादेव वाराणसी का निवासी था। उसके पास अपार धन खेती तथा 


गौधन था । उसकी पत्नी का नाम. घन्या था। उसके तीन पुत्र थे । नगर में 
उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी ॥ 


२४८ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


एक बार भगवान्‌ महावीर वाराणसी पधारे। सुरादेव ' कोष्ठक चैत्य में 
भगवा के दरशनार्थ गया । भगवान्‌ की विव्य वाणी सुनकर उसने श्रावक धर्म 
स्वीकार किया | पति की प्रेरणा से पत्नी धन्या ने भी श्रावक धर्म ग्रहण किया 
और  धर्माराधना में लग गया । 


एक दिन उनने घर का सब भार अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंप दिया और 
स्वयं पौषधशाला में आकर श्रावक धर्म की साधना रूप स्वाध्याय, ध्यान, प्रति- 
क्रमण-पौषध एवं कायोत्सगे में समय व्यतीत करने लेगा । 


अपनी धर्म-साधना में सुरादेव मायावी देव द्वारा छला गया । सुरादेव को 
अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ । अपनी भूल पर उसने पश्चात्ताप व आलो- 
चना की । जीवन की अंतिम घड़ियों में वह पूर्ण विदेह भाव की साधना में 
रमण करने का प्रयास करता रहा । श्रावक प्रतिमाओं की आराधना करता 
हुआ अन्त में समाधिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हुआ और सौधर्म कल्प में समृद्धिशाली 
देव बना । 


५ श्रावक चुल्लशतक : 
चुल्लशतक आल भिका नगरी का निवासी था और अपार धन-वैभव का 


स्वामी था | उसकी पत्नी का नाम बहुला था । वह बड़ी घम प्रिय और भादझं 
पतिअता थी ह 


एक वार भगवाध्‌ महावीर आलंभिका नगरी पधारे। त्ागरिकों के साथ 
चुल्लशतक भी भगवान्‌ के दर्शन करने गया । भगवान्‌ के उपदेश से प्रभावित 


होकर उसने श्रावक के बारह द्रत ग्रहण किये । उसकी पत्नी भी श्राविका बन 
गई । 


कुछ वर्ष बाद चुल्लशतक ने सब भार अपने उ्येष्ठ पुत्र को सौंप दिया और 
निवृत्ति लेकर एकांत में धर्म साधना में लीन हो गया । जैसा कि होता है- 
व्यकित जब पूर्ण निष्ठा के साथ यदि किसी शुभ कर्म में प्रवृत्त होता है तो उसमें 
वाधायें श्राती ही हैं । चुल्लशतक के साथ .भी ऐसा ही हुआ । वह भी धन श्रौर 
पुत्रों की माया में फंसकर छला गया । इस पर उसे पश्चातापं हुआ और अपनी 
कमजोरी को दूर करने का संकल्प कर पुनः धर्माराधना में जुट गया । उंसने 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावीरस्वामी : २४४ 


ग्यारह प्रतिमाओं की आराधना की । वीस ब्ष तक श्रावक धर्म का पालन कर 
समाधिपूर्वक देह त्याग किया और सौधर्मकल्प में अरूण शिष्टदेव बना । 


६ श्रावक कुण्डकौलिक : 

कुण्डकौलिक गाथापति कम्पिलपुर का निवासी था। वह धतादय तो था 
ही, तगर में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा और कीति भी थी । गरीब और असहाय 
लोगों के लिये उसके घर के द्वार सदेव खुले रहते थे । उसकी पत्ती का नाम 
पुष्पा था जो उदार विचारों की रूपवतती नारी थी । 


एक बार भगवान्‌ महावीर कम्पिलपुर पधारे । गाथापति कुण्डकौलिक उनके 
दर्शनार्थ गया और उपदेशामृत का पान कर श्रावक के बारह गत स्वीकार 
किये । वह जिन प्रवचन में न केवल अत्यन्त श्रद्धालु ही था, किन्तु एक अच्छा 
ताकिक और वाकपदु श्रावक रूप में भी वह प्रसिद्ध था। 


श्रपनी धर्मसाधना में अपनी ताकिक बुद्धि से एक देव को भी उसने निरूत्तर 
कर दिया था। भगवान्‌ महावीर जब कम्पिलपुर पधारे तो उन्होंने कुण्डकौलिक 
की इस साधना की सराहना की । 


कुण्डकौलिक चौदह वर्ष तक श्रावक घम्मे की निर्दोष आराधना करता हुआ 
धर्म साधना में प्रगतिशील बना । अंत में घर का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंप 
कर पुर रूप से निवृत्ति प्राप्त की और पौषघशाला में रहकर उसने ग्यारह 
प्रतिमाओं की आराधना की | मासिक संलेखंना की और पूर्ण समाधिभाव के 
साथ आयुष्य पूर्णोकर सौधमंकल्प में उत्पन्त हुआ । 


७ आवक शकडाएलपत्र 


शकडालपुत्र पोलासपुर का एक धनाढ्य कुंभकार था । उसके पास अपार 
घन सम्पदा थी | नगर में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा और सम्मान था। उसकी 
पत्नी का नाम भग्निमिन्ना था । वह रूपवती के साथ ही शीलवत्ती भी थी ।., 


पोलासपुर में भगवान्‌ महावीर के आगमन की सूचना देववाणी हारा पूवे 

में ही मिल गई थी । भगवान्‌ महावीर के पोलासपुर आने और सहस्थाम्रवन में 
रने की सूचना पाकर वह भी भगवान्‌ की धर्मसभा में पहुंचा और वंदना 
कर उपदेशामृत पान करने लंगा। प्रवचन समाप्ति पर भगवांन्‌ -महांवीर ने 


२५० : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


शकडालपुत्र से देववाणी विषयक चर्चा की ओर इसके प्रभाव से उसने श्रावक 
के बारह ब्त ग्रहण कर लिये तथा जीवन में विविध प्रकार-की -मर्यादाओं को 
स्वीकार किया | घर भ्राकर उसकी पत्नी को जब सब हाल सुनाया तो वह 
भी आनंदित हो उठी और भगवान्‌ के दर्शन किये, देशना सुनी और फिर 
श्लावक के द्वादश क्षतों को ग्रहण किया । 


अपनी घर्म साधना में एक वार वह असफल रहा । फिर पत्नी अग्लिमित्रा 
की प्रेरणा से खोया हुआ धैय॑ प्राप्त किया । भन में पत्नी के प्रति रहे अनुराग 
को दूर करते हुए मन को सुदृढ़ किया । ग्यारह प्रतिमाओं का आचरण करते 
हुए अंतिम समय में श्रनशन फ़र समाधिपूर्वक देह त्याग कर वह सौधमे-कल्प 
में देवता बना । 


८ श्रावक महाशतक : 


सहाशतक राजगृह का-निवासी था। वह समुद्ध और प्रतिष्ठित गाथापति 
था । उसके त्तेरह पत्नियां थी, जिनमें रेवती प्रमुख थी । महाशतक विचारशील, 
धर्म प्रिय एवं शांत प्रकृति का गृहस्थ था। 'सादा जीवन उच्च विचार' में ही 
उसका विश्वास था । 


एक बार भगवान्‌ महावीर राजग्रह पधारे । महाशतक ने उनका धर्मोपदेश 
सुना और श्रावक के द्वादश अत स्वीकार किये | परिग्रह परिमाण करते समय 
रेवती आदि तेरह पत्तियों के अतिरिक्त अन्नह्नचर्य सेचन का त्याग किया । जीव- 


अजीव आदि तत्व का परिज्ञान कर वह संयम एवं श्रद्धापूवेक जीवनयापन करने 
लगा । 


स्वछन्द रूप से पति के साथ भोग को इच्छा से रेवती ने अपनी बारह 
सोतों को समाप्त कर दिया १ रेवती के दुष्ट स्वभाव का कारण -- उसका सांस 
मदिरा सेवी होता था। मांस मदिरा के अधिक सेवन से उसकी प्रति और 
अधिक कामुक और कर हो गई ।-एक वार राजा द्वारा प्राणी वध निषेध घोषित 
करने पर रेवती ने अपने ही गोकुल में से बछड़े मारकर खाने की व्यवस्था की । 
इससे बढ़कर उसकी मांस लोलुपता का उदाहरण और क्या हो सकता था 


अँत में महाशतक को रेवती की दुष्टता का पता चल ही गया । उसे अपनी- 
पत्ती से घृणा "हो गई। उसने पत्नी को समभाने का प्रयास भी किया किन्तु 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावीरस्वामी : २५१ 


कहीं पके घड़े पर मिट्टी ठहरती है ? वह नहीं मानी | महाशतक सांसारिक 
भ्ोगों के प्रति उदासीन हो वह्‌ अपना अधिकांश समय घर्माराधना में ही व्यत्तीत 
करता था । 


एक रात वह॒पौषधणाला में बेठा चिन्तत कर रहा था, तभी वहां रेवती 
आकर काम-याचना करने लगी । उसने हर प्रकार से महाशतक के समक्ष अपनी 
इच्छा प्रकट की किन्तु महाशतक प्रतिमा की भांति मौन बैठा रहा अंत में रेवती 
वापस चली गई । रेवती अपने प्रयासों में सफल नहीं हुई और मंत में मरकर 
रत्लप्रभा नरक के लौलुच्युत नरकावास में उत्पन्त हुई। 


उन्हीं दिनों भगवान्‌ महावीर विहार करते हुए राजमृह पधारे और 
गौतम स्वामी को सम्बोधित कर कहा-- कि इस नगर में महाशतक श्रावक 
मारणांतिक संलेखता ग्रहण कर समाधिपुृर्वक जीवन मरण के प्रति उदासीन 
हुआ धर्म साधना कर रहा है । वह बड़ा दुढ़धर्मी है किन्तु उसने इस 
संलेखना व्रत की उच्चतम स्थिति में एक अकल्पनीय काय्ये कर डाला है। 
अपती पत्नी रेवती के असद्व्यवहार से क्षुब्ध होकर उसने अवधिज्ञाव से 
जानकर एक सत्य तथ्ययुकत होते हुए भी बहुत ही कठु, अप्रिय, अमनोज्ञ ' 
कथन किया है। जिसे सुनकर रेवती के हृदय को पीड़ा हुईं। श्रावक को 
मारणांतिक संलेखता के समय ऐसा अमनोज्ञन कथन नहीं करना चाहिये । 


अतः तुम उसके पास जाओ और उसे सब समझाकर अपने कटुवचन के लिये 
आलोचना भ्रायश्चित करने को तैयार करो । 


गौतम स्वामी महाशतक के पास गये और सब कुछ स्पष्ट किया । महा-- 


शतक को अपनी भूल का ज्ञान हुआ । उसने सरलता से गौतम स्वामी के सामने 
आलोचना की, प्रतिक्रमण किया और अपनी आत्तमा को शुद्ध चताया । 


बीस वर्ष तक आत्म साधना करते हुए महाशत्क ने समाधिपर्वेक प्राण 
त्याग किये | बह सोधम के अरुणावतंसक विमान में देवरूप में उत्पस्त हुआ । 


8 आवक नन्दिनीपिता : 


नन्दितीपिता श्रावस्ती का निवासी था। स्वरुमुद्राओं का धनी था और 


४ गौगअज का स्वामी था। नग्रर में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा और सम्मान था । 
उसकी पत्नी का नाम गश्विनी था। पति-पत्नी दोनों 


ही भगवान्‌ महावीर के 
निंष्ठावान उपासक और अतधारी श्रावक थे | 


२५० : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


शकडालपुत्र से देववाणी विषयक चर्चा की और इसके प्रभाव से उसने श्ावक 
के बारह थ्रत ग्रहण कर लिये तथा जीवन में विविध प्रकार की मर्यादाओं को 
स्वीकार किया । घर श्राकर उसकी पत्नी को जब सब हाल सुनाया तो वह 
भी आनंदित हो उठी और भगवान्‌ के दर्शन किये, देशना सूती और फिर 
श्राबक के द्वादश झ्तों को ग्रहण किया। 


अपनी धर्म साधना में एक बार वह असफल रहा | फिर पत्ती अग्निमित्रा 
की प्रेरणा से खोया हुआ धैर्य प्राप्त किया | मन में पत्नी के श्रति रहे अनुराग 
को दूर करते हुए मन को सुद॒ढ़ किया । ग्यारह प्रतिमाओं का आचरण करते 
हुए अंतिम समय में अनशन क़र समाधिपूर्वक देह त्याग कर वह सोधमे-कल्प 
में देवता बना। 


८ श्रावक महाशतक : 


सहाशतक राजगृह का निवासी था | वह समृद्ध और प्रतिष्ठित गाथापति 
था १. उसके ते रह पल्लियाँ-थी, जिनमें रेवती प्रमुख थी । महाशतक विचारशील, 
धर्म प्रिय एवं शांत प्रकृत्ति का ग्हस्थ था। सादा जीवन उच्च विचार' में ही 
उसका विश्वास था । 


एक बार भगवान्‌ महावीर राजगृह पधारे.। महाशतक ने उनका धर्मोपदेश 
सुना और श्रावक के द्वादश ग्रत स्वीकार किये । परिग्रह परिमाण करते समय 
रेवती आदि तेरह पत्तियों के अतिरिक्त अन्नह्मचय सेवन का त्याग किया । जीव- 


अजीव आदि तत्व का परिज्ञान कर वह संयम एवं श्रद्धापू्वक जीवनयापन करने 
लगा । 


स्वछुन्द रूप से पति के साथ भोग की इच्छा से रेवती ने अपनी बारह 
सोतों को समाप्त कर दिया १ रेवती के दुष्ट 'स्वभाव-का कारण -- उसका मांस 
मदिरा सेवी होना था ॥ मांस मदिरा के अधिक सेवन से उसकी प्रकृति और 
अधिक कामुक गौर ऋूर हो गई । एक बार राजा द्वारा प्राणी वध निषेध घोषित 
करने पर रेवती ने अपने ही गोकुल में से बछड़े मारकर खाने की व्यवस्था की | 
इससे वढ़कर उसको मांस लोलुपता का उदाहरण और क्या हो सकता था 


अंत में महाशतक को रेवती की दुष्टता का पता चल ही गया । उसे अपनी. 
पत्ती से घृणा हो गई। उसने पत्नी को समभाने का प्रयास भी किया किन्तु 


विश्वज्योति भगवान्‌ महावीरस्वामी : २५१ 


कहीं पके घड़े पर मिट्टी ठहरती है? वह नहीं मानी | महाशतक सांसारिक 
भोगों के प्रति उदासीन हो वह अपना अधिकांश समय घर्माराधना में ही व्यतीत 
करता था । 


एक रात वह पौषधश्ञाला में बैठा चिन्तत कर रहा था, तभी वहां रेबती 
आकर काम-याचना करने लगी । उसने हर प्रकार से महाशतक के समक्ष अपनी 
इच्छा प्रकट की किन्तु महाशतक प्रतिमा की भांति मौन बैठा रहा अंत में रेवती 
वापस चली गई । रेवती अपने प्रयासों में सफल नहीं हुई और अंत में मरकर 
रलप्रभा नरक के लौलुच्युत नरकावास में उत्पन्न हुईं । 


उन्हीं दिनों भगवान्‌ महावीर विहार करते हुए राजगृह पधारे शौर 
गौतम स्वामी को सम्बोधित कर कहा-- कि इस नगर में महाशतक श्रावक 
मारणांतिक संलेखना ग्रहण कर समाधिपूर्वंक जीवन मरण के प्रति उदासीन 
हुआ धर्म साधना कर रहा है । वह बड़ा दृढ़धर्मी है किन्तु उसने इस 
संलेखना अत की उच्चतम स्थिति में एक अकल्पनीय कार्य कर डाला है। 
अपनी पत्नी रेवती के असद्व्यवहार से क्षुब्ध होकर उसने अवधिज्ञान से 
जानकर एक सत्य तथ्ययुक्त होते हुए भी बहुत ही कु, अप्रिय, अमनोज्न / 
कथन किया है। जिसे सुनकर रेवती के हृदय को पीड़ा हुई। श्रावक को 
मारणांतिक संलेखना के समय ऐसा अमनोज्ञ कथन नहीं करना चाहिये । 


अतः तुम उसके पास जाओो और उसे सब समझाकर अपने कठुबचन के लिये 
आलोचना प्रायश्चित करने को तैयार करो । 


गौतम स्वामी महाशतक के पास गये और सब कुछ स्पष्ट किया । महा- 
शतक को अपनी भूल का ज्ञान हुआ । उसने सरलता से गौतम स्वामी के सामने 
आलोचना की, प्रतिक्रमण किया और अपनी आत्मा को शुद्ध बनाया । 


बीस वर्ष तक आत्म साधना करते हुए महाशतक ने समाधिपवेक प्राण 
त्याग किये । वह सौधम के अरुणावतंसक विमान में देवरूप में उत्पन्त हुआ। 


8 श्रावक नन्दिनीपिता : 


नन्दिनीषिता श्रावस्ती का निवासी था। स्वराुंमुद्राओं का धती था और 
४ गौअज का स्वामी था। नगर में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा और सम्मान था । 


उसकी पत्नी का नाम अदिवनी था । पति-पत्नी दोनों ही भगवान्‌ महावीर के 
निष्ठावान उपासक और जतधारी श्रावक थे । 


२५२ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


चौदह वर्ष तक उसने श्रावक धर्म का निर्दोष पालन किया । पन्द्रहवें वर्ष 
में उसने घर का सब भार अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंपा और पौपधशाला में जाकर 
धर्म-भाराधना में लीन हो गया । यही उसके मन में श्रावक की ग्यारह प्रति- 
माओं का आचरण करने का संकल्प जागा । ग्यारह प्रतिमाओं की आराधना 
में कुल ६६ माह लगते हैं। उसने यह कठोर तपश्चरण भी किया जिससे उसका 
शरीर अत्यन्त दुबंल और क्षीण हो गया । 


अंत में एक माह की संलेखनापुर्वक देह छोड़कर वह सौधमंकल्प के अरूण- 
गण विमान में देव रूप में उत्पन्न हुआ । 


१० श्रावक सालिहीपिता : 


सालिहीपिता श्रावस्ती का निवासी था। वह बहुत ही ऋद्धि संपन्‍त और 
व्यवहारकुशल था | श्रावस्ती के ८ प्रमुख कोटिपतियों में उसकी गणना की 
जाती थी | उसकी पत्नी का नाम फाल्गुनी था । फाह्गुनी बड़ी धर्मशीला और 
पतिग्मता नारी थी । 


एक बार भगवान्‌ महावीर श्रावस्ती पधारे । नागरिकों के साथ सालिही- 
पिता भी उनके दर्शन करने गया । उपदेश सुनकर उसने बारह ब्तों को घारण 
किया । वाद में फाल्गुनी ने भी भगवान्‌ की धर्मंसभा में जाकर उपदेश सुना 
ओर श्रावक धर्म स्वीकार किया । 


एक दिन अपने ज्येष्ठ पुत्र को सब भार सौंप कर वह पौषधशाला में श्रा 
गया ओर वहीं एकांत में विविध प्रकार से ध्यान प्रतिक्रमण स्वाध्याय आदि 
करता रहा उसने अनेक प्रकार की तपश्चयएँ भी की । श्रावक की ग्यारह 
प्रतिमाओं का भाराधन किया। अंत में समाधिपूर्वंक देह त्यागकर सौधर्मकल्प 
के अरुणकील विमान में देवता बना । 


ढ. 70 -<4 % हा €ण <;॥ 


डी 


१०. 
११. 
१६२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६ 


पृछ, 
श्८, 
१६. 
२०, 


संदर्भ ग्रन्थादि को सूची 


अभिधान चिंतामणि 

अमरकोष 

अंतगड़ दशा 

आगममों में तीर्थंकर चरित्र - पं० श्री उदय मुनि 
आचारांग सूत्र 

आदिपुराण-जिनसेन 

आवश्यक चूणि -जिनदास 

आवश्यक निर्युक्ति - मलयगिरिवृत्ति 
आबद्यक हारशिभद्रीय 

आवश्यक भाष्य 

उत्तरपुराण - आ. शुभचनद्र 
उत्तरपुराण - गुणभद्राचार्ये 
उत्तराध्ययन 


उत्तराध्ययन - सुखबोध 
ऐतिहासिक काल के तीन तीर्थंकर - आ० श्री ह॒स्तीमलजी म० 
ऋषभदेव : एक अनुशीलन - प्रथम एवं द्वितीय संस्करण 


-+प्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री 
कल्पलता ह॒ 


कल्पद्रमवलिका 
कल्पसूचर - पुण्यविजय जी 
कल्पसूत्र - किरणावली 


२५४ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


२१. 
२२. 
श्र. 
२४. 
२४. 
२६. 
२७. 
श्८, 
२८६. 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
३४. 
३५. 


३६. 


३७, 
इ्८, 
रद, 


४०. 


४१. 


४२. 
४३. 
४४. 
४५. 


चउपन्‍्न महापुरिस चरिय॑ - शीलांकाचार्य 

चौबीस तीर्थंकर : एक पय्यवेक्षण - श्री राजेन्द्र मुनि 
जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति 

जम्बृद्वीप प्रज्ञप्ति - वृत्ति 

जस्वृद्वीप प्रज्ञप्ति - श्री श्रमोलक ऋषि 

जैनागम स्तोक संग्रह - श्री मगनलालजी म० 

जैन धर्म - मुनि श्री सुशीलकुमारजी स० 

जैन धर्म का मौलिक इतिहास भाग - १ आ० श्री हस्तीमलजी म० 
जैन कथा माला भाग २, ३, ५ श्री मधुकर मुनि 
जैन साहित्य संशोधक 

ठाणांग सूत्र 

तत्वार्थ सूत्र 

तिलोय पण्णत्ति 

तीर्थंकर चरित्र भाग १, २, ३, श्री रतनलाल डोशी 
तीर्थंकर महावीर - श्री मधुकर मुनि व अन्य 
त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र 

दशवेका लिक सूत्र - श्रगस्त्य चूणि 

दशवैका लिक नियुक्ति 

निरयावलिका 

पउम चरियं 

पाएवनाथ चरित्र - मालदेव 

पाश्वेनाथ चरितम्‌ - हेमविजयगरिग 

प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुप और महिलाएं - डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन 
भगवती शतक 

भगवती सूत्र 


०६. 
४७. 


४. 
प्र०. 
४१. 
५२. 
५३. 
५४, 
५४. 
५६, 
प्र, 
45] 
श्दे. 


६१. 
२. 
६३. 
६४, 
६५. 
६६. 


संदर्भ प्रन्थादि को सूची : २५४ 


भगवान्‌ अरिष्टतेमि और कर्मयोगी श्रीकृष्ण - श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री 
भगवान्‌ पादवे : एक समीक्षात्मक अध्ययन - श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री 
भगवान्‌ महावीर का आदर्ण जीवन - जैन दिवाकर श्री चौथमलजी म० 
भारतीय सृष्टि विद्या-डॉ. प्रकाश 

महापुराण - जिनसेनाचार्ये 

महावीर चरित्र - गूर॒चंद्र 

महावीर चरित्र - नेमिचंद्र 

वासुदेव हिण्डी - खण्ड १ भाग २ 

शब्दरत्न सम० कोष 

श्रीमद्भागवत - गोरखपुर 

सत्तरिसयद्वार 

समवायांग - सुनिश्री कन्हैयालाल 'कमल' 

समवायांग 

सर्वार्थ सिद्धि 

सिद्धांत संग्रह 

सिरिपासणाह चरिय॑ - देवभद्वसूरि 

स्थानांगसूत्र वृत्ति 

स्थानांग सूत्र - मुनि श्री कन्हैयालाल 'कमल' 

हरिवंशपुराण 

ज्ञाताघमे सूत्र 

जशाताधम कथा 


“ज्ञयध्चज प्रकाशन समिति के सदस्यों की नामावलोी” 





कक नास निवास वतन 





चंश-परम्परागत सदस्य : 


१. श्रीमान्‌ सुगतचन्दजी प्रेमचन्दजी श्रीमाल रायपुर [म, प्र.] सियाट 
२, ,» लालचन्दजी मरलेचा मद्रास सोजत रोड़ 
३. ». भांगीलालजी चम्पालालजी गोटावत बैंगलोर सोजत सीटी 
४... ,» जब्रचन्दजी रतनचन्दजी बोहरा. मद्रास कुचेरा 
५. » मिश्रीलालजी लूणकरणजी नाहुर लखनऊ कुचेरा 
६. » जैवरीमलजी सज्जनराजजी बोहरा बैंगलोर व्यावर 
७. » नेमीचन्दजी प्रेमचन्दजी खींचा बैंगलोर व्यावर 
- प... » सुगालचन्दजो सिधवी मद्रास सियाट 
' आजीवन 
१. श्रीमाच्‌ फूलचन्दजी लुणिया बेंगलोर_ पिपलिया 
२ »' भवेरलालजी विनायकिया पद्रास करमावास [पट्टा] 
डर »  रणजीतमलजी मरलेचा पद्रास' सोजत रोड 
४... , पस्नालालजी सुराणा मद्रास कालाउंनी 
प्र » लालचन्दजी डागा मद्रास. रायपुर 
दर ए भंवरलालजी गोठी मद्रास ब्यावर 
७ ” रिघकरणजी बेताला मद्रोस। . कुर्चेरा 
छः 


» मोंहंमलालजी चौरड़िया मद्रास... नागौर 


२५४८ : जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 


दे... श्रीमान्‌ अमोलकचन्दजी सिंघवी 


१०. 


११. 


१२. 
१३. 


१४. 


१५. 


१६. 
१७. 


१८, 


१४. 
२०. 
२१. 
२२. 


श३. 


एड, 
२५. 
२६. 
२७. 
र्‌प. 
रद. 
३०. 
३१. 
३२. _ 
हरे: 
है४.. 


राजमलजी मरलेचा 
कपूरचन्दजी भाई 
सम्पतराजजी सिंघवी 
फतवैहचन्दजी कटारिया 
भंवरलालजी डूंगरवाल 
पारसमलजी सांखला 
मोतीलालजी मूथा 
जुगराजजी बरमेचा 
नथमलजी सिघवी 
केवलचन्दजी बापना 
रिखबचन्दजी सिधवी 
मोहलालजी कोठारी 
भानी रामजी सिंघवी 
चाँदमलजी कोठारी 
घनराजजी बोहरा 
जंगलीमलजी भलगट 
क्रम रमलजी भलगठ 
हस्तीमलजी वरणिगगोता 
रंगलालजी रांका 
प्राणजीवन भाई 
रसिकलाल भाई 
शांतिलाल भाई 
रजनीकान्त भाई 
जवाहरलालजी बोहरा 
हीरालालजी बोहरा 


मद्रास सियाट 
मद्रास सोजत रोड़ 
मद्रास सौराष्ट्र 


रायपुर सियाट 


बेंवलोर देवलीकला 


मद्रास करमावास [मांलिया] 


बैंगलोर सांडिया 
बेंगलोर रास 
मद्रास बटबड़ा 
मद्रास सियाट 
मद्रास भागेवा 


तिर्वेलोर सियाट 
विरंचीपुरम्‌ विरांटिया 


तिरुवेलोर सियाट 
बैंगलोर रायपुर 
बैंगलोर ब्यावर 
' भंडोरा - रीयां 
भंडारा रीयां 
' बैंगलोर दासपा 
पट्टाभिराम कुशालपुरा 
बस्बई सौराष्ट्र 
बम्बई सौराष्ट्र 
बम्बई सौराष्ट्र 
- बम्बई - सौराष्द्र 
 रत्नागिरी रोयां 


! रॉबर्टसनपेट... ब्यावर 


जयघ्चज प्रकाशन समित्ति फे सदस्यों की तामावन्नी : २४६ 


प्र, श्रीमान्‌ जैवन्तराजजी लुणिया 


१६. 
४७, 
फैफ, 
३४६. 
४०. 
४१, 
४२. 
४३. 
'४ढ, 
४४५. 
४६. 
४७. 
डए. 
डे, 
५०. 
४१. 
५२. 
५१. 
प्र, 
४०६ 
५६. 


४७. 
श्फ, 
रद 
६०. 


जे 


श्र 


जब रचन्दजी बोकड़िया 
पुखराजजी बोहरा 
गजराजजी मेहता 
मीठालालजी बोहरा 
भीखमचन्दजी गादिया 
पारसमलजी बोहरा 
चुम्पालालजी बोहरा 
भेरलालजी बोहरा 
जुगराजजी चौपड़ा 
मोतीलालजी चोपड़ा 
मांगी लालजी बोहरा 
धर्मंचन्दजी बोहरा 
माणकचन्दजी मूथा 
भीखमचन्दजी बोहरा 
जबरचन्दजी बोहरा 
जँवंतराजजी गादिया 
सेंसमलजी सेठिया 
किशनलालजी मकाणा 
लूणकरणाजी सोनी 
भंवरलालजी कोठारी 
लालचंदजी:श्रीक्षीमाल 
मिश्रीमलजी छाजेड़ 
सम्पतराजजी सिघवी 
शातिलालजी सांखला 
हस्तीमलजी गादिया 


मद्रास चंडावल 
मद्रास खांगरटा 
मद्रास सत्यपुर 
मद्रास सत्यपुर 
मद्रास तत्यपुर 


तिस्वेलोर सत्यपुर 
तिस्वेलोर सत्यपुर 
मद्रास सत्यपुर 
उत्तकोदा सत्यपुर 


मद्रास सत्यपुर 
उत्तकोटा. सत्पपूर 
मद्रास सत्यपुर 
मद्रास सत्यपुर 
मद्रास संत्यपुर 


पट्टाभिराम सत्यपुर 
पट्टाभिराम॑ सत्यपुर 


मद्रास सत्यपुूर 
बंगलोर. कंटालिया 
दोड़बालापुर हाजीवास' 
भिलाई ेल्‍ 
व्यावर खांगटा 
ब्यावर गिरी 
बैंगलोर बलाड़ा 
तिरवेल्ीर सियाह 
तिस्वेलोर सांडिया 


मद्रास सांडिया 


२६० : जैन घर्म का संक्षिप्त इतिहास 


६१. 
६२. 
६३५ 
द्डे, 
६४. 
६६. 
६७, 
द्प, 
हि 
७०. 
७१- 
७२. 
७३. 
७४. 


दुलीचन्दजी चौरडिया 
इन्द्रचन्द्रजी सिंघवी 

पारसमलजी बागचार 
जवाहरलालजी चौपड़ा 


शांतिलालजी गांधी 
देवीचन्दजी सिघवी 


रतनलालजी बोहरा 
पारसमलजी बोकड़िया 
पूसालालजी कोठारी 
अमरचन्दजी बोकड़िया 
दीपचन्दजी बोकड़िया 
केवलचन्दजी कोठारी 
चनमलजी सुराणा 
जुगराजजी कोठारी 


- मद्रास 
मद्रास 


मद्रास 
अमरावती . 


बम्बई 
मद्रास 


केलशी 
मद्रास 
खांगठा 
मद्रास 
मद्रास 
मद्रास 
मद्रास 


नोखां 
सिगद्याट 
कुचेरा 
पीपाड़ 
पीपोड़ 
सियाद: 
पीपाड़” 
खांगटा 
खांगटा: 
खांगटा 
खांगटा 
खांगटा' 
कुचे रा 


मद्रास: खजवाणा 


